विश्व-इतिहास 


(प्राचीन काल) 


डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी 


तृतीय संस्करण - 4988 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी समिति प्रभाग) 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ 


हिन्दी समिति-पग्रन्थमाला-५४ 


विश्व-इतिहास 


(प्राचोन काल) 


जे 


लेखक 


डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी 
भूतपूर्व उपकुलपति, सागर विश्वविद्यालय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी समिति प्रभाग) 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ 


विदव-ह तिहास 


प्रथम संस्करण ]962 
द्वितीय संस्करण 968 
तृतीय संस्करण 988 

मूल्य रु० 75 

मुद्रक-- 

शान सिक्‍योरिटी प्रेस (प्रा०) लि० 


बी० एन० रोड चौलक्खी 
लखनऊ 22600व 


प्रकाशकीये < 


इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय डॉ० राम प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा 
रचित ''विश्व-इतिहास (प्राचीन काल)” का प्रकाशन सर्वप्रथम सन्‌ 962 ई० मे 
उत्तर प्रदेश शासन की तत्कालीन हिन्दी समिति द्वारा किया गया था। 

उसके बाद सन्‌ 968 ई० मे उसी समिति के द्वारा इस ग्रन्थ का द्वितीय 
सस्करण प्रकाशित किया गया था । ह 

फिर सन्‌ 977 में वह समिति इस सस्थान मे विलीन कर दी गई। 
इधर इस्न ग्रन्थ का वह द्वितीय सस्करण भी समाप्त हो गया और इस पुस्तक की मांग 
बढती गई। अतः अब इस सस्थान के तत्त्वावधान मे इस ग्रन्थ का यह तीसरा 
सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 

हिन्दी समिति के तत्कालीन सचिव श्री लीलाधर शर्मा “पर्वतीय” ने द्वितीय 
संस्करण को प्रकाशित करते समय ये शब्द अंकित किये थे - 

"इसके लेखक समिति के भूतपूर्व _तथा प्रथम अध्यक्ष डॉ० राम प्रसाद 
त्रिपाठी हैं। आप इतिहास के प्रकाण्ड विद्दान और अपने विषय के मर्मज्ञ है। आप 
ने प्राचीन जगत की प्रतापी हिटटी, मिट्टनी, असीरियाई, मिस्री, यहूदी, 
सुमेरियन, सिन्धुघाटीय, आर्य- ईरानी, रोमन, यूनानी तथा चीनी मानव-जातियो के 
क्रम-विकास का थोडे मे वर्णन कर गागर मे सागर भरने का सफल प्रयास किया 
है। 

दुर्भाग्यवश डॉ० त्रिपाठी जी इस बीच असार ससार से विदा लेकर परम 
पिता परमात्मा की शरण मे चले गये है। अतः उनकी पुनीत स्मृति मे श्रद्धा के ये 
पुष्प अर्पित करते हुये इस ज्ञानवर्धक ग्रन्थ का यह तीसरा सस्करण प्रकाशित किया 
जा रहा है| 

मुझे आशा और विश्वास है कि इस ग्रन्थ को पहले से भी अधिक 
लोकप्रियता मिलेगी और इस का सर्वत्र स्वागत होगा । 


(। 


लखनऊ 
5 अप्रैल, सन्‌ 988 ई० भक्त दर्शन 
कार्यकारी उपाध्यक्ष, 
उत्त्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान 


लखनऊ 


विषय-सूची 


प्रावकथन 
मूमिका 
प्रथम खण्ड 


« मेसोपटेमिया 

* मिस्र 

. हिट़नी और मिट्ठनी 

. भिम्र साम्राज्य के नये यृग का उत्थान और पतन 
५. रोम 

« भारतवर्ष 


द्वितीय खण्ड 


« क्रीट टाप ह 
: ग्रीस 
« ईरान 
१०. 


चीन 

अनुक्रमणिका 

मानचित्र १, २, ३, ४, ५ 
चित्रावली (अन्त में) 


११ 
१३ 


१९ 
३२ 


७६ 
१६८ 


२१७ 
२२० 
२९५ 
३३५ 
४०९ 
४१७ 


अक्कथन 


राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक आदि घटनाओं तथा प्रवृत्तियों 
के समन्वय से इतिहास की रूपरेखा बनती है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध इतना 
घनिष्ठ है कि एक अग का भी अभाव होने से इतिहास विकृृत-सो हो जाता है । 
' उपर्युक्त मानवीय व्यापारों की उत्पत्ति और उनका विकास प्रत्येक देश, प्रदेश, 
भूमि-भाग आदि की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता है । प्रकृति और मानव 
की क्रियाओ और प्रतिक्रियाओं से इतिहास का विकास होता है । साधारण 
पाठकों के लिए संक्षिप्त, सुहम और छोटे आकार में छः सहस्र वर्षो के इतिहास का 
लेखा-जोखा प्रस्तुत करना. एक प्रकार का दु साहस है । इसी कठिनाई से बचने 
के लिए लेखक इतिहास के एक अग का ही वर्णन करना सतोषजनक समझते 
है। किन्तु अंग-विशेष के सुक्ष्मतम वर्णन से भी व्यक्ति का स्वरूप मूर्तिमान्‌ नही 
होता, उसी प्रकार मानव-व्यापार के किसी विशेष अग के वर्णन से इतिहास का 
स्वरूप प्रकट नही होता । लाचार, छोटे चित्र के भी निर्माण करने के लिए 
इतिहास के मुख्य अंगो की उपेक्षा नही की जा सकती । स्थान तथा समय के 
अभाव में यह अनिवाय हो गया कि ऐतिहासिक प्रवाह की भोटी तथा महत्त्वपूर्ण 
घटनाओ और विषयों पर ही ध्यान रखा जाय । और जहाँ कही उचित हो ऐसे 
सकेत कर दिये जाये जिनसे पाठकों की कल्पना एवं उत्सुकता को कुछ उत्तेजना 
प्राप्त हो और उन्हे अधिक जानने की प्रेरणा हो । 
पुरातन इतिहास से सम्बन्धित नवीन सामग्री कभी कमी निकलती रहती है, 
जिससे प्रचलित विचारों में काट-छाँट होती जाती हैं। कभी कमी नये दृष्टिकोण 
भी -उयस्थित हो जाते है । अत. यह आवश्यक हो जाता है कि यदि हो सके तो 
प्रति पाँच या दस वर्ष के वाद पुरातन इतिहास की पुस्तक का सस्कार होता रहे। 
फिर भी मोटी तथा मुख्य घटनाओ की रूपरेखा में आमृलू परिवर्तन बहुत कम 
पाया जाता है। 
विभिन्न माषाओ और देशों के शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण तथा लेखन 
"यो भी बड़ा कठिन है। पुरातन और प्राचीन देशों तथा माषाओ का तो दुस्तर-सा 


है। इस समस्या के हल करने का कोई रास्ता न पाने के कारण उन सज्ञाओं और 


न्ननक १ र्‌ बन 


शब्दों के लिए अँगरेजी भाषा के ही उच्चारण का प्रायः अनुकरण किया गया है। 

प्रस्तुत 9स्तक की रचना में अनेक लेखों तथा ग्रन्थों का आश्रय लिया गया 
है। सामग्री के चुनने और उसका मूल्यांकन करने में लेखक ने यथासभव अपनी 
समझ-बझ से काम लिया है। सब खत्रोतो का वर्णन छोटे-से ग्रंथ में असंभव है । 
अत: जिन लेखको तथा ग्रन्थों का अवलम्ब लिया गया है उनके प्रति कृतनता 
प्रकट करके सन्‍्तोपष करना ही व्यावहारिक उपाय जान पडता है । 

हिन्दी समिति की पूर्व योजना के अनुसार ससार के मध्य तथा आधुनिक 
युगो के इतिहास को दो भागों में प्रकाशित होना चाहिए। यदि आयु तथा स्वास्थ्य 
ने साथ दिया तो मध्ययुग (ईसा की ४०० से १६०० शतती) का इतिहास लिखने 
का प्रयत्न हो सकेगा, अन्यथा प्रस्तुत ग्रन्थ से ही सतोष प्राप्त करना पडेगा । 


“+रामप्रसाद त्रिपाठी 


भूमिका 
सृष्टि का आरस्भ 


सृष्टि का आरम्भ कब हुआ ? 


सृष्टि का आरम्म कब और कैसे हुआ, इतिहास नही जानता । यह विषय 
उसके क्षेत्र का नही। विज्ञान के अन्य शास्त्र इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करते हैं । इतिहास यह भी नही जानता कि आदिम मनुष्य पृथ्वी पर कब और 
कैसे उत्पन्न हुआ। जत्तु-विज्ञान एवं मानव-विज्ञानवेत्ता कहते हैं कि विकास-सिद्धात 
के अनुसार मनुष्य का आविर्भाव ऊँची नृस्ल के बानरो से हुआ । मनुष्य वस्तुतः 
वानर का सर्वोत्तम विकसित रूप है। वानर का इतना परिष्कार हुआ कि वह 
अपत्ती कोटि से एक प्रकार से बाहर निकलकर दूसरी कोटि मे चला गया | यद्यपि 
मूलतः ढाँचा वही है तथापि शरीर की बाहरी रूपरेखा तथा मस्तिष्क की रचना 
में क्रान्तिकारी विभिन्नता है। मनुष्य की विशेषताएँ इतवी अधिक और महत्त्व- 
पूर्ण हैं कि उसकी किसी समय अक्षरश: मनुष्य होने की कल्पना दुष्कर ही नही, 
वरन्‌ उपहासजनक प्रतीत होती है। उक्त सिद्धान्त पर विज्ञानवादी जितना 
जोर डालते हैं उतना ही उसका विरोघ विभिन्न धर्मावलम्बी करते है। इस शतती 
के लूगभग पचास वर्ष से दोनों दलो में बहस होती रही है। घर्मावल्‍म्बी प्राय: 
यही विश्वास करते है कि ईइवर ने मनुष्य की वैसी ही स्वतंत्र कोटि बनायी है 
जैसी विभिन्न पशु-पक्षियो की, अस्तु । 
मानव की उत्पत्ति 


दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्त यह है कि आदिम मनुष्य का आविर्माव कहाँ और कब 

हुआ । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मनृष्यरूप..में उसकी उत्पत्ति अफ्रीका में 
“हुई। मेकइन्स ने उस क्रान्कारी घटना का रंगमंच यूगाण्डा और केनिआ को ' 
निर्धारित किया, क्योकि आज भी वहाँ पुख्छहीत नराकार वानर मिलते है। सवा 
करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका, अरब तथा भारत परस्पर मिले हुए थे, क्योकि उस समय लाऊू 


+०+ कट 2० 


सागर का अस्तित्व ही न था। अतः अफ्रीका से एशिया और वहाँ से यूरोप जाना 
सम्मव था । इसी मत का पोषण करते हुए सर आर्थर कीथ ने एक नयों सुझाव 
दिया है। उन्होने जलवायु, ऋतु आदि का विचार कर, एक काल्पनिक रेखा खीची 
जिसका एक छोर अफ्रीका का पश्चिमी तट है। सहारा रेगिस्तान की उत्तरी 
सीमा छूती हुईं वह पूर्व की ओर अरब होकर हिमालय के पश्चिमी भाग से मिल 
जाती है और उसके सहारे-सहारे बर्मा और चीन होकर फिलीपाइन द्वीपसमृह 
के पास रुक जाती है। (कीथ की धारणा, कवि कालिदास की उक्ति ...... 
हिमालयों नाम नगाधिराज: । पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थित. पृथिव्या इब 
मानदण्ड:” से मेल खाती है ।) उपर्यक्त रेखा से उत्तर के लोगो की खाल का रग 
निखरता हुआ घीरे-घीरे पीत अथवा श्वेत हो गया । किन्तु रेखा के दक्षिणी भू- 
भाग के निवासियों का रग हलके साँवले से नितान्त क्ृष्णवर्ण हो गया । 
उपर्युक्त रेखा के उत्तरी भाग को कीथ ने फिर दो हिस्सों में विभकत किया । 
इस विभाजन की रेखा हिमालय के परदि्चिमी कोने से लेंपडैड तक जाती है। वह 
हिमालय के उत्तरी और पूर्वी मूमाग को,चजिसे सिन (चीन) कहते है, पृथक करती 
है। उसके पश्चिमी भाग मे जिनका जन्म और सवर्धन हुआ उन लोगो को काकेशियन 
और जिनका उत्तरी और पूर्वी भाग में हुआ उनको मगोलियन अथवा चीनी नाम से 
सम्बोधित किया गया । हिमालय से पर्चिमोत्तर की ओर जानेवाली उपर्युक्त 
रेखा से निकलकर कुछ समूह फारस, भारत, पश्चिमी एशिया तथा अरब तक 
जा बसे । उसी प्रकार पूर्वी दक्षिणी भाग के लोग मलंय द्वीपसमृह तक फैल गये । 
अरब और फारस में उत्तरी और दक्षिणियों के संमिश्रण से उत्पन्न साँवले और 
काले रंग के लोग अरब, फारस में भी पाये जाते है । काकेशियनो के आने के पूर्व 
श्याम वर्ण के ही लोग दक्षिणी अरब (फारस के अरविस्तान), बलूचिस्तान 
(ब्रहुई लोग) तथा भारत में (द्रविण छोग) फैले हुए थे । दक्षिणी भारत के 
द्रविणों की रूपरेखा अफ्रीका के हेमेटिक लोगों से मिलूती-जुलूतो है। 
साराश यह है कि कीथ साहब के मतानूसार मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका 
में हुई और वही से निकलकर वे भू-मण्डल में छा गये । इस घटना में हजारो 
वर्ष लग गये होंगे । इत्तस्तत: बसे हुए समुदायो के रूप-रंग, व्यवहारों, वातावरणो, 
भोजन, रहन-सहन की व्यवस्था में बडे हेर-फेर हुए होगे । नयी-नयी नस्‍्ले असीम 
संख्या में बनती-विगडती चली गयीं। सबल बच गयी, निर्बेल नष्ट हो गयी, हजारों, 
सम्मव है लाखो वर्षों से वर्ण-संकरता की यह लीला पृथ्वी-मंडल पर चल रही है । 


न २ ण्‌ ले 


दूसरा उल्लेखनीय मत डा० डेविडसन ब्लेक का है। आपकी राय में आदिम 
मानवसृष्टि पूर्व मायोसीन युग (सवा करोड़ वर्ष पूर्व) में वानरो की उस कोटि 


से उत्पन्न हुई थी जिससे वनमानुस और क्रमशः मनुष्य का विकास हुआ । उसका - 


समह उत्तरी भारत से ही अफ्रीका की ओर बढ़ता गया । यह मत मनजी के कथन 
से मिलता-जुलता है; एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:” इलोक के झ्ेेषाथे का 
अश “पृथिव्यां सवंमानवा"” उसकी पुष्ठि करता है। “चरित्रम” शब्द की व्याख्या 
व्यापक रूप से करने में आपत्ति की विशेष गुंजाइश न होनी चाहिए । मनु अथवा 
कालिदास के कथनो का स्रोत विज्ञानमूलक न होते हुए भी अनुश्नवति या विश्वास 
वस्तुस्थिति के अनुसार हो सकता है। 

.. इस मत के मानने में कुछ शंकाओ को दूर करने के लिए एल्सवर्थ हण्टिगटन 
ने यह निश्चित किया कि तिब्बत और उसके आस पास के भूमाग में आदिम मनुष्य 
का होना अधिक सम्भव है। यह क्रान्तिकारी घटना बीस या तीस लाख वर्ष पूर्व 
हुई. जब हिमालय समुद्र की सतह से कुछ ऊँचा रहा होगा । उस युग में तिब्बत 
और उसके आसपास के प्रदेश जल और वृक्षादि वनस्पतियों से भरे हुए थे। ज्यो-ज्यो 
“हिमालय उठता गया और वातावरण शुष्क होता गया त्यो-त्यो वनो की सघनता 
कम होती गयी और घाटियाँ तथा मैदान निकलते गये, जो घास से :हरे-मरे थे । 
उनसे आकर्षित होकर अनेक प्रकार के पशु; जिनमे हिसक पश्ञ भी रहे होगे, इधर 


उघर घूमते-फ़िरते रहे । दलो के बढने और भोजन की प्राप्ति के लिए बलिष्ठ 


और उत्साही वृत्द आगे बढते, बिखरते और फैलते चले गये । मनुष्यों के कुछ 
व॒न्द नष्ट हो गये, कुछ कम विकसित हुए और बुछ वनमानुस की अवस्था में 
पीछे रह गये. । उपर्युकत्त बलिप्ठ और उद्यमशील वृन्दो की वृद्धि और विकास 
अनपातत. शीक्षता से हुए, यहाँ तक कि वे वनमानुस से प्रगतिशील मनुष्य-वृन्द हो 
गये और चारो ओर फैल गये.। तिब्बत में आदिम मनुष्य की सृष्टि का होना स्वामी 
दयानन्द भी मानते है, यद्यपि कालगणना मे-मेद है ॥ महामारत में एक अनु- 
श्रति के अनसार सप्तचर तीर्थ के पास वितस्ता की लोवब्रिश्नुत देविका नदी के 
तट पर विप्रो' की स॒ष्टि का सकेत है। एक विद्वान्‌ की राय में विप्न से आशय 
आये का है। नर-नारायण के वदरिकाश्रम में तप करने की पौराणिक कथा सम्मव 
है कि आदिम मनुष्य के बदरिकाश्रम के आस-पास होने का संकेत रखती हो ॥ 
इसी प्रकार की अन्य कल्पनाएँ हो सकती हूँ, किन्तु अभी तक कोई सन्देहरहित 
स्रिद्धान्त प्रतिष्ठित नही हो पाया | यह भी बहुत सम्भव है कि एंशिया और अफ्रीका" 


कम 


- १६ - 


के/विभिन्न सानुकूल भौगोलिक वातावरणो में अनेक स्थानों पर मनुष्यों की उत्पत्ति 


हुई हो । है 


हि 


जातियों सम्बन्धी विवाद 


मनृष्य की जातियों और उसके विभिन्न आकार>-प्रकारो के सम्बन्ध में भी 
उच्नीसवीं शती से छेकर आज तक विवाद होता चला आ रहा है । विकासवादी 
वैज्ञानिको, विशेषतः हक्‍्सली के मतानुसार जिस प्रकार पग्ु-पक्षी आदि के आकार, 
रग॒, कद, आकृति, छोमावली आदि से नस्लो का निर्णय किया जाता है, वैसे ही मनुष्य 
का भी निर्णय जन्तुगास्त्र के अनुकुछ होना चाहिए । उस कसौटी से उन्होने मनुष्य की 
जातियाँ खाल के रगो, वालो के ढग और रंग, चेहरे की विशेषता, नाक और आँख 
की वनावट के अनुसार पाँच श्रेणियों में--हेमेटिक, सेमेटिक, आर्यन. मंगोलियन 
तथा आस्ट्रेलियन में विभकत कर दी । इस विंप्रय पर विवाद बढ्ता गया और 
उस विभाजन को अधिकांश विद्वानों नें इस कारण छोड़ दिया कि उपर्यकत कसौटी 
खोटी और अपर्याप्त है। वैज्ञानिकों ने नये मान और प्रतिमानों की इसलिए 
आवश्यकता संमझी कि केवल बाहरी रूप-रेखा से ही नही, वरन शरीर के भीतरी 
यत्रो की रचना और उनकी गतिविधि की जाँच के बाद जाति का निर्णय करना ही 
विज्ञानसम्मत्त माना जा सकेगा। हेडन (74१00) दे खाल के रंग और 
उसकी बनावट, सिर के वालो के रंग, कद, सिर की शक्ल, मख विशेषत. नाक 
माथा, आँख आदि के अनुसार जाँच कर मनृष्य-जातियो की संख्या सबत्रह निर्धारित 
की । क्लाइन्सवर्ग महोदय अधिक गहराई राई में में उतरे। उपर्यकक्‍त लक्षणों के सिवा 
उन्होंने रक्त की समानता, अन्त.ख्रादी मांसग्रन्थियों की प्रक्रिया, रक्तचाप, इवास- 
निश्वास के क्रम, मानसिक तथा झारीरिक विकास की प्रगति, नाडी की गति 
इत्यादि कीं जाँच-पडताल करके यह नतीजा निकारा कि रिप्ली (७6४) की 
यह धारणा कि यूरोप मे- केवल तीन जातिरयाँ हैं, श्रामात्मक है । डा० कून (00००) 
ने उपर्युक्त मतों पर त्क-वितर्क करके यह निर्णय किया कि यूरोप में कम से कम 
वारह मुख्य और सौ उपजातियाँ अर्थात्‌ इक्कीस जातियाँ है । यह ऊहापोह अभी 
जारी"है, किन्तु यह स्पष्ट हो गया कि ससार भर की जातियों की अगणित संख्या 
हो सकती है और पुरानी, यद्यपि साधारण लोगों मे प्रचलित, रंग, वाल, नाक, आँख 
पर अवलूम्बित गणना छिछली तथा अवैज्ञानिक होने के कारण मानी नही जा सकती । 


उनम मूलगत्त तथा अनिवार्य विभिन्नताओ के संस्थापन अथवा निराकरण की- 


आचन+ अऑथ  > 
कब बल 
बज 


अत ज्क्मन 
जनजल्ज अन्ना ॥ौ जया 


लंड १ ७ ++ 


क्षमता नही पायी जाती । ऐतिहासिक यूग में तो पुराना माप-दण्ड सर्वथा अनु- 
पयोगी एवं >ममूलक हे। जाति जब्द की वैज्ञानिक परिभाषा के अभाव में उसका 
साधारणतया सभी भाषाओं में अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता हैं। सभ्यता 
संस्कृति अथवा अन्य भावनाओं या विचारों पर अवरूम्वित एकता में विश्वास 
करने वाले जनसम॒ह के लिए जाति शब्द का साधारणत प्रयोग होता है| ण्ह 
आवश्यक नही कि ऐसे समूह की उकाई छोटी हो अथवा बडी हो | प्रसूति, बच, 
कुल, गोत्र, द्यूटन, नारमन, रोमन ग्रीक, एणरसी, ब्रिटिश, मराठा, हिन्दू, ससलिम 
इत्यादि के लिए विना अधिक मीन-मेष निकाले जाति (8४८८) घब्द का प्रयोग 
चरलुता आ रहा है। उसका कोई सीमित क्षत्र प्रयत्न करने पर भी अभी तक 
निश्चित नही हो सका। यदि हो सके तथा अन्य बब्द जैसे कि ॥2८००८ 

९५700, (:/०४४४एणशाए आदि की भी परिभाषा निश्चित हो लाय दो अच्छा 
पेगा। उन पर विचार करना यहाँ अप्रासगिक होगा 


प्रकति के साथ सघर्ष मई 


आदिम मनप्य को प्रकृति के साथ असीम सधर्प करना पडता होगा । हिसक 
पशु, जहरीले जीव-जन्तु, दुर्गम जगछू, पहाड, नद-नदी, गर्मी, वर्षा, जाडा, रोग 
दोष आदि अनेक बाधाओं का सामना छाखो वर्ष तक करना पडा होगा । न तो 
व्याघ्य-सिह आदि के समान उसके दाँत या नाखून दढ थे, न हाथी, भैसा, गडा 
आदि के समान डीलू-डौल और बल, न मगर. घटियाल के समान जल में छिपे 
रहने के साधन और न विकराल वाज या मुद्धांदि के समान चोच और उडने के 
पख थे। किन्तु उसके हाथो में अनेकानेक उपयोगों की क्षमता और उसके मस्तिष्क 
में असीम गक्तियाँ, जैसे निरीक्षण, धारण, स्मृति, चिन्तन, मनन, आलोचन, 
कल्पना, अनुश्षधान तझू-वितर्दा, उद्योगगीालता, समाधन एवं आविष्कारक शवित 
के सिवा बोलने के साधन भी थे । मस्तिष्क, हाथ और वाणी के बल उसने असीम 
कांठेनाइयो और अगणित प्रतिद्वन्द्रियों का सफलतापूर्वक सामना किया । लाखों 
वर्षो तक उस पर क्या गुजरी ओर किस प्रकार से उसने विजय-मार्ग निकाले, उन 
सबकी कथा अत्यन्त मतोर॒जक एवं छोमह॒पंक होगी, किन्तु उसके जानने के लिए 
इस विज्ञान के यंग में भी साधनों का अभाव चिन्त्य है। भूगर्भशास्त्री, जीव- 
विज्ञान एवं मानव-विज्ञान-वेत्ता तथा पुरातत्त्वान्वेषी कभी-कभी कुछ प्रकाश 
अवजेधो के सहारे डालते है, किन्‍त वे भी बहुत कम और सदिग्ध है । सम्भव है 


3 


कि इन कठिनाई का आभास प्राचीन चीनियो को हुआ हो, क्योकि उन्होंने अपने 
प्राचीनतम काल के युगो की कल्पना मौलिक आविप्कारो के अनुसार की है । 

लगभग पाँच लाख वर्ष हुए, जब एशिया एवं यूरोप में कड़ाके के शीत का 
साम्राज्य था । प्रकृति की निष्टुर तथा असहनीय प्रगति के प्रतिकार के लिए. 
मनुष्य ने अपनी रक्षा के हित में अग्नि का आश्रय ढूंढ निकाला | कुछ विश्येप प्रकार 
की छूकडियो की रगड और चकमक पत्थर की टक्कर से घुंआ और फिर आग निक- 
लते देखकर उसको अग्नि आमत्रण करने की प्रेरणा हुई दवीगी । अग्निमीद्धे 
पुरोहितम' उक्त आविष्कार के अपार महत्त्व की विशेष पुष्टि करता है। अग्नि 
के प्रकाश से उसे मार्ग ढूंढने में जो सहायता मिली उसकी स्मृति अग्ने नय सुपथा 
राये अस्मान' वेद के वाक्य में निहित-सी प्रतीत होती है। अग्नि की चमक और 
लछपट तथा भस्म कर देने की गक्ति देखकर पशु भयभीत होते और भाग जाते 
है। प्राची दिगग्निरधिपति.” प्राची दिशा से... . . सूर्य तथा अग्नि के आने का 
सर्वत्र स्वागत हुआ जिसका सकेत तिम्यो नमः रक्षितम्यों नमः वाक्य से मिलता है। 
पुरातत्त्वज्ञों को अग्नि के प्रयोग की सम्मवत. सबसे पहला प्रमाण चीन के पेकिन 
नगर के समीप चाउ-काउ-तिएन (८00० 7६०४ 776४) की गफा में मिला है। 
अग्नि को इच्छा के अनुकूल लूकडी अथवा पत्थर से उत्पन्न करना, उसको मनन्‍्द अथवा 
तीत्र करना, उससे मृनने, उवालने आंदि की क्रियाओं का ज्ञान अनुमानत: थोड़े 
से व्यक्तियों को ही पहले प्राप्त हुआ होगा | सर्वताधारण की नजरो मे वे व्यक्ति 
गुप्त शदित-सम्पन्न माने गये होगे। मानवब्ास्त्र वाले उन्हें (४७४८ 7७) 
और वैदिक लोग उन्हें भायद ब्राह्मण "ते मन्त्रा ब्राह्मपाधीना:” कहते है । असम्भव 
नही है कि अहितारिन ऋत्विक पुरोहित कहलाते हो; पुरोहिता अग्निसमान- 
वर्चस: (म० भा०) आदि गव्द साकेतिक हो । मनुप्यो को प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने की सबसे पहली एवं प्रवछ जक्ति प्राप्त हुईं जिसके अनेकानेक प्रयोगो और 
उपयोगो से मानव संसार उपकृत होता चला आ रहा है । 


आच्छादन और भोजन की समस्या 


आदिम मनुध्य का दूसरा आविष्कार पद्मुओ की खालछो से अपने शरीर को 
इकने के लिए वस्त्र बनाना था। मृगचर्म का प्रयोग तो वबेर और असम्य ही नही, 
वरन्‌ ऋषि भी करत थे। जरीर के ढँकने की क्रिया तथा उसके लाभ मानव- 
सम्यता भें अपना महत्त्व रखते हूँ । 


तीसरी समस्या भोजन की थी । वानरो में कुछ ही ऐसी नस्ले हैँ जो मांस 
खाती है । कुछ विद्वानो का अनुमान है कि वह नस्ल वानर और मनुष्य के वीच 
वी कडी है | बहुत सम्भव है कि पहले मनुष्य कन्द, मूल, फल के सिवा मास भी 
खाते हो किन्तु अग्नि के आविष्कार के बाद भूनने की क्रिया का आरम्भ भोजन 
पकाने की पहली सीटी रही हो । कच्चे मास से भूता मास अधिक स्वादिष्ट और 
सम्मवत पचने योग्य पकाकर विविध प्रकार के पशु-पक्षी और जल-जन्तुओ के खाने 
का सुभीता हो गया । भोजन की समस्या हल होते लगी । 


सामूहिक शवित की वृद्धि 


स्मरण रखना चाहिए कि'मनृष्य की अन्य विशेषताओं में एक विशेषता यह 
भी है कि उसकी कामवासना केवल ऋतुओं पर अवलरूम्बित नही है, जेसा कि पशु- 
जगत्‌ में बहुधा देखा जाता है। हर मौसम और हर समय, चाहे दिन हो या रात 
और हर जगह उसमे कामेच्छा जाग्रत होती है और यछि कोई विशेष बाघा न हो 
तो वह उसकी तृप्ति में सकोच नहीं करता | मौंसोदनादि पौष्टिक भोजन से उसका 
शरीर भी पुष्ट और अधिक सत्तति उत्पन्न करने योग्य हो गया । परिणाम यह 
हुआ कि मानवसृष्टि शीक्रता से बढ़ने लगी जिससे उसकी सामूहिक शक्ति तया 
क्षमता बढती गयी । 


कृषि का आरम्भ 


यह न समझना चाहिए कि मनुष्य किसी एक देक्ष के स्थानविशेष में ही बढ़- 
कर बहुसंख्यक हो गये । सम्मावना यही मानी जाती है कि उनकी छोटी या बड़ी 
टोलियाँ अनेक देशों और स्थानों पर पहुद्ची और बढी । भोजन की समस्या भी 
तदनुकूल बढती चली । मनुष्य दो कोटियो में बट गये, एक तो वे जो शिकार 
करके अपना जीवन-निर्वाह करते और दूसरे वे जो कन्द मूल, फल और खाने योग्य 
पत्तियो से काम चलाते थे । ये विभाग नितान्त पृथक न थे, किन्तु मोटे तौर पर 
यह मान छेने में कोई आपत्ति नही जान पडती कि भोजन प्राप्त करने के लिए 
जलवायु और पैदावार के अनुसार उपर्युक्त दो तरीके थे। घूमते-फिरते मनृष्यो 
की टोलियाँ दूर-दूर बढती चली गयी। यहाँ तक कि भूमण्डल के विभिन्न भागो 
में जा निकली । जो छोग खाने-पीने की चीजो को बटोरते थे वे उन स्थानों पर 
रुक गये जहाँ भूमि और जल की अनुकलता से अन्न आप से आप उगता था । ऐसे 


क्ल्रे प्‌ 98 *“- 


स्थान नदियों के किनारे, विशेष कर खर्टटयों के पप्स अथवा उपजाउ, मैंदानों में 
थे । भुगोल तथा पुरातत्त्व के अनुसधान से पता चलता है कि एशियाई कोचक से 
पढिचमी तथा उत्तरी ईरान होते हुए अफगानिस्तान का प्रदेश, नील नदी और सिन्धु 
नदी के तट तथा पजाब अन्न उपजाने के लिए अच्छे थ्रे | सब स्थानो से अच्छा ईरान 
का पश्चिमी प्रदेश है जहाँ सब प्रकार का गेहूं और जा आप से आप उगता था। 
ऐसे प्रदेशों में अन्न, कन्दमूल ,फल बृटोरने वाले बसते गये । जब लोगो कंने 
संख्या वहाँ बढी तब जंगली अच्च की उपज उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर 
सकी । उसका मुख्य कारण यह था कि अन्न निरन्तर नही, वरन्‌ खास मौसम में 
ही उपजता था | मौसम की पैदाबार चुकने पर लोगो को फिर कठिवाई उठानी 
पड़ती थी । अनाज को पत्तियों या बरतनो आदि मे भरकर रखने का उनको न 
ज्ञान था और न उनके पास साघन थे । यही नही, धीरे-धीरे जमीन की उपज 
भी कम होती जाती थी. क्योकि जमीन को खोदने या खाद देने का भी ज्ञान उन्हें 
नथा। दे 
धीरे-धीरे लोगो को पता चर्क गया कि गिरे हुए अन्न फिर उग जाते हैँ और 
यदि जमीन कुछ खोद दी जाय तो कुछ अधिक उपज होती है । उस ज्ञान से उनकों 
अधिक छाम न होने का कारण उनके लकडी और पत्थर के औजार थे जो गहरी 
खुदाई के लिए उपयुक्त न थे। सबसे अधिक लाभ नदियों के तट तथा मुहानों 
की धरती से हुआ क्योकि वहाँ बाढ के कारण मिट्टी की तहे छग जाती थी । 
यद्यपि कृषि से यर्थेप्ट छाम तो न होता, किन्तु काम चल जाता था । हर मनुष्य 
उतनी ही खेती कर सकता था जितनी कि उससे बन पडती थी । कृषि के आरम्भ 
ने मानव-इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यग॒ का भी बीज बो दिया । क्षपि की 
उन्नति के साथ समाज, ग्राम, नगर, राज्य, विधान, वाणिज्य, लिपि, अक आदि 


की उत्पत्ति एवं वृद्धि हुई | साराश यह है कि सभ्यता तथा मस्क्ृति के दरवाजे 
खलते चले गये । 


सभ्यता और ससस्‍्कति 


सभ्यता और सस्क्ृति साधारणत पर्यायबाच्षी गब्द माने जाते हैं। फिर भी 
उन दोनो की व्यंजना एक ही सी नही है उनमे कुछ भेद है। सभ्यता का सम्बन्ध 
बाहरी व्यवहारों, रहन-सहन, बोल-नाल, साज-सामान, उठने-बैठने तथा आने- 
जानें से है। उसके अन्तर्गत सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा नाग- 


रिक जीवन के व्यवहार माने जा सकते है । मकानो, समान मार्गो, वाहनों की 
सजावट के लिए भी उसका प्रयोग हो सकता है। साराश यह है कि सभ्यता 
बहिर्मुखी है। यद्यपि सभ्यता पर संस्कृति का और संस्कृति पर सम्यता का प्रभाव 
न्यूनाधिक पाया जाता है तथापि संस्कृति शब्द की व्यजना अन्तर्मुखी है। उसके 
अन्दर आचार-विचारो, भावों, कलाओ, मनोवृत्ति, और धारणाओ तथा दृष्ठि- 
कोण की विशिष्टता पर अधिक घ्यान दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि 
संस्कृति और सभ्यता के स्तर एक ही से हो । कही सस्क्रति का स्तर ऊँचा और 
सभ्यता का निम्न और कही सभ्यता का स्तर ऊँचा और सस्क्ृति .का नीचा 
होता है। इसके सिवा सम्यता और संस्कृति के अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक स्तर 
होते हैं । कही सभ्यता की तो कही सस्क्ृति की गति तीज अथवा मन्द पायी 
जाती है। दोनो के मुकाबले में सभ्यता की प्रगति प्रायः तीत्र पायी जाती है । 


आशिक स्थिति 


कृषि के ज्ञान के पूर्व मनृष्यो मे ऊंच-तीच और अमीर-गरीब का प्रश्न न था। 
यह माना जा सकता है कि उस युग में भी प्राकृतिक और अगोचर शवितयों को 
जानने और सानुकूल करने वाले मायावी अभिचारी लोगो की अन्य व्यक्तियों से 
अधिक प्रतिष्ठा रही हो, किन्तु वैसे व्यक्ति किसी समुदाय में गिने चुने ही होगे, उनके 
सगठित वर्ग होने की सभावना नही हो सकती । अत. ज़नसमुदाय के व्यवितियों 
को प्रायः अपनी आवश्यकताओ के सभी काम स्वय करने पडते थे। प्रत्येक को 
अपना शरीर ढेकने का वस्त्र बुनना, रहने को झोपडे बनना, खाने के लिए कन्द- 
मूल, फल ढूँढ़ना अथवा शिकार करना पड़ता होगा । जब पशुओ का पालन और 
कृषि करने का ज्ञान वढा तब ऐसे सहायक की आवश्यकता हुई जो मनुष्य का 
कठिन कार्य करे और भाग-दौड करने के लिए अधिक समय दे सके, संचित खाने- 
पीने की चीजों तथा पशुओं की साधारण निगरानी कर सके, और जनसख्या 
बढाने में सहायक हो । जिस घर में जितने हाथ हो उसकी स्थिति उतनी ही अच्छी 
ही सकती थी । 
गृहस्थ सस्था 

इन सब आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्त्री अत्यन्त उपयोगी हो सकती 
थी। कृषि की जितनी उन्नति होती गयी स्त्री तथा बच्चो की उतनी ही 


वश्यकता और उपयोगिता बढ़ती गयी । यद्यपि नर और मादा का नैसगिक 
आकर्षण और आत्ममाव पत्रु तथा पक्षियों में भी कमोबेन पाया जाता है तथापि 
स्थायी रूप में कामवासना की अधिकता, सामप्लाजिक प्रवृत्ति और विशेष रूप से 
आथ्िक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्त्री-पुग्ष के सबंध को न्‍्यूनाधिक स्थायी 
बनाने की आवश्यकता के कारण गृहस्थ-जीवन अनिवार्य ही नहीं वरन्‌ श्रेयस्कर 
होने का अनुभव वढता गया । उस प्रसंग में गृहस्थ-सस्था के आथिक आधार का 
सकेत विशेष रूप से विचारणीय हे । उसके अन्य पहलुओ पर अन्यत्र विचार 
किया जायगा। 

कृपि तथा पर्ुपालून की उन्नति के साथ मनृष्य ऐसे स्थलों पर, जहाँ खेती का 
अधिक सुभीता, जैसे अधिक उपजाऊ जमीन, सिंचाई के लिए आवध्यक जल इत्यादि 
मिल,, जमकर रहने लगे । कृपक-समाज की संचरणणील बर्नौकस लोगी से दिनो- 
दिन विभिन्नता बढती गयी । यहाँ तक कि उनके दृष्टिकोण, संगठन, रहन-नहन 
में बहत बढ़ा फर्क पैदा हो गया । मोटे तौर पर सानवसंसार टो भागों में विभक्त- 
सा हो गया। यही नही कृपक-समाज में भी असमता वढने छगी । जिसको अधिक 
सतान हुई उसकी आशिक स्थिति में उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी, जिससे कुछ 
घरानों का सामाजिक और आशिक महत्त्व बढ गया, कुछ की स्थिति घट गयी । 
वन और जन-बल के कारण कुछ कुट्म्बो का दूसनो पर सहज आतंक जमने छगा 
ओर उपजाऊ बरती पर उनका कब्जा बढने लगा | 
ईसा से लगभग छ. से तीन हजार वर्प पूर्व का युग सस्क्ृति एवं सम्यता के लिए 

बड़े महत्व का है। उस युग के आविप्कारों में एक तो पथुतओ एवं हवा की भक्ति 
का कृषि तथा वाहन के छिए उपयोग, दसरा ताँवे को गछाकर उससे अथवा उसमे 
अन्य बातु मिलाकर कृषि के लिए हल आदि ओजार, बरतन तथा अस्त्र-शस्त्र 
बनाने का काणछ । ईसा के ढाई हजार वर्ष पूर्व सोने और चादी का उपयोग मिस्र 
तथा मसोपोटेमिआा और सम्मवत. अन्यत्र मी हो चछा था | तीसरा आविप्कार 
चक्र (फिरकी या पहिया) का वरतन खिलौने आदि बनाने, वाहन, जैसे रथ आदि 
चलाने, बोझ खीचने या ढकेलने के लिए उपयोग, और चौथा सूर्य की गति के अन- 
सार काल-गणना (सोलर कंलेण्डर की रचना) सबसे महस्त्वपूर्ण गिसे जाते हैं 
उन्हीं की सहायता से कृषि तथा व्यापार, घन-बान्य सभ्यता और संस्कृति, कला- 
कौगल, उद्योग वन्चो आदि अनेक क्षेत्रों में जीघ्रता से उन्नति होने छगी जिससे 
मानव-जगतद की रूपरेखा में तेजी से परिवर्तन होने छगा । उतने महत्त्वपर्ण और 


क्रान्तिकारी आविष्कार फिर हजारो वर्ष तक न हो सके । उस क्रान्ति का आर- 
म्भिक केन्द्र सम्भवत' पश्चिमोत्तर फारस और इराक का प्रदेश कहा जाता है । 
इतना तो निश्चित-सा है कि उसका क्षेत्र था नील नदी से सिन्ध्‌ और सम्भवतः 
गंगा तक विस्तृत विशाल भूमाग ! चीन के उतने पुराने समय के इतिहास पर अभी 
ययेष्ट प्रकाश नही पडा है | सम्भव है कि वहाँ भी कुछ चमत्कारपूर्ण आविष्कार 
पूर्व यूग से हुए हो, जैसे कि सध्य युग मे हुए । चीनियो की अनुश्रुति के अनुसार तो 
बहुत कुछ हुआ, किन्तु पुरातत्त्व अनुसन्धान अभी तक उनके कथनों का असदिग्ध 
समर्थन नही कर सका । 


जनसख्या में वृद्धि 


जिन स्थानों पर कृषि से लार हुआ वहाँ जनसख्या उत्तरोत्तर बढतों गयी, 
कारण उसका यह था कि जितनी जमीन पहले चार सौ मनुष्यो का पोषण करती 
थी, क्षपि द्वारा वह एक लाख अट्टाईस हजार छोगो का»पालन करने मे समर्थ हो 
गयी । पश् चरानेवाले सचरणशील लोगो के निर्वाह के लिए बहुत ज्यादा क्षेत्र की 
आवश्यकता होती है । एक वर्गमीरलू जमीन से तीन या अधिक से अधिक सात 
प्राणियों का पालन हो सकता था, किन्तु कृषि द्वारा उतनी जमीन से तीन सौ 
आदमी पलते थे। 

वहाँ स्थिति और भी भीषण हो गयी जहाँ कृषि के लिए धातुओ का प्रयोग 
होने लगा । कृषि के औजार ओर लडनें-भिडने के हथियारो के लिए पहले ताँबे का, 
फिर कॉसे का प्रपोग हुआ । खेती से अधिक लाभ और अस्त्रो से अधिक बल उन्ही 
लोगो का बढा जिनके पास धातुओं को खरीदने के लिए कापी अनाज या जानवर 
थे। जिनके पास वे साधन न थे उनका महत्व दिनोदिन कम होता गया । क्रंषि 
तथा घातुओ के उपयोग के कारण नये-नये पेशे बटते गये । पहले कृम्हार, चर्मकार, 
चटाई आदि बनानेवालो से काम चल जाता था, किन्तु नयी स्थिति में नमक तथा 
वीतु खोदने, ढोने, गलाने और उससे अनेक प्रकार की चीजे बनाने के लिए पेशे 
खुल गये । अब्लादि तथा धातुओ के व्यापार की बृद्धि के कारण कोष हिसाब- 
किताब, नाप-जोख, दर निर्णय आदि के लिए अको तथा किसी न किसी प्रकार की 
लिपि की आवद्यकता को पूति के लिए नये-तये तरीक्रे निकलने लगे । घन, धान्य 
लेन-देन, आयात-निर्यात की वृद्धि के साथ सम्पन्न छोगो की जिज्ञासा, कलाग्रियता, 
आमोद-प्रमोद के छेत्र बढने लगे ! ऐगोआराम के नयें-तये ढंग निकले । साथ ही 


गन २ ड्रॉ +>++ 


साथ जमीन, जन और जर के झगड़े बढ चले, क्योकि उनसे लाभ होता और अनेक 
इच्छाओं और वासनाओ की पृूरति हो सकती थी । अतः उनके लिए मोह और छोभ 
की वृद्धि के साथ छल-बल का भी प्रयोग हीने लगा.। घन की इतनी महिमा बढी 
कि उसकी प्राप्ति के लिए भीतरी और बाहरी संघर्ष गहरा होता गया। “बनेम्य: 
परो वान्धवो नास्तिं लोके', वाली उक्ति उसी मनोवृत्ति की स्मृति है । जमीन 
की नाप, खेतों की हृदवन्दी, चरागाहों पर अधिकार, सिचाई के लिए, पानी के 
लिए, लेन-देन के लिए ग्रामो तथा नगरो में झगडे होते थे। सम्पन्न व्यक्ति खाने- 
पीने की चिन्ता से मुक्त होकर ऐश्वर्य बढाने तथा प्रतिद्वन्द्रियों का दमन करने में 
लगे। ऐसी परिस्थिति में गान्ति रखने और न्याय करने के लिए कानूनो की अधिक 
आवश्यकता पड़ी । कानून बनाये जाने लगे । कही पुरोहितो, कही वयोवद्धो, 
प्रभावशाली व्यक्तियों अथवा मुख्याधिष्ठाता ने कानून बनाये । काननो के जारी 
करने और उनके उल्लंघन करने वालो को दण्ड देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति 
आवद्यक हो गयी। 


& 
राजसत्ता की प्रतिष्ठा * 

आपसी झगडो और समस्याओ की वृद्धि के साथ ही नगरों में झगड़े शुरू हो 
गये । राज्य की सीमा, व्यापार, उसके मार्गों, नदियो, तथा खानों पर अधिकार, 
दूसरे नगरों की सम्पत्ति छीनने के लारहूच आदि के कारण थोड़े-बहत प्रामों मे, 
विशेष रूप से नगरो में छाग-डाँट और युद्ध होने लगे । उनके सिवा नये-नये 
अ्रमणशील अथवा नये, किन्तु उदीयमान जन-समूहों ने भी समय-समय पर 
आक्रमण झुरू कर दिये । बाहरी शत्रुओं तथा भीतरी उपद्रवो के दमन के लिए 
सैनिकों की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ी । विधान तथा शान्ति स्थापन, भीतरी 
उपद्रवी और बाहरी आक्रमणों को रोकने तथा सेना का नियंत्रण करने के लिए 
राजसत्ता की प्रतिष्ठा हुई। उसी के हाथ में वैधानिक, शासनिक, सैनिक 
शक्तियाँ केन्द्रित हो गयी । जहाँ स्वय राजा ने धातुओ तथा अन्य लाभदायक शक्ति 
और सम्पत्ति-वर्धक पदार्थों का व्यापार अपने हाथ मे रखा वहाँ तो उसकी 
शक्ति और महत्ता बहुत बढ गयी । मिस्र का इतिहास इस कथन की विशेषतः 
पुष्टि करता है | 


कृषि की उन्नति के लिए पानी लाने, निकालने अथवा आवश्यक नियंत्रण के 
लिए नहरे, नालियाँ, पुलिन तथा पुलियो और पुलो के निर्माण के विविध विधान 


विशेष कर मसोप्‌टेमिआ और मिस्र एवं इटली से निकले । चीन में भी जलूप्छाव 
के कारण नहरो का निर्माण आवश्यक हआ । उन सब प्रयत्नों का प्रभाव कृषि, 
सहयोग, स्वास्थ्य, नगर-निर्माण, बांग-बगीचो पर ही नही, वरन्‌ स्थापत्यकला पर 
दूर तक पहुँचा । अन्न की खेती के सिवा फल ओर तेलहन उत्पन्न करने वाले वृक्षो का 
लगाना अधिक छामप्रद हुआ । जैतून, खजूर, अगूर आदि के पेड़ो के उगने 
और फलशअद होने में कई वर्ष लगते है किन्तु जप फल देने लगते है तो बहुत 
वर्षो तक फलते है, जिससे अन्तवोगत्वा कृषि के मुकाबले मे अधिक लाभ होता है। 
ग्रीस, दक्षिणी यूरोप, तथा अफीका में आर्थिक लाभ का विशेष आघार वही 
रहा । 

कृषि और बाग-बगीचे लगानेवाल्ों को एक स्थान पर स्थिर, होकर रहना 
पडता है। इसलिए लोगो को रहने के लिए मजबूत मकानो और इमारतो की 
जरूरत पडती है। माल रखने के लिए गोदाम बनाने पडते है । आने जाने के 
सुभीते के लिए सडके और गलियाँ तथा पानी लाने भौर गदा पानी निकालने के 
लिए नालियाँ बनानी पडती है । इसी ढंग'से नगर बनते गये, फिर उंनके प्रबन्ध 
और रक्षा के लिए गहरपनाह, समाभमवन और गढ बनाये जाने रूगे । घामिक कार्य 
के लिए यज्ञशाला और देवालयो की स्थापना होती । नागरिको की आवश्यकताओ 
को पूति के लिए दुकाने, वाजार और अनेक उद्योग-घघे खुलने लगे। इस प्रकार 
नगर श्रीसम्पन्न तथा कलाकौशल, शिक्षालयो, कार्यालयों से विमूषित होकर 
सभ्यता एवं सस्कृति की उन्नति के प्रगतिशील साधन बनने लगे । ग्रामीण जीवन 
की सादगी के बदले नागरिक पेचीदगी और ऐश-आराम का मार्गे खुलने छूगा । 

नगरो के ऐश्वर्य, ऐश-आराम, रोजगार आदि से आकर्षित होकर भ्रमणशील 
जनसमूहो तथा गाँव के लोगो का आना शुरू हो जाता | यदि किसी युद्ध में नगर- 
वासियो की विजय हुई ठो हारे हुए छोगो को गुछास बनाकर उनसे जबरदस्ती 
मनमाना काम लिया जाता। गुलाम पुरुष और स्त्री मुक्त अथवा कौडियों के मोल 
मिल जाते और उन पर खर्च बहुत कम होता, इसलिए वे मनमानी सख्या में 
रख लिये जाते । विजेता उनके ऊपर जहाँ तक हो सकतो कामो का बोझ लादते 
और स्वयं किसी व्यसन अथवा विनोद में आराम से समय व्यतीत करते । गलामो 
के कारथ स्वतत्र, किन्‍्मु गरीब लोगो का भाव सस्ता होता जाता और बेकारी 
बढती जाती । उसके दोबो का प्रदर्शन मसोपटेमिआ और रोम तथ्य चीन के इति- 
हास में विशेष रूप से पाया जाता है । 


जल र्‌ दर न 


जो मगर हार जाता उसकी बडी दुर्दशा होती । इज्जत, हरमन, धन-द्रौकृत 
सभी चीजें प्रायः छट ली जाती और नगर विध्वस्त कर दिया जाता। बाग-बगीचे 
काट डाले जाते, खेती रौद डाली जाती, भयकर अग्निकाड हृत्याकाड और 
नभंसता का प्रदर्शन होता । इस छीला के देदीप्यमान उदाहरण बेवीलान पर्स- 
पोलिस, कारथेज आदि है । इतिहास-प्रतिप्ठित व्यक्तित जैसे अलेक्जेण्डर (सिकन्दर ) 
तथा सोपिओं आदि के पश्चिम में और धर्मप्राण भारत में भी 'पुरीमवस्कन्द लुनीहि 
नन्दनम्‌ स॒पाण रत्नानि हरामरागना.' के दब्य असाधारण नही गिने जाते थे। सभी 
लोगों में चाहे वे पश्चिम, चाहे पूर्व के बयो न हो, उस जघन्य प्रवृत्ति का प्रचलत था । 
कभी-कभी क्षमा और गान्ति की नीति का भी आश्रय लिया जाता था । किन्तु 
इसके उदाहरण अनपाततः कम मिलते हू । 
उपर्यत्रत दोनों स्थितियों में नागरिक जीवन आशिक, सामाजिक और नैतिक 
समस्याओं की उलझनो में फेसता चला जाता, जिससे विपमता बठती जाती और 
नगर-राज्य को अवनति ह्ञोज्ञी जाती । सैनिक एवं व्यापारिक श्रेणी के लोगो के 
लिए एक ही सीधा मार्ग दिखाई दियां, जो पहले उनको विस्तृत प्रादेशिक राज्य 
ओऔर फिर साम्राज्य की ओर के गया। यद्यपि कुछ मनीपिण्गे ने चीन से 
यूनान तथा भारत से मिस्र तक सरल ग्रामीण ठग के जीवन के अनुपात से 
सुख्र और बान्ति का चित्रण कर छोगो को छौटने या निमंत्रण दिया, किन्तु 
परिस्थितियों और प्रदेशों के झकोरे मे प्रतादित सुख तथा एऐंब्वर्ण की खोज में 
आधिपत्य और शासन सुदृढ और वह्त काछू तक चल्ठा । जहां देसी व्यवस्था 
ने हो सकी वहाँ उसके प्रतिद्वन्द्री व्यक्ति अथवा वर्ग उसको दबाने का प्रयत्न 
करते रहे । 
आशिक पेचीदगी से राजनीतिक क्षेत्र नगर से बदकर राज्य, फिर साम्राज्य, 
तदनन्तर विश्वसाश्राज्य की ओर वढता चल्ण गया । जिनके पास ताँवा और काँसा 
तथा गाक्षगामी वाहन, घोड-सथ आदि प्राप्त करने के साधन अधिक थे उनको दसरो 
पर प्रमुत्वत स्थापन करने में अधिक-कटिनाई न होती । उत्थानभील समदायो के 
दमन करने की नीति का कारण आशिक सम्पन्नता के क्षीण हो जाने का भय था । 
परोक्ष गक्तियों क्रे सच्चे या झूठे ज्ञाताओं को छोडकर प्रत्यक्ष गस्त्र-वलूधारी 
गण अपने को शक्तिमान और प्रभुत्व का अधिकारी मानते थे । जहाँ राजा 
वातुओआ का समह अथवा व्यापार करता वहाँ णस्त्रवारियों का बछ अनुपातत: 
कम रहा। 


लोहे का प्रयोग 


ताम्र और काँसे का महत्त्व लोहे के प्रयोग से नष्ट-सा हो गया यद्यपि आज से 
पाँच हजार वर्ष पहले लोहे का पता चल गया था, जैसे के मिस्र तथा मसोपटेमिआ 
में प्राप्त कुछ अवशेषो से स्पष्ट है, किन्तु उसको कम व्यय से निकालने तथा गलाने 
की क्रिया का रहस्य जानने में अनुमानत. डेढ हजार वर्ष रूगे । ताँबे और काँसे 
से वह सस्ता तथा अधिक मजबृत और उपयोगी सिद्ध हुआ । उसके बने औजार 
और हथियार सस्ते होने के कारण साधारण लोग खरीदने और उनका उपयोग 
करने लगे | उसके दो नतीजे बडे महत्त्व के निकले । साधारण लोगो को औजारो 
और हथियारों के लिए घनिको का आश्रय उतना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक न रहा 
जितना कि पहले था । वे अधिक उपयोगी औजारो और हथियारो को स्वय खरी- 
दने लगें जिससे उनकी उत्पादन तथा जस्च्र-शक्ति बढी । फलत साधारण जनता 
को अपनी शक्ति और बलरू का नया अनूभव और नया उत्साह प्राप्त होने लगा, 
जिससे भविष्य में जनसत्तात्मक सस्थाओ के सस्थापन की सम्भावना बढली गयी । 
, पहले व्यापार विनिमय द्वारा होता था जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे 
वह पुरुष हो अथवा स्त्री, कुछ न कुछ काम करना आवश्यक था। स्त्रियाँ भी प्राय 
चर्खा चलाती थी । किन्तु जब से धातुओं का उपयोग बढने लगा और चोॉँदी- 
सोने का भी व्यापार और सिक्‍कों का श्रग्गेग शुरू हुआ तब से आथिक स्थिति में 
विषभता उत्तरोत्तर बढती गयी । जिसके पास सोना-चाँदी था वे उसका उपयोग 
काब्तकारी या वागवादी कराने में तथा अन्य वस्तुओ का कच्चा या बना हुआ 
माल खरीदने तथा बेचने में करते लगे । उन धनिको का मुकाबला छीोटे-मोटे 
कृषक न कर सके और अपनी खेती-बारी छोडकर ७४निको की चाकरी सस्ती 
मजदूरी पर करने के लिए मजबूर हो गये । यदि वैसा न करते तो काम करने के 
लिए गुलामो की कमी न थी । धनिक दिनो-दिन सम्पत्तिशाली होते गये और 
घन के वर पर वे राजनीति तथा सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालने 
लगे । उनका प्रभाव कुछ अश मे क्षम्य हो सकता है। किन्तु उसका दुष्परिणाम 
बहुत दूर तक पहुँचा । रोम साम्राज्य का इतिहास उसका प्रबल साक्षी है। व्यापक 
विकास का शायद वह भी एक अनिवार्य साधन था । 


सामाजिक गतिविधि 
यद्यपि मनुष्य अथवा उसके जत्थे कभी एक-से नहीं थे तथापि लाखों वर्ष 


| 


व जे. ०5 


तक उनकी शारीरिक, मानसिक तथा सामूहिक शक्ति में उत्तनी विधमता न थी जैसी 
कि परिस्थितियों की विभिन्नता और उससे उत्तेजना प्राप्त करके विकास ने उत्पन्न 
कर दी । अत्यन्त पुराने युग के प्रतीक अब तक इत्तस्ततः किन्तु विशेषतः अफ्रीका 
एवं दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया में पाये जाते है । दुर्माग्य अथवा संयोगवश 
जिनके दल दूर अकेले पड गये और अन्य दलो से सम्पर्क स्थापित न कर सके वे आज 
तक पुरानी स्थिति से बाहर न आ सके। सम्यता के विकास के लिए विभिन्न 
जनसमृदायों का आपम में सम्मिश्रण और आदान-प्रदान आवश्यक है | अविकसित 
समूहो की चर्चा भानवज्ञास्त्र का विषय होने के सिवा यह अप्रासगिक भी है । 
हम उसः स्थिति का विचार कर रहे हैं जो क्रपि कर्म से विकसित होती आ रही है। 
ग्रामो और नगरों में कृपि, व्यवसाय, वाणिज्य आदि से अनेक समस्याएँ 
उठ खडी हुई । भृहस्थ-जीवन उस परिस्थिति के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हुआ । कुदुम्व की वृद्धि, परिश्रम तथा क्षमता से कुछ छोग अधिक सम्पन्न हो. 
गये, किन्तु अन्य कुटुम्यी को सफलता कम या बहुत कम मिली । उसी प्रकार 
पेशेवरों में अनेक श्रेणियाँ हो गयी जिनभे कुछ अधिक, कुछ कम और कुछ बहुत कम ' 
सफल हो सके । ग्रामो तथा नगरो की समृद्धि से आकपित होकर रोजगार की आजा ' 
में छोग नगरो में आने लगे जिससे जनमंख्या तो बढी, किन्तु उसी के साथ जमीन 
अथवा रोजगार की कमी या अभाव से समाज में विपमता, अमीर-गरीब का भेद 
बहुत बढने लगा । आन्तरिक परिस्थिति के सिवा नगरो के आसपास खानावदोदों 
के दल जानवर हाँक ले जाने अथवा लुट-खसोट करने को ताक में मँडराते फिसते 
थे | नागरिकों को अपने जान-माल की चिन्ता बढ़ी । उसको रोकने के लिए दो 
बातो की तुरन्त आवश्यकता पडी एक तो सैनिको की जो नगर मे गान्ति रखने 
के सिवा बाहर के आक्रमणकारियों से उसकी रक्षा कर सके । दूसरी आवश्यकता 
थी जोरूजाँता, मकान, जमीन, जायदाद की आपसी नोव-खसोट से रक्षा करने के 
लिए कानूनों की । व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि से लेन-देन को नियमित करना 
बहुत जरूरी था । साराश यह कि सेना और कानून की व्यवस्था करना और 
उसके उल्लघन करनेवालो के लिए दण्डविधान बनाना समाज के लिए अनिवार्य 
हो गया । शस्त्र परिचाऊन के लिए वलिष्ट घरीर तथा साहस और कौशल प्राप्त 
करने के लिए परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता थी एवं कृषि करनेवालो के 
लिए दूसरे ढग के अभ्यास और मनोवृत्ति की। जहाँ स्वतंत्र कृपक कृषि से हटकर 
युद्ध-कार्य में लगे वहाँ प्राय. वे कृषि करने योग्य ही नहीं रहे । कृषि गुलामों के 


हारा करायी जाने रूगी या चौपट हो गयी अथवा महाजनो के हाथ बिक गयी । 
उस अवाछनीय व्यवस्था का ग्रीस और उससे भी अधिक प्रदशेन रोम के इतिहास 
में मिलता है । सिपहगिरी के व्यवसाय में लूमें हुए समुदाय की एक श्रेणी अथवा 
एक विश्विष्ट वर्ग बन गया । इतिहास मे प्राय. इस वर्म की प्रवृत्ति राज्याधिकार 
प्राप्त करने अथवा स्वयं किसी सफल सेनापति के नेतृत्व में स्वतत्र राज्य स्थापित 
'करने की ओर दिखाई देती है । सैनिक शासन साधारणत* ब्रा है क्योकि वह 
कठोर और अनदार ही प्राय. रहता' है । शायद ही कभी उससे लाभ होने की 
सम्भावना दिखाई पडती हे । सैनिक बल के नियंत्रण के लिए प्रजा राजा की या 
अन्य शासन-विधाता की शरण मॉँगती है. किन्तु थे दोनो प्रत और अदम्य सेनापति 
के विरोध से सशकित रहने के कारण किसी दूसरे सेनापति की सहायता चाहते 
है । साराश यह कि राष्ट्र और प्रजा के रक्षक स्वयं विपत्ति का कारण उसी प्रकार 
हो जाते है जैसे कि सफल व्यापारी या महाजन अर्थलोलपता के कारण निष्ठर और 
स्वार्थान्ध हो जाते हैं । हे 
उपर्युक्त दोनो प्रबल वर्गों को नियत्रण में रखने के लिए प्राचीन समाज में 
क्या प्रयत्त हुए और उन्हें कहों तक सफलता मिल सकी, इसके दो विधान उस युग 
के इतिहास में मिलते हैँ | पहला यह कि राजा का महत्त्व और उसका आतंक 
लोगो के हृदय में जमा दिया जाय । दूसरा यह कि शासन के लिए जनता स्वय 
अपने प्रतिनिधियों को चुने और उत्तको निश्चित अधिकार प्रदान करे । जनसत्ता- 
त्मक विधानों का ग्रीस में प्रयोग हुआ, किन्तु उनको उतनी सफलता ध्राप्त न हुई 
जितनी कि ईरान और मिस्र के सम्राटों को या सिकन्दर अथवा आगरटस सोजर 
आदि रोमराज्य के सेनापतियो को मिली । यह स्मरण रखना चाहिए कि सफल 
धसेनापति अनेक बार सम्राट बने । ग्रीस के जनसत्तात्मक राज्य को थोडे ही समय 
तक सफलता प्राप्त हो सकी । इसके सिवा उस जनसत्तात्मक समाज की जड में 
'भी गुलामी लगी हुई थी और उसमे ईर्ष्या, हेष, बेईमानी आदि दोषो की भी कमी 
न थी। ग्रीस में स्पार्ट नामक राज्य जनसत्तात्मक न होने पर भी सबसे ज्यादा 
दीर्घजीवी हुआ । 
/“. मिस्र, मसोपठेमिया, ईरान और चीन में कुछ छोटे-मोटे कबीलों क। छोड 
- राजा अथवा सम्राट का शासन रहा | प्रबल सेनानायको और छडाकू सेनिकदलो 
“का नियंत्रण करने के लिए राजा और धामिफ नेताओ के वर्ग में धनिष्ठ संबंध 
स्थापित हुआ । घामिक नेताओ के वर्म ने राजा के दैविक गुणों ओर पर्रोक्ष शक्तियों 


३० - 


के विशिष्ट क्ृपापात्र होने की घोण्णा की । राजा ने समाज में उनका प्रमुख 
स्थान निर्वारित किया और विवाब तथा कानून-रचना में उनको अपना धनिष्ठ 
सहयोगी बनाया । पुरोहितों और धर्माध्यक्षों का वर्ग परोक्ष बवितयों से सम्ब- 
न्वित और राजा से प्रतिष्ठित होने के कारण अन्य वर्गों से अधिक महत्व और सम्मान 
प्राप्त कर सका । कभी-कमी सैनिक वर्ग और धासिक वर्ग में सर्प हो जाता था, 
क्िल्तु उससे सामाजिक परिस्थिति में विशेष उल्ट-पछूट न हो सका । चीन में 
भी राजा विवान सम्बन्धी कार्य विद्वानों की सहायता से कराता था। वहाँ भी राजा 
को देवपुत्र समझा जाता था, यद्यपि वहाँ ईरान भारत आई के समान कोई सग- 


सत्ता थी, किन्तु उसको हटाकर प्रवकू सेनापति सम्गट्‌ बन गये और देवत्व का 
दावा करने लगे । 

समाजणास्त्र तथा इनिहास से यह जान पद्तता है कि प्रागेतिहासिक यंग से 
ही सर्वत्र एक वर्ग चला आए रहा है जिसका सबंध परोक्ष शक्तियों से माना जाता 
था | उससे अन्य लछोग डरते और उसका सम्मान करते थे जब ग्रामों का आरम्म 
हुआ तब उन्होने देवी-देवताओं के आलबय बनाकर अपना संगठन किया | छोग 
उनका विच्वास करने थे और राजा आदि उनने सहायता माँगते थे। नगर की 
वृद्धि के साथ उन छोगो वी मी उद्धि हुई । मेसोपटेमिया और मिस्र में जनता अपना 
अनाज उनके देवारूयो में जमा करती और आवश्यकतानसार लोग उनसे छेन- 
देन करते थे। जहाँ देवालय नहीं थे वहाँ नग्डार तो न बने, किन्तु उनका संगठन 
जारी रहा। वे लोग अन्य वर्गों की तरह अपने वजों को ही अपने परम्परागत 
अथवा आविप्कृत मंत्र-तत्र और अन्य विद्याएँ सिखाते थे। उन्हीं छोगो में पढना- 
लिखना, शिक्षा देना, हिसाव-किताव रखना प्राय, सीमित था । बौद्धिक और 


कक, 


वामिक क्षेत्रो पर अधिकार रखने के कारण बिना सैनिक गक्ति के उनका समाज 





के सभी वर्गों पर गहरा प्रमाव हुआ । वे द्वी राजा अथवा समाजमवित के समर्थक 
ओें | सैनिक वर्ग से कमी-कर्मी उनका सन्नर्प हो जाता था, किन्तु उनके सामाजिक 
महूल्व की व्यावहारिक क्षति न हुई । वे लोग युद्ध तथा व्यापार में देंदो से प्रार्थना 
करने के सिव्रा बहुत कम भाग छेते शथ्रे। उनकी जीविका का मुख्य स्रोत श्रद्धाल 
लागो का आतिथ्य और मेंट-पूजा थी | मम्माजिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक 
विशिप्टीकरण के साथ उनके संगठन, कर्तव्य तथा सरकार आदि मी अधिक 
मोमिर्त प्रतिप्ठित हो गये । सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविदि के संरक्षण 


में उनका विशेष भाग रहता था। परम्परागत नीतिव्यवहार को ध्यान में रखकर 
उन्हीं लोगों के निर्देश अथवा सम्मति से एशिया और मित्र में सर्वत्र न्याय की 
सीमाएँ, सामाजिक, व्यापारिक कत्तंव्याकत्तेव्य के नियम बनाये गये। वे काउन 
के समप्रह विभिन्न नामों से अन्य देशो में प्रसिद्ध हुए । भारत में वे ही सम्रह 
कमशास्त्र कहछाये । उनको प्रचलित करना राजा का कतंव्य कमोबेश सभी 
एशियाई और मिस्री राज्णें में समझा जाता था । भारत मे तो यह बहुत स्पष्ट 
था कि राजा प्रशास्तिधमंण स्वकर्मनिरता: प्रजा: । 


सभ्यता के विकास तथा संस्कृति के निर्माण में सर्वत्र विभिन्न वर्गों की गति 
एक-सी नही रही । कही और किसी समय एक वर्ग का, कही दूसरे का प्रमाव 
परिस्थितियों के अनुसार घटता-बढ़ता रहा। कार्थेज, श्रीस और रोम से व्यापारियों 
और सैनिको का, प्राचीन युग के एशियाई प्रदेशों मे पुरोहितों और सैनिको का तथा 
चीन में सैनिकों और परम्परावादियो एवं विचार॒को का अधिक महत्त्व रहा है । 
ह उपर्युक्त परिस्थिति मनुष्य ने जान-बूझकर नही गढी। जीवनरक्षा के 
लिए वह उसी प्रकार से स्वाभाविक थी जिस प्रकार पाथिव सृष्टि में पहाड़, नदी, 
वक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि का आविर्भाव हुआ । मनुष्य के जीवन में ऐसी परि- 
स्थितियाँ उपस्थित होती गयीं जिनसे विवश होकर वह प्रवाह में बहने लगा 
जिसके ओर-छोर का पता उसे न मिला । परिस्थितियो का पूरा ज्ञान प्राप्त करना 
दुःसाध्य ही नहीं शायद असम्मव भी है । तथापि इतना प्रकाश अवश्य पडा है 
कि उसकी मोदी-मोटी बातो और उसके महत्त्व की रूप-रेखा का आभास होने लगा 
है । उन सबका वर्णन किसी शास्त्रविद्योपष का विषय यदि कुछ हो सकता है तो 
सम्मवतः वह इतिहास है। अंग प्र॒त्यंग में कुछ गहराई से धुसने के छिए अनेक 
शास्त्रो की रचनाएँ होती चली जा रही है। भूमिका मे केवछ मोटी बातों की ओर 
कुछ इशारा करना आवश्यक है, इसलिए प्रतीत होता है कि इस पुस्तक के पाठकों 
को कुछ ऐसे सूत्र मिल जाये जिनसे वे देश विदेश के इतिहास को कुछ समझ- 
बूझकर पढ़ सके । इस उद्देशय से विषय का कुछ मुख्य किन्तु साधारण श्रेणियों 
में संक्षिप्त दिग्दशन देने का प्रयत्न किया गया है । ! 
मनोवृत्ति 
प्रकृति के जटिल बन्धन से कुछ छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को छाखो वर्षे 
तक भटकना और महान्‌ कष्ट झेलना पड़ा है । प्राण-रक्षा उसका स्वमावजनित 
डरे 


उद्देश्य रहा । अत: प्राण उसके लिए केवल स्वाभाविक ही नहीं, वल्कि सबसे 
महत्त्वपूर्ण विषय हो गया । 

जब किसी समुदाय को कृषि, गोरक्षा के लिए सुन्दर और उपयोगी भूमिमाग 
मिल जाता है और उसके लाम से वह परिचित हो जाता है तो उसको अपने अधि- 
कार में रखने के लिए जी तोडकर प्रयत्व करता है | उसी मनोवृत्ति का छोटा 
स्वरूप व्यक्ति अथवा क्ुटुम्ब के अपने हिस्से की रक्षा करने मे दिखाई देता है। 
वह मनोवत्ति पीढी दर पीढी मजबूत होती जाती है ओर देश-मवित का रंग 
पकड़ लेती है। यद्यपि उसकी जड़ में अनिवाये स्वार्थ है, फिर भी उस भावना 
को भावुकता और आत्मत्यागादि का रूप प्राप्त हो जाता हैं, जननी जन्मभूमिद्च 
स्वर्गादपि गरीयसी', हुब्वुल्वतन अजमुल्के सुलेमा खुश्तर, ख़ारेवतन अज 
सम्बुले रैहा खुश्तर' आदि काव्योक्तियों से वह सुसज्जित एवं सुवासित हो जाती 
है। अन्य भावों की तरह आरम्म में उसका स्वरूप छोटा किन्तु स्थायी दिखाई 
पड़ता है, किन्तु अनुकूल परिस्थितियों में घीरे-धीरे वह देश, राज्य एवं साम्राज्य 
के आकार का एवं विशाल होता चलता है । यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती 
गयी ती प्रायः संकुचित होते-होते वह अपने प्रारम्मिक स्वरूप में चला जाता है 
अथवा कभी-कभी देश-काल को उल्लंघित करके किसी अनिश्चित काल्पनिक मार्ग 
की ओर संकेत एवं आमंत्रण करता है; उदारचरितानांतु -वसुघव कुटुम्बकम्‌ ।! 


उपर्यकत संक्षिप्त वर्णन से यह अनुमान करने में कोई विद्येष आपत्ति न होगी कि 
व्यक्ति और विश्येपतः कुटुम्ब, समाज आदि में सम्यता के आरम्म में जमीन और 
जन की किन्तु आगे चलकर जर की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा करने की लारूसा 
परिस्थितिजन्य से स्वमावज॑न्य हो जाती हे। अकेले अथवा छोटे कुटुम्व, वुल अथवा 
वंश को कुछ समय में यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मरक्षा के लिए विधान, संगठन 
ओर शक्तिसंचय की अनिवार्य आवश्यकता है। तदनुसार वह सामाजिक, व्यावहारिक 
एवं आथिक नीति का चिन्तन और उनकी रचना का प्रयत्न करता है और उसके 
संरक्षण और प्रचलन के लिए राजनीतिक, सामाजिक आदि संस्थाएँ बनाता 
जाता है। ये सव क्रियाएँ देश, काल, पात्र, तथा साधन आदि के अनकलरू बनती 


बढ़ती या घटती रहती है। पत्तीन्रत, पतिन्रत, स्वामिभकति, राजभक्ति 
परिवार-कतंव्य, जातिसेवा, देश-सेवा आदि उपर्यकत मनोवत्ति के रूप-स्पान्तर 
अथवा भेद-प्रभेद हूँ । मर्यादापारून, जातिधर्म, कुलघम, कत्तेव्याकत्तेंब्य, विधि- 
निर्षंघ आदि की भावनाएँ उसी एक ख््रोत से निकली हँ। 


मानवगास्त्र तथा इतिहास उपर्यक्त मनोवृत्ति के अन्य कुछ प्रतिफलों को 
प्रदर्शित करते है । प्राय. यह देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य, कुटुम्ब, वर्ग, समाज, 
जाति अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते है । मिस्री, अरब, ग्रीक, ईरानी, चीनी, 
जापानी, भारतीय आदि सब देशिको और जातियों में यह भाव मिलता है। उसके 
लिए आत्माभिमान, आत्मसम्मान जात्यभिमान, देशाभिमान आदि छवब्दों का 
प्रयोग होता हे। उनकी हानि दु.खद और निन्‍्दनीय मानी जाती है। मनुष्य अपना 
उत्कषें, सम्मान तथा राम प्राप्त करने के लिए दूसरे से स्पर्धा करता, संघर्ष 
करता और कभी-कभी दूसरे का अपकर्ष ही नही, विनाश करने से भी नही हिंच- 
किचाता | यदि उससे कुल, जाति, देश, राज्य कौ लाभ हो तो वह अवगुण न समझा 
जाकर गुण समझा जाता है। पड्यन्त्र, कूटनीति, संघर्ष, युद्ध आदि की जड़ में ईर्ष्या, 
लोभ, मत्सर, द्रोह आदि गृप्त अथवा प्रत्यक्ष रूप मे उपस्थित रहते हैं। पाथिव 
कारणों से जो मनोवृत्तियाँ उत्पन्न होती गयी उनका घात-प्रतिधात-युकत प्रवाह 
प्रारम्भ से आज तक चल रहा है। ससार के रगमच परु उसके प्रदर्शन की झलक 
इतिहास शास्त्र में अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कुछ अधिक दिखाई पड़ती है। समय- 
समय पर उमकी प्रतिक्रिया होती रहती है जिसका सकेत उचित प्रतीत होती है । 


धामिक स्थिति 


मनुष्य को लाखों वर्षों तक प्राकृतिक कठिनाइयो और आपत्तियो के निवारण 
के लिए लड़ना-भिड़ना पड़ा । यहाँ तक कि युद्ध और सघषे करना उसके जीवन 
का व्यवसाय हो गया । भोजन, वसन एवं छाजन के सिवा उसको प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष शत्रुओं से बचने और युग-युगान्तर की निरन्‍्तर विषमताओ और आघात 
प्रत्याधात की थकान से विश्राम पाने की इच्छा स्वाभाविक हो गयी | उसके लिए 
अनेक प्रयत्न होते आ रहे ह जिनकी परिमाषाएँ घटती-बढती चली जा रही है । 
रत्ाकरजी की उक्ति संक्षेप मे इसी स्थिति की ओर सकेत करती है-- किते मन्वन्तर 
निरन्तर व्यतीत है है केगी पाप पुण्य परिभाषा जुटि जायगी ।” जहाँ या जब जिनकी 
जीवन की आवश्यकताएँ सरलता से पूरी हो जाती है वहाँ आरामतलवी बढ़ती 
है और जहाँ कठिनता प्राप्त होती है वहाँ परिश्रम की प्रशंसा होती है। सासारिक 
जीवन की विभीषिका से व्यथित होकर अथवा आरामतलबी की ससीमता और 
भोगशक्ति की क्षीणता से चिन्तित होकर मनुष्य अक्षय सुख-शान्ति की कंत्पना 
करता हुआ निद्वेन्द्र मुक्त होने के विधि-विधान के दर्शन, योग-प्रयोग, विप्रयोग 


न ने पे 


के मारग्गें खोजता है और अनेक प्रकार के तके-वितर्क और कुत॒र्क करता चरूुता 
है। उसी प्रयत्न के फलस्वरूप नाना प्रकार के दर्शनशास्त्र उसकी सफलता अथवा 
विफलता के द्योतक हो रहे हैं । यद्यपि गीता के अनुसार 'कि कर्म किमकमति 
कवयोष्प्यत्र मोहिता: ।' तथापि कार्याकार्यविनिश्वय पर विचार चलता जा रहा 
है। प्रत्येक देश की परिस्थिति देश, काल, पात्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसी 
दृष्टिकोण से देखने पर उसका समझना आसान हो जाता है । शाब्वतत की कल्पना 
में मौलिक और स्वल्पकालिक स्थितियों का प्रभाव शत्ी के गर्म में शज्ञांक के 
समान प्रतिविम्बित होने लगता है । 


धर्म का विकास 


धर्म के आरम्म और विकास के विपय में भी वही कठिनाई हे जो पुरातन 
संसार के अन्य क्षेत्रों में मिलती है । सम्यता की निम्नतर दबाओं में फेसे हुए 
मनुष्यों के व्यवहारों और विश्वासो, मनोविनान तथा ज्ञात धर्मो के लिखित अथवा 
अन्य प्रकार के अवशेषों के सहारे घामिक विकास का अनुमान किया जाता है । 
विज्ञानवादी किसी मनुष्य अथवा समूहविशेष को ईश्वर द्वारा धर्मग्रन्थ का प्रदान 
या उद्घाटन नहीं मानते । उनके विचार से अन्य सस्थाओ के समान घर्म का भी 
ध्ेरे-घीरे विकास हुआ है । उसकी जड थी मनुष्य की अनुनूतति, अनुमान, जान 
आदि में ही दृढ़ना उचित हैं। उनके मत से मनृष्य को नैसगिक घटनाओ को देख- 
कर आदचर्ये, मय और मन्दजिज्ञासा के साथ ही साथ अपनी दुर्बेखता और बेबसी 
का अनुमव हुआ होगा । जल्प्लाव, दवारिति, विजली, तूफानी वायु, आकाश तथा 
धरती के ओर-छोर की असीमता, सघन वनो की विभीषिका, हिंसक एवं प्राण- 
घातक जीव-जन्तुओ के उपद्रवो और जीवन की अस्थिरता आदि का प्रमाव सामू- 
हिक रूप से उसको बहुत भयंकर प्रतीत हुआ होगा । साथ ही साथ उसे जल, अग्नि, 
वायु, कन्द-मूल, फल, सूर्य, चन्द्र आदि से प्राप्त छामो अथवा सुख का भी अनुभव 
हुआ होगा । जीवन के नाशक तथा रक्षक दोनों पक्षों के वीच में मानव की मन्द 
बुद्धि बहुत समय तक झूलती रही होगी । कालान्तर में परोक्ष शक्तियो की सत्ता 
में उसका विव्वास जम गया होगा। 

दूसरी समस्या परोक्ष शक्तियों को सानुकूछ करने की रही होगी । अपनी- 
अपनी संस्कृति के अनुकूल उनको उन्हीं विधियों से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया 
गया जिनसे मनुष्यों का तोष होता था । उन्हें रिज्ञाने-वुझाने के लिए कोलाहल, 


नाच, गाना, स्वाँग, फल, फूल, अन्न, मद्य, भस्म, मछली, मैथुन, अभ्यर्थना, प्रार्थना, ह 
सूख, प्यास, उपवास, भयंकर शीत तथा गरमी का सहना, चरबलि, यहाँ तक कि 
अपने रक्‍त, अंग तथा प्राण की भेंट चढाने के विधान कमोबेश सर्वन्न बन गये । 
उन सब कार्यो का क्थधिपूर्वक सम्पादन करने के लिए ऐसे लोगों का, जिनका अदृश्य 
रूप से विभिन्न शक्तियों से सम्बन्ध माना जाता था, श्षमाज में विशेष मान होने 
लगा । 
भौतिक सत्ताओ मे सूर्य, चन्द्र आकाश, अग्नि, जलद, नद, घरती, वाय, वन, 
परवेत आदि को विशेष महत्त्व मिलना स्वाभाविक था। उनमे से कृषिप्रधान 
देशो में सूर्य का और मर्भूमि तथा वनस्पति-प्रधान क्षेत्रों मे प्राय. चन्द्रमा का स्थान 
ऊँचा माना जाता था। चीन वाले आकाश (देव) की अनन्तता के कारण उसको 
विशेष रूप से मानते थे । सूर्य की उपासना भारत, ईरान, मिस्र, रोम व यूरोप में 
प्रचलित हुई । अरब, यूनान, मेसोपटेमिया में च॒द्धमा का विशेष महत्त्व माना 
जाता था | कमी देवताओं में अपने-अपने भक्तों का पक्ष क्रेकर युद्ध छिड़ जाता 
था और भक्‍त अपने इष्ट की अभ्यर्थना और गुणगाद तथा दूसरों के द्वष्ट देवता 
की निन्‍दा और निरादर करते थे। लोग अनेक देवताओं का सम्मान करते थे 
यथा, “शज्नौ मित्र: शं॑ वरुण: शन्नौ भवत्वर्थमा । शन्न धच्द्रों बृहस्पति: शन्नो विष्णु- 
ररुक्रमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो 6 मेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि---इत्यादि । यूनान, 
रोम, मेसोपटेमिया और भारत में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी । 
प्राचीन यूग के देवताओ की प्राय. मनुष्यो की सी प्रवृत्तियाँ जैसे काम, क्रोध, 

मोह आदि, होती थी । पौराणिक ढंग की कथाएँ मेसोपटेमिया, एशियाई कोचक, 
मिरू, श्रीस और रोम में प्रचलित थी ।॥- देवताओं और मनुष्यों मे फिर भी बडा 
'मेंद था। मनुष्य रोग, जरा और मृत्यु के शिकार होते, किन्तु देवता उनसे मुक्त 
होते थे । देवियो की भी कल्पना देवताओं की कल्पना से मिलती-जुलती थी । 
उनमे भी करीव-करीब वैसे ही गुंण और दोष होते जो देवताओ मे पाये जाते 
थे। साराण यह कि मनुष्यों ने देवताओ और देवियों की कल्पना अपनी आकृति और 
प्रकृति के अनुसार कर ली । 


ईइ्वर की कल्पना 


धामिक विचारों के प्रसंग में ईब्वर की कल्पना के स्रोत्तों और मानव जीवन 
से उसकी सत्ता के विषय में विचार करना उपयुक्त होगा । अन्यत्र यह बताया 


न घि ्‌ ब्न्न० 


गया है कि नैसगिक घटनाओ से उनके पीछे संच्रालक शवितयों को सत्ता में मनृप्य 
के विश्वास का आरम्म हुआ । उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे शवितयाँ मचल जाने 
अथवा अप्रसन्न होने पर हानि और प्रसन्न होने पर लछाम पहुंचा सकती हैँ | कालान्तर 
में व्यक्त गुणों के पीछे भी देव या देवी की कल्पना बढती गयी । उसके परचाल 
यह विचार उत्पन्न हुआ होगा कि शक्तियों के व्यकत् रूपो में विभिन्नता होते हुए 
भी वस्तुतः एक प्रधान सत्ता है, जो विविध देवी-देवताओ में व्याप्त है। इस धारणा 
का भी स्रोत वाह्य जगत में पाया गया । जिस प्रकार वर्षा का जल, नदी का जल, 
जलागयों या समद्रो का जरू वस्ततः जल ही के विभिन्न प्रकार है. । दवाग्नि, 
सूर्याग्नि, भोजन पकाने की अग्नि, मणाल की अग्नि, आदि विभिन्न नामों में प्रयोग 
एक अग्नि नामक सत्ता का है । जो कभी प्रकट और कभी अप्रकट रहती है--- 
“अन्तिर्यथ को भुवन प्रविष्ट:', “जल हिम उपल बिलग नहिं जैसे ।” 

दूसरी विचारधारा प्रकृति तथा मनुष्य के व्यापारों में कारण और कार्य के 
संबंध पर विचार करने से निकलों । बिना बीज के व॒क्ष, बिना ऑग्नि के उपष्णता 
अथवा प्रकाश, बिना जनक या जननी के सन्‍्तति की सभावना नहीं, जैसे ही बिना 
कर्ता के सृष्टि का होना असम्भव है। इसलिए स॒ष्टि के साथ ही उसके विभाता की 
सत्ता मानना अनिवाय है। जब मानव-समाज मे नेतृत्व के विकास ने राजा तथा 
सम्राट्‌ की स्थिति प्राप्त की, जिसके विना शान्ति, न्याय अथवा सामाजिक जीवन 
की रक्षा नही हो सकती । तब एक ऐसी सत्ता की कत्पना हुई जो प्राह्मतिक नियमी 
के विधानों को रचती और उन्हें नियंत्रित करती है। उसके बिना न तो सृष्टि वी 
रचना और न प्रकृति का नियमित व्यापार चलू सकता हे । जिस प्रकार द॒प्टो और 
अत्याचारियों से राजा अथवा सम्राट रक्षा करता है, उसी प्रकार ईव्वर आश£ि 
व्याधियों से रक्षा करता है। वह साहुकार है त्वमेव माता च पिता त्वमेव' अथवा 
त्वमेव शरण मर्मा' आदि उक्तियाँ उस विचार-धारा को प्रतिध्यनित करती है । 

ईश्वर, देवी और देवताओं की कल्पना को दार्शनिक विचारको ने तर्क से, 
प्रज्ञावादी योगियो ने प्रज्ञा और अनुभूति से और कवियों ने भावनाओं से परि- 
प्छत और सुसज्जित करके इतना सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक, सारगभित और पुष्ट कर 
दिया कि उनका भौतिक आधार लप्त-सा हो गया और वे अलौकिक, आधि- 
दविक तथा आध्यात्मिक विचार श्रेणियों मे प्रतिष्ठित हो गये । देवताओं और 
विशेष कर ईइवर की सत्ता का ज्ञान मानव का महान्‌ क्रान्तिकारी अन्वेपण एवं 
उपलब्धि सिद्ध हुआ । विज्ञान अपने ढंग से उसकी खोज करने मे तत्पर है । साधा- 


रण व्यवितय् के लिए विश्वास, कीर्त्तत, पूजन के सिवाय अन्य कोई उपाय न मिल 
सका । 
प्राचीन मिम्र में वहाँ के सम्राट एसनातोन ने ईसा से १३७७ वर्ष पूर्वे एकेश्वर- 
वाद का खुल्लमखुल्ला प्रतिपादन किया , जिसके कारण बहाँ के लोगो में असन्तोष 
फेल गया । उसकी मृत्यु के बाद उस सिद्धान्त का मिस्र के सम्राटो द्वारा प्रचार न 
हंआ । किन्तु ईसा के पाँच-छः सौ वर्ष पूरे तक एकेश्वरवाद का प्रचार भारत, 
ईरान, फिलिस्तीन में हो गया । एको देवो सर्वभतेष गढः सर्वव्यापी सर्वभतान्त- 
रात्मा | कर्माध्यक्ष: सर्वमृताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणइच” नये एकेश्वर- 
वाद की पूर्ण उपनिषदीय व्याख्या है। वस्तुत: वैदिक युग की सहिताओ में भी 
उसके इत्तस्ततः प्रमाण मिलते है। किन्तु उपनिषदो में उस पर विशेष जोर दिया गया 
हैं। एकेब्वरवाद के साथ ही साथ चीन को छोड़कर सर्वत्र सविता की उपासना 
पायी जाती है । 
ईश्वर की अमूर्ते कल्पना दुस्साध्य होने के कारण सम्भवतः सूक्ष्मतत्वदर्शियों 
तक सीमित रही होगी । सर्वेस्ाघारण के लिए उसकी मूर्त कल्पवा ही सम्भव 
थी । विभिन्न वातावरणों- तथा रुचियो के कारण उसकी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
की गयी, जो 'भयानां भय॑ भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ 
आदि बचनों से प्रकट होती है । कहीं उसके पुरुष रूप में, कही स्त्री रूप में, कही 
दोनों मे सयुक्त और कही विकृत पशु पक्षी की मुखाकृति सहित, कही भरगनक, 
कही वीभत्स और कही सौम्य रूप में कल्पना की गयी । परमेश्वर के सिवा अनेका- 
नेक शक्तियो के अधिप्ठाता देवो और देवियों की मूर्तियाँ बना छी गयी । (मू्ति- 
पूजा का प्रचार पश्चिमी एशिया, यूनान मिस्र आदि देशो में विशेष रूप से हुआ । 
सिन्धु नद की संस्कृति अथवा सभ्यता समवत्तः पश्चिम से भारत में आकर बीद्ध 
युग में अच्छी तरह प्रचलित हो गयी ।) 
घमं सम्बन्धी दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रशन यह भी उठा कि क्या मनुष्य के शरीरान्त 
के साथ उसका नितान्त विनाश हो जाता है अथवा कुछ बच जाता है। बीज से 
वृक्ष और वक्ष से बीज की उत्पत्ति, सूर्यादि का अन्त होकर उदय होना, रात्रि के 
बाद दिन आदि दैनिक अनुभवों ने यह विचार पुष्ट किया कि शरीर के निधन के 
उपरान्त कही न कही व्यक्ति की सत्ता अवश्य रहती होगी । उस सत्ता के स्वरूप के 
सम्बन्ध में विविध विचार फैले, किन्तु सत्ता में विश्वास चीन से यूरोप और मित्र 
तक किसी न किसी रूप में जमा रहा। शवो की रक्षा और दिवंगत जीवों की पूजा- 


हम >5 


भेंट आदि का मलाधार यही विश्वास हैं। भारत में तो जीव के विषय में बहुत 
विचार हुए और उसको ब्रह्म का अंश कह दिया गया , यथा न जायते म्रियते 
वा कदाचित्‌ू--अजो नित्य: शाइवतोथ्य पुराणों न हन्यते हन्यमाने गरीरे ।* 

जरा और मृत्यु की अवश्यम्मावी घटता ने मानव ससार और विशेष कर 
दार्शनिको के छिए एक कठिन समस्या उपरिथत की । अधिकाश चिन्तको ने सासा- 
रिंक जीवन की अन्ततोगत्वा विफलता देखकर मरणोपरान्त सुख प्राप्ति की वेसी 
ही कल्पना की, जैसी देवी-देवताओं के सम्बन्ध में उनकी धारणा थी | कुछ को 
जीवनचक्र के अवसान में मुक्त दिखाई पडी । किसी ने इसी जीवन में सासारिक 
सुखो के उपभोग को नकद सत्य मानकर मरणोपरान्त स्थिति को कपोलकल्पित 
कह डाला | अवाघ एवं अतिशय स्वार्थ, अनियमित शारीरिक तथा मानसिक 
वासनाओं को समाज के लिए ही नहीं, वरन्‌ व्यक्ति के भी हिंत के विरुद्ध 
अनुभव कर उसको सीमित तथा नियय॑त्रित करने के यम और नियम वने । घार्मिक 
एव नैतिक विचारों की जड उपर्युक्त स्थितियों और अनुभवों के आधार पर वैज्ञा- 
निके इतिहासकार इसलिए भानते हूँ कि वे स्वयसिद्ध हैँ और उन्हें किसी परोक्ष 
शक्ति द्वारा जगत्‌ू-सचालन के भानने की विशेष आवश्यकता प्रतीत नही होती । 
कतंव्याकर्तेव्य, पाप-पुण्य की परिमाषाएँ भी देश, काल, पात्र की स्थितियों के 
अनुसार घटती-बढ़ती रहती है । 

फिर भी इतिहास दा्षनिको, तत्त्वज्ञो, योगियों तथा धर्मप्रवर्तकों के क्षेत्र में 
हस्तक्षेप की अनवाधिकार चेप्टा नही करना चाहता, क्योकि वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
के सिवा अन्य दृष्टिकोणो की संभावना को असभव अथवा मिथ्या कहने का आग्रह 
करना अनुचित एवं अनावश्यक समक्षता है। उसका केवल यही कहना है कि मनुष्य 
की विचारधारा और घारणा उसके ऐहिक जीवन के अनुभवों, सफलताओ विफल- 
ताओ, आशाओ और निराशाओ से उत्पन्न तथा विकसित पायी जाती है । 

परिस्थितियों को जीतने का प्रयत्न 


उपयुक्‍त विवेचन द्वारा मानवरसंसार की परिस्थितियों के महत्त्व पर विशेष 
ध्यान आकर्षित किया गया। सम्भव है कि कुछ पाठकों को यह प्रतीत हो कि 
मनृष्य केवल परिस्थितियो का दास है, वे जैसा उसे घुमाती है वैसा उसका 
व्यवहार होता जाता है, केनापि देवेन हृदिस्थतेन तथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि, 
इसलिए दासता से मनुष्य की भृक्तित नही हो सकती | आथिक, सामाजिक, राज- 


बन ३ ९ +« 


नीतिक, नैतिक आदि समस्याएँ कुछ ऐसी उलझ गयी है कि उचसे मिस्तार पाना 
असम्मव सा है. क्योंकि विश्व की प्रवृत्ति सरलता की ओर से जटिलता की ओर विक- 
सित होती चली आ रही है। यदि प्रकृति की यही निश्चित गति है तो आँख मीच 
ओर कान दबाकर चलते के सिवा कोई अन्य उपाय नही दिखाई देता । इस प्रकार 
की धारणाएँ ऐतिहासिक युगो में भी वनती रही है जिनके फलस्वरूप अनेक मत- 
मतान्तरों का प्रचार हुआ । प्रत्येक धर्म का इतिहास उस विश्वव्यापी रोग की 
चिकित्सा निर्धारित करने का प्रयत्न-सा करता दिखाई पड़ता है । रोग के विविध 
निदान निर्धारित किये गये और उनकी शान्ति के उपाय सुझाये गये जिनका अनु- 
मान प्रत्येक मुख्य धर्म और दर्शनों के संक्षिप्त वर्णन से किया जा सकता है। भव- 
चक्र से निकलने के लिए किसी ने तृष्णा का नाथ, किसी ने वेराभ्य, किसी ने ईश्वर 
की शरण, किसी ने सृष्टि के नैतिक विधान का अनुसरण आदि उपाय बताये । 

उन सबो में प्रायः ससार को असार बनाने की धारणा प्रकट अथवा गुप्त रूप से 

पिपी है। संसार अथवा चित्त के रोग की सत्ता मानकर «उसके निवारण के उपायो 

में विचारक लगे है, जिससे यह कहा जा सकता है कि सभ्यता अथवा सस्क्वेति 

की गतिविधि से असन्तोष बराबर जारी रहा । 


विस्तार की प्रवृत्ति 


इतिहास के अध्ययन से एक तो यह जान पडता है कि मनुष्य बर्बेर अन्ञान 

की तथा प्रकृति की दासता से मुक्त होता और उस पर विजय पाता जाता है । 
प्रकृति के रहस्यो के पर्दे हटते चले जाते है जिससे विज्ञान, दर्शन आदि की उन्नति 
निरन्तर हो रही है। मनृष्य का सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध 
छोटे-छोटे क्षेत्रो मे सीमित न रहकर उत्तरोत्तर बडे क्षेत्रो की सीमाओ का उल्लघन 
कर किसी बडी इकाई की ओर जान-बूझकर अथवा विवश होकर बढ रहा है । 
छोटे ग्राम बढ़कर नगर मे, नगर राज्य मे, राज्य साम्राज्य मे, क्रश निमग्न होते 
चले गये। मिस्र तथा ईरान, अलेकजेण्डर के साम्राज्य के गे मे छिप गये । रोम 
नगर से बढते-बढ्ते स्काटलेण्ड से लेकर एशियाई कोचक और भेसोपटेमिया तथा 
मिस्र और उत्तरी अफ्रीका तक साम्राज्य फैला लिया। पाटलिपुत्र का राज्यविस्तार 
कब्सीर से सेसूर और बंग से सिन्धु न॒द के आगे तक बढ गया । भारत में चकवर्ती 
राज्यस्थापन करना राजा का मुख्य आदर्श और घरर्मिक करेंव्य-सा हो गया ॥ 

ऋहोन के राज्य की सीमाएं मी उत्तरोत्तर बढदी चली जाती थी । 


कनननत, है ९] <ममकडि 


ऐसी ही प्रवृत्ति आ्िक क्षेत्रों मे, विशेषतः व्यापार के क्षेत्र में, दियाई पह़सी 
है। घामिक प्रचार तो हर प्रकार की रीमाओं को तीडकर जागे बढ़ना रहा है । 
यूनान में मिस्र तथा पश्चिमी एशिया के, एवं रोम में £रान, मिल, गनान और 
फिलिस्तीन के मतों का प्रचार हो गया । बौद्ध धर्म भारत के बाहर फारस, मध्य 
एशिया और चीन में फैल गया । मनुष्य मात्र को मानवी एसला के सुनहरे सारों 
से बाधने के लिए व॒ुद्, जरप॒प्ट्र, सा आदि प्रोणपण से प्रयत्न करते रह । सारण 
यह कि सभ्य संसार विज्वोन्मुत अथवा वसुर्धव छुट॒ग्बवाम को और बत्ता जाता 
था । झूप-रंग, गरीब-अमीर, ऊंच-तीच की विपमता, को परिरिथितियों के दखाव 
और विचारो के परिप्कार से कम करने के आन्दोलन सारे सम्य संसार में श्रानीन 
यूग में ही चलने लगे थे । 

जिस प्रकार मनुष्य अपने सामूहिक विराट रूप की रेसाएँ देखने लगा उसी 
प्रकार मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का सुध्म दर्शन होने लगा। मनप्य को दवा 
के अलावा परमार्थ, गरीर में जीव और जीव में विलक्षण शवितियों का शान होने 
लगा। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड का मूलगत संबंध, जीवन यी महत्ता, कर्तव्यानानंस्य 
का ज्ञान पूर्व से पश्चिम तक प्राचीन युग में ही शीघ्रता के साम फंड रहा था। उसे 
सामाजिक तथा मानसिक रोगों के निदान और उननते दसन-शमन करने के उपाय 
निकालने की क्षमता का अनुभव हो गया। ऐसी दशा में यद कहना कि मनुष्य में 
अपने तथा समाज के सुधार की भनत्रित नहीं; विश्वमात्मक है। मनुप्य अपना 
भविष्य स्वयं बना रहा है । परिस्थितियों को ममसने और उनको रबानुगल 
बनाने की चेष्टा इतिहास में बरावर दिलाई देती है। यह बात और है कि कभी 
परिस्थितियाँ उसे दवा लेती हूँ किन्तु अन्ततोगत्वा वह उनको बदलने में 
सफल हो जाता है। 

प्राचीन संसार में पाँच सहल्न वर्षों में सम्यता तथा संस्कृति का जैसा प्रचार 
हुआ वैसा पहले लाखो वर्षों मे न हो सका था। शान्ति, करुणा, दया, परमार्थ, 
सदसत्‌ के नारे चीन, भारत, ईरान, यूनान, रोम. यूरोप, मित्र सभी देशों में लगने 
लगे थे। कल्पना ओर ज्ञान के महत्व की ओर लोगों का ध्यान उत्तरोत्तर रझिच 
रहा था। सम्राठों ने मी उसका सम्मान किया, कित्तु व्यावहारिक नैतिक जीवन 
में उसको प्रतिष्ठित करना प्राचीन युग में सम्मव न हो सका। साम्राज्यवाद की 
सीमा पर सम्यता ठिठक-सी गयी। राजनीति और अर्थवीति का घर्मनीति से 
समन्वय न हो सका। उलदे घर्में और नीति पर भी उनका रंग चढ़ गया। 


न हैँ १ नल 


जिस प्रकार हजारो वर्षों के भयकर संघर्ष के पश्चात्‌ मनृष्य अपने संकुचित क्षेत्र को 
उपर्युक्त सीमाओ तक बढा सका है, उसी प्रकार उन सीमाओ को जहाँ उसका विकास 
रुक गया है, सघर्प द्वारा तोडने की क्षमता उसमे होना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य 
प्रतीत होता है । मनुष्य को बाहरी प्रकृति से उतनी आशका न रही जितनी बाहरी 
परिस्थितियों के फलस्वरूप आन्तरिक मनोवत्तियो से । यह कहना केवल अशत. 
सही है कि मनृष्य पशु है और स्वार्थे-परायण है, किन्तु यह भी सत्य है कि उसके 
गुण, कर्म और स्वभाव में सम्यत्ता और सस्क्ृति के विकास के साथ ऐसे परिवर्तन 
हुए और हो रहे है जो उसके जीवन के स्तर को बहुत ऊँचाई तक ले जाने की क्षमता 
रखते हैँ । व्यक्तिगत जीवन और कौटुम्बिक अथवा छोटे पैमाने के सामाजिक 
जीवन में भी उसकी ऊर्जस्विता का प्रदर्शन समय-समय पर होता रहा है, किन्तु 
उसको सभ्यता और सस्क्ृति के रूप में संसार भर में फैलने में यदि हजारों नही 
तो सैकड़ो वर्ष रूगने की अवश्य सम्भावना मानी जा सकती है। 


विकास बयों रुक गया ? * 


इस सन्दर्भ मे यह विचार उठ सकता है कि साम्राज्य की सीमा पर विकास 
क्‍यों रुक गया। उसका सबसे बडा कारण यह हुआ कि तत्कालीन विधान के 
अन्तर्गत भ्रमणशीरू जनसमुदाय जो अर्थ-बबेर दशा में इधर-उधर मारते-खाते 
फिरते थे, शामिल न किये गये । पदिचिमी यूरोप, पश्चिमी और दक्षिणी 
एशिया तथा चीन का तो संगठन हुआ, किन्तु उनके सीमा सम्बन्धी प्रश्न हल न 
हो सके। इसके सिवा उत्तरी और पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी चीन, 
अरब तथा अफ्रीका के बर्बर कबीलछे प्राचीन सस्क्ृति तथा सभ्यता से वंचित 
से रह गये । ससार के अन्य लोगो के विपय में तो उस समय सर्वेथा अज्ञान था । 
ऐसी दशा में विश्वव्यापी विधान की सम्भावना स्वप्न मात्र-सी थी। 

दूसरी कमी यह थी कि प्राचीन सम्यता गुलामी और दासता को दूर न कर 
सकी । समाज का एक बडा अंग रोगग्रस्त रहा जिससे वह कमजोर रह गया। 
तीसरा दोष अमीर और गरीब तथा शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच में गहरी 
खाई थी। चौथी आपत्ति घामिक असहिष्णुता के कारण उत्पन्न हुईं। ईरान 
और रोम में धार्मिक सहिष्णुता थी, किन्तु वहाँ के निवासियों में उस श्रद्धा और 
गभीरता की कमी थी जो मनुष्य के जीवन को मधुर, परिष्कृत एवं उदार वना 
सकती है। ईसाई धर्म को शुरू मे जो संघर्ष करना पड़ा उसका प्रभाव उनको 


नन २ 


मसहिष्णुता की ओर खीच ले गया। भारत, चीन तथा ईरान में कुछ सहिष्णुता 
थी, किन्तु कई कारणों से उनकी प्रगति भी रुक गयी । राजनीतिक स्तर को धर्म 
उतना *. उठा सका जितना राजनीति उसे नीचे गिराने में समर्थ हुई । वीद्ध घर्म 
ने संसार को असार और दु खमय कहकर मानवजीवन और सांसारिक संस्थाओं 
के प्रति उदासीनता पैदा कर दी। ईसाई धर्म की तरह उसका भी गठबन्वन राज- 
नीति से हो गया, जिसका परिणाम अन्ततोंगत्वा अच्छा न हुआ । अश्योक की 
घरमविजय की कल्पना और उसके द्वारा मनृष्य को सुवारने का प्रयत्न उसी के 
साथ समाप्त-सा हो गया । चीन में अवश्य सामाजिक जीवन और संस्था के सुघार 
के लिए कई प्रकार के सिद्धान्त निकले, किन्तु उनको कार्य रूप में लाने के प्रयत्न 
अनेक कारणों से सफल न हो सके । यूनान, रोम तथा वर्बरों के साथ संघर्ष होने 
के कारण ईरानी धामिक आन्दोलन के यथार्थ प्रचार में वाघा पड़ती ही रही । 
ईरानी समाज स्वयं उससे अधिक लाम न उठा सका। सारांश यह कि आथिक 
सामाजिक, राजनीतिक झौर धामिक संस्थाओं का यथेप्ट समन्वय न हो पाया 
'जिससे मानवता का विकास तेजी न पकड़ सका। पाँचवी वाघा आदान-अदाने 
के गीघत्र वाहनरूप साधनों की कमी थी। घोड़ों और रथों ने वाहनों में तेजी पैदा 
कर दीं जिनका उपयोग महत्त्वपूर्ण, किन्तु सीमित था। भाषा, लेखन-कला की 
विभिन्नता के सिवा कागज के अभाव से आदान-प्रदान मे मारी रुकावर्टे थी। मार्गों 
की अमुविवाएँ तथा और खतरे बड़ी भारी रुकावटें पंदा करते थे। उनसे नगर 
नथा छोटे राज्य का तो काम चल जाता था, किन्तु बढ़े साम्राज्य की 
आवध्यकताएँ पूरी न हो पाती थी। प्रगतिशील संसार की जरूरत उनसे पूरी न 
हो सकती थी । 

एक कारण यह भी बताया जाता है कि प्राचीन युग में स्त्रियों को अपने 
विकास का बहुत ही कम अवसर मिला । उनका मुख्य कर्तव्य जननी की हैसियत 
से बंध और कुल को श॒द्ध रखना, गहस्थी के साधारण काम करना और मनप्यो 
के विनोद के हर प्रकार के साधन उपस्थित करना था। उन क्षेत्रों में उन्होने 
अच्छा योग प्रदान किया, किन्तु पुस्षो से उनका स्थान निम्न रहने के कारण वे 
अन्य ल्षत्रा म॑ भाग न रे सको। युद्ध के सिवा अन्य सामाजिक, घार्मिक तथा राज- 
नीतिक कार्यो में वे सम्भवत. अच्छा प्रभाव डाल सकती थी । जो हो, उपर्यक्‍्त 


क्वारणो के सिवा सम्मव है और भी कारण हो, किन्तु इतिहास में वे उतने स्पष्ट 
नही मिलते | 


हू डे >« 


कुछ विचारको का कहना है कि चतुर, स्वार्थी और कुटिल लोगो अथवा वर्मो 
ने अपने लाभ के लिए समाज की रचना जान-बुझकर की । उस दृष्टि से उन्होने 
इतिहास की व्याख्या भी कर डाली । वह व्याख्या इसलिए सन्‍तोषजनक प्रतीत 
नही होती कि सम्यता और संस्कृति का प्रत्येक स्तर पिछले <तर की कमियो को 
दूर कर नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनता चला जाता है। जब नये स्तर की 
अपू्णता का तीब्नतर अनुमव होने रूगता हे तब उस्ते बदलने की प्रेरणाएँ ओर 
प्रयत्त होते हूं, यहाँ तक कि नवीन विधान प्रस्फूटित हो जाता है। 


इतिहास का प्रवाह अखण्ड है 


इसी विधि से मानव-इतिहास की शूंखरा क्रमबद्ध है। समाज के स्तर के 
बदलते में कभी कम और कभी अ्रधिक समय इसलिए लगता है कि व्यक्ति की तरह 
समाज भी परिवर्तन से झिझकता है । अतः जब तक एक स्तर के दोषो का पूर्ण 
परिपाक नही होता और उसकी अनुपयोगिता का तीज अनुभव नही हो जाता तब 
तक पूर्णतया काया-पढूट नही होता। प्रत्येक नवीन विधान पिछले स्तरों से ही 
विकसित होता चलता है। इसीलिए इतिहास और समाजग्ास्त्र के अधिकाश 
विद्वान्‌ केवल इतिहास के अखण्ड प्रवाह के सिद्धान्त की मानते है । इतिहास के 
निरूपण के सुभीते के लिए ही युगो में विभक्त करने का ढग अवैज्ञानिक होने पर 
भी चलता रहा है। जब गहरा और भारी परिवर्तन दिखाई पडने लगता है तब 
उसके लिए युग शब्द का प्रयोग वःर दिया जाता हे। अभी तक सभ्यता और सस्क्ृति 
का कोई ऐसा स्तर नही हुआ जो कमियों और दोषो से नितान्त मुक्त हो । क्योकि 
तब तक मानवसमाज का विकास होता रहेगा जब तक वह अपनी पराकाष्टा 
पर नही पहुँचता । सम्यता के किसी भी स्तर को गुणशून्य अथवा गुणपूर्ण कहना 
भ्रमपूर्ण होगा । प्रत्येक गुण दोषो की जाँच करता इतिहामग्रेमी का कर्तव्य है। 

इतिहास की गतिविधि के अनुसार जब तक व्यक्ति तथा समष्टि का समन्वय 
न होगा तब तक ससार में अश्ान्ति और भयंकर टक्‍करे होते रहना अनिवार्य 
सा प्रतीत होता है। प्राचीन इतिहास विश्व-इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अश होने 
परे सी मनुष्य के विकास की लीला का एक खण्ड-काव्य ही है | उस युग के अनन्तर 
नया हुआ और वया हो रहा है, यह मध्य तथा आधुनिक युग के इतिहास से सम्बन्ध 
रखता है । इतिहासज्ो की घारणा है कि इतिहास विगत युगो को समेटता हुआ 
अखण्ड रूप से प्रवाहित हो रहा है, उसका दूसरा छोर कब और कहाँ है इस सम्बन्ध 


बन डी >> 


में वे निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। केवछ इतना अनुमान करते हैँ कि उसका 
क्षेत्र संकीर्णता से उत्तरोत्तर व्यापकता की ओर बढ रहा हैं। उसकी गति “वक्त 
सरिता सरस की जिमि पतित, पावन पाथ की” सी है। मनुष्य समाज लछडता- 
भिड़ता, गिरता-उठता उत्तरोत्तर ऊंचे स्तरों पर चढ़ता व्यापकता की ओर जा 


रहा है । 
एवं श्रवतितं चक्र नानुवर्तनत्तीह यः। 
मधायुरिदखियारामों मोघं पार्थ स जीवति ॥ 


प्रथम खंड 


अध्याय १ 


मेंसोपटेमिया 


यद्यपि विद्वानों मे इस विषय पर कि सम्यता का आदिम विकास कहाँ हुआ, 
बहुत मतभेद है, तथापि यह सभी मानते हैं कि सस्क्ृति और सम्यता के लिए आथिक 
तथा सामाजिक जीवन में कुछ स्थिरता की अनिवार्य आवश्यकता है । जब तक 
मनुष्य खानावदोश है तब तक यह स्थिरता यथेष्ट रूप भे नही आती, किन्तु जब कृषि 
का आरम्भ होता है तब लोगो को कही न कही स्थिर होकर रहना आवश्यक हो 
जाता है। कृषि के विकास के साथ ही सम्यता के विकासका वातावरण विकसित 
होता है । 
वैज्ञानिकों की धारणा है कि कृषि का विकास पहले वहाँ ही हुआ होगा जहाँ 
उसके लिए प्रकृति ने काफी साधन एकत्रित कर दिये होगे । सम्भवतः ऐसे स्थान 
बडी नदिणे की तलूहटियो या कछारो मे, जहाँ की भूमि उपजाऊ और जहाँ सिंचाई 
की सुविधा हो, रहे होगे । हसके सिवा मनुष्यों के जमकर रहने के लिए उन स्थानों 
के जलवायु को आकर्षक हीना चाहिए। अन्‍न्वेषकों को उपयुक्त धारणा के काफी 
प्रमाण मिले हैं । ऐसी तलह॒टियाँ अधिक शीत होने के कारण पृथ्वी के उत्तरी 
माग में नही हो सकती । किन्तु मध्य तथा दक्षिणी एशिया और अमेरिका तथा 
उत्तरी पूर्व अफ्रीका मे वे मौजूद है । अब तक के पुरातत्त्व विज्ञान और अन्वेषणों 
से नील नदी, दजला-फरात, सिन्धु नदी की तलहटियो में आदिम सम्यता का होना 
सम्भव प्रतीत होता है। इन तीनो मे सबसे पहले कहाँ सम्यता का आरम्भ हुआ, 
यह निशचयपूर्वक कहना कठिन है। वुली, हाल, चाइल्ड आदि विद्वानो का अनुमान 
है कि सिन्धु नदी की घाटी मे ही आदिम सभ्यता के होने की अधिक सम्भावना 
है । मार्शल का भी मत है कि मिस्र तथा बेबीलोनिया और सुमेरिया की सम्यता 
से सिन्बु घाटी की सभ्यता पुरानी तथा श्रेष्ठतर थी । 
सिन्धु नदी की सभ्यता का वर्णन भारतवर्ष के प्रसंग के साथ आगे चलकर 
“किया जायगा । परिचिमी इतिहासकार प्रायः नील (मिस्र) या दजला-फरात 


र्‌ विश्व-इतिहास 


(भेसोपटेमिया) की सम्यताओ से प्राचीन इतिहास को प्रारम्म करते है । 
परिपाटी के अन॒ंकल मेसोपटेमिया का वर्णन यहाँ रख दिया गया हूँ 
दजला-फरात की घाटी में वैसी सम्यता विकसित नहीं हुई जैसी कि नील 
की घाटी की थी । इन नदियों के उत्तरी भाग का जलवायु और वनस्पतियाँ तथा 
पैदावार दक्षिणी भाग से भिन्न है। दक्षिणी भाग में भी एक-सी स्थिति नहीं। 
उदाहरण के लिए अवकद णीतप्रवान है किन्तु सुमेर में कम सर्दी हाती है । अतः 
दोनों प्रदेशों मे प्रकृति की व्यवस्था एक-सी नही पायी जाती । इसके सिवा मिख्र की 
तरह मैेसमोपटेमिया (आधुनिक इराक) सुरदित भी नहीं । मिस्र की रक्षा उसके 
समीप के विद्याल रेगिस्तान करले हैँ, किन्तु मेसोपटेसिया या उत्तरी एक पूर्वी माग 
विभिन्न जातियो से घिरा था जो प्राकृतिक साधनों से काफी सम्पन्न थी। उनकी 
ओर से मेसोपटेमिया को सदा आजञका रहती थीं। मित्र के स्वावरूम्बन के लिए 
गृह और अस्त्र-निर्माण के साधन प्राय पर्याप्त थे, किन्तु मेसोपटेमिया को वे बाहर 
से मेंगवाने पडते थे। पर्त्वर के अभाव के कारण सुमेरिया में नवप्रस्तर युग का 
हाना सम्मव न था। क्रिन्तु कृषि के छिए आवश्यक सावन वहाँ प्राप्त थे । 
दजला और फरात दोनो नदियाँ निफतस नामक पहाडो से निकली हैं | फरात 
पद्चिम की ओर मुडकर सीरिया और अरब के उत्तरी तथा पूर्वी रेगिस्तानों को 
बचाती मेसोपटेमिया को सीचती हुई फारस की खाडी में मिल जाती है । किन्तु 
दजछा पूर्व की ओर थोडा-सा झुककर सीधे नीचे की ओर बहती है। आश्च॒निक 
बगदाद के पास दोनो नदियों के बीच में केवल बीस मील का फासला रह जाता है । 
प्राचीन समय में ठोनो नदियाँ फारस की खाड़ी में अछग-अछूग गिरती थी, किन्तु 
आजकल दोनों मिलकर खाटी में गिरती हैं । वगदाद और फारस की खाडी के 
बीच में दोनो नदियों ने जो मेदान घेरा है वह तूबी जैसे आकार का है। उस मैदान 
के दाहिनी मोर सुमेरिया ओर बाई ओर वेबीलोनिया के राज्य स्थापित हुए । 
उसी तुविकाकार मूमि की नदियों के तट पर अनेक प्राचीन नगरो की स्थापना 
जिनका नाम उस युग के इतिहास और मसम्यता में प्रतिप्ठित है। नगर राज्य 
कालन्तर में विस्तार पाने छूगे । उनमें से कई साम्राज्य के रूप में विकसित हुए, 
जिनमें से कुछ का सक्षिप्त वर्णन इसी अध्याय में मिलेगा । 
इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अरब के रेगिस्तान के उत्तर, 
उत्तस्मूर्व एवं उत्तर-पश्चिम की ओर जो वर्तुलाकार भूमि-माग है वह हरा-भरा 
और उपजाऊ है । पश्चिमी भाग में सीरिया, फिलस्तीन और भूमव्य सागर कए 


उसी 


थ्धु 


मेसोपटेमिया हे 


तट है। उत्तरी तया उत्तर-पूर्वी भाग में मेसोपटेमिया है। उस भूमि-माग पर 
अमुत्व प्राप्त करने के लिए अनेक राज्यो ने समय-समय पर घोर प्रयत्न किये और 
मयकर युद्ध होते रहे । उस मृ-भाग पर एशिया के लोगों की ही नही वरन्‌ मित्र, 
ग्रीस, रोम वालो की भी नजर जमी रही और जहाँ तक बन पडा उसे लेने का उन्होंने 
अयत्न किया । उर्वेरा भूमि होने के सिवा एशिया, यूरोप तथा मिस्र के व्यापार 
के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण यातायात के राजमार्ग भी उस क्षेत्र मे होकर जाते थे, जिन पर 
अधिकार प्राप्त करने की अभिलाषा सबल राज्यो के लिए स्वाभाविक थी। 


सुमेरिया 
दजला-फरात की तलूहटी को यदि दो भागो मे विभक्‍त किया जाय तो नीचे 
का भाग, जो फारस की खाडी के ऊपर है, पूर्व काछ में सुमेरिया के नाम से 
प्रसिद्ध था। इस प्रदेश के मुख्य नगर लूगश, इरिच, एरिदू, उरनिप्पर आदि थे। 
इसी प्रकार ऊपरी तलहटी में भी अद्शुर, सिप्पर, किश, बेबीलोन आदि नगर थे। 
इन नगरो ने प्राचीन इतिहास के निर्माण में न्‍्यूनाघिक भाग लिया था। 
सुमेरियनों की कोई विशेष जाति न थी। जिस प्रदेश मे वे लोग आकर बस 
गये थे, उसका सुमेर नाम था। उस प्रदेश के निवासी सुमेरियन कहलाये । सुमेर 
या सुमेरिया के निवासी कौन थे और वे कहाँ से कब आये निश्चित रूप से अभी 
नही कहा जा सकता | वे तो अपने को फारस की खाड़ी से आया हुआ मानते थे । 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि सम्मव है वे मोहनजोदडो के निवासियों की 
ही कोई शाखा हो । पुरातत्वनों मे' इस विषय पर मतभेद है। कोई काकेशिया से, 
कोई मध्य एशिया से तो कोई मध्य सागर की ओर से उनका आना मानते हैं। 
यह तो प्राय' सभी मानते हैं कि वे लोग शुद्ध सेमेटिक मानव शाखा के न थे । समवतः 
वे मिश्चित जाति के थे | क्योकि सुमेरियन भाषा सेमेटिक भाषा से भिन्न थी 
और अपनी भापा ही के कारण वे सुमेरियन नाम से प्रख्यात हुए फिर भी सम्मव 
है कि उनमे कुछ सेमेटिक भी मिल गये हो । 
ढाई-तीन हजार वर्ष ईसा के पूर्व गश राज्य का अपने पडोसी उम्म राज्य से 
संघर्ष हुआ। उसमे लगश के तत्कालीन राजा ईन्नताम” को विजय प्राप्त हुई । 
उत्साहित होकर उसने इरिच, उर, किश नाम के नगरो को भी जीत लिया और 
“किशराज' को उपाधि धारण कर ली | अपनी विजय को एक प्रस्तर की शिल्ा 
पर उसने उत्कीर्ण करा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने मदोन्‍्मत्त होकर मन्दिरो 


है विदव-इतिहास 


की सम्पत्ति तक हृटपना शुरू की जिसका परिणाम यह हुआ कि “उरुकग्रिँ नामक 
एक सुधारक ने प्रजा का नेतृत्व लेकर राजा तथा धर्माधिकारियों के अत्याचारों 
का सफल विरोध किया । विजयी होकर उसने छूगण तथा सुमेर के राजा की उपाधि 
धारण कर ली । उसने मन्दिरों, नहरों और जलाशयों का ही निर्माण नही कराया 
बल्कि कानूनों में भी सुधार किये जिरासे गरीबों और विघवाओ की अत्याचारियों 
से रक्षा की जा सके । महन्तो को उसने गरीब प्रजा से ईंघन और फलों पर कर लेने 
तथा देवताओं पर चढ़ाई गयी पुजा को आपस में वटि लेने की मनाही कर 
दी । मृतकों के दफनाने की फीस बहुत घटा दी । सुधारो के कारण स्वार्थी दा 
में बिद्ेप वढा जिससे छाम उठाकर उम्म वालो के नेता जग्गिसी ने लूगश को 
ही नहीं, वरनू उर और एरिच को भी जीत लिया। इस पराजय से लगश 
की सस्कृति और शासन का क्षय और सेमेटिक लोगो का, जो अरब से आये थे, 
प्रमत्व बढ गया। दक्षिणी इराक (सुमेरिया) से निकठकर णवित का केन्द्र 
उत्तर की ओर बढा । उत्तर के अक्कद प्रदेश को जिसके मुख्य नगर किय, 
बेवीलॉन आदि थ, सुमेरिया का स्थान प्राप्त हुआ। 'जग्गिसी' ने एरिच में 
राजधानी स्थापित की और प्रेम की देवी इएन्ना (इनन्ना) के मन्दिर का निर्माण 
कराया । 

जग्गिसी के राज्य का थोड़े ही वर्षों में अन्त हो गया । शर्रुकिन (सरगान) 
नामक एक अनज्नातकुलशील किन्तु प्रतिमाणाली व्यक्ति ने उसको परास्त कर सारे 
इराक और उसके आस पास के क्षेत्रो पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया (२३५० ई० 
पूृ०) । सिप्पर के पास अशेद नगर को उसने अपनी राजघानी वनाया। सीरिया 
में उसके साम्राज्य के विकास का दूसरा अध्याय तव आरम्म हुआ जब शरंकिन ने 
समृद्र तट तक अधिपति होने की घोषणा कर दी । उसके एक लेख से यह प्रतीत होता 
है कि उसका साम्राज्य सीरिया और साइप्रस द्वीप के समीप तक फैल गया था | 
सम्भव है कि इसमे अत्युक्ति हो । मृत्यु के उपरान्त छोगो ने अपने हृदय में उसे देवता” 
का स्थान दिया । 

अक्कद का दूसरा उल्लेखनीय सम्राट नरम्‌ सिन! हुआ। उसने साम्राज्य की 
उत्तरी और पूर्वी सीमाओ को आगे बढाया । पर्चिम में लाल सागर से भूमध्य 
सागर के तट तक उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया । अपने विजयो का सजीव 


वर्णन भी सूसा की गिल्य पर उसने उत्कीर्ण कराया और अपने पितामह की 
तरह ही मन्दिरों का निर्माण कराने में उत्साह दिखाया । 


मेसोपटेमिया पु 


लगभग २३००--२१५० ई० पू० मे अक्कद पर जगरोस पहाड़ियो की गृुत्ति 
नामक एक भ्रमणशील जाति का भयकर आक्रमण हुआ। गृत्तिओ का ध्येय राज्य 
स्थापित करना न था। वे केवल लूटमार से ही सन्तुष्ट रहते थे। उससे एक यह 
लाभ तो अवश्य हुआ कि प्रत्येक नगर अपनी रक्षा के लिए बल बढाने का प्रयत्न 
करने लगा । फिर भी इसका परिणाम यह हुआ कि एक शताब्दी तक सुमेरिया मे 
अत्याचार और अव्यवस्था का बोलवाला रहा । आखिरकार लगदश नगर ने गुडिया 
नामक एक वीर योड्धा के नेतृत्व मे अपनी मान-मर्यादा की बहुत कुछ रक्षा कर ली । 
गुडिया की प्रेरणा से उस नगर ने कला, घर्में तथा साहित्य मे कुछ उन्नति कर ली । 
अपनी सेवाओ के कारण उसको भी देवत्व की उपाधि प्राप्त हुई। उसके सिवा 
एरिच वालो ने भी गृत्तिओ के देश को मुक्त कराने में उल्लेखनीय उत्साह दिखाया । 
किन्तु नम्मू नाम के एक व्यवित की (२१२५ ई० पू०) योग्यता और परिश्रम से 
उर नगर ने सबसे अधिक ख्याति प्राप्त की और सुमेर तथा अक्कद प्रान्तों को भी 
उसने अपने अधीन कर लिया । रूगभग सौ वर्ष तक उर नँगर के नेतृत्व में सुभे- 
रिया शान्ति और सौख्य के साथ सास्क्ृतिक उन्नति करता रहा। उस युग के 
धार्मिक साहित्य, मन्दिर, तक्षण कला, राजमवन, पुस्तकालय आदि के अवशेष 
उसकी कलाग्रियता की आश्चयेजनक साक्षी देते है। ऊरुनम्मू ने कानून 
रचना का जो आरम्म किया उसे उसके वशज शल्गी ने इतना उदार तथा 
व्यवस्थित कर दिया कि आने वाले राजाओ के लिए वह आईन का आधार बन 
गया । 


ईसा से करीब दो हजार वर्ष पहले सेमेटिक जाति की मरतू (एमोराइट) 
नामक शाखा ने पश्चिम की ओर से तथा एलाम (पारस) वालो ने पूर्वे की 
ओर से आक्रमण किये । मरतू लोगो ने उत्तरी भाग (अक्कद प्रदेश) और एलाम 
वालो ने उर नगर पर अधिकार जमा लिया। उन आक्रमणो ने सुमेरिया के साम्राज्य 
को सदा के लिए नष्ट कर दिया । एक सहखत्र वर्ष से अधिक तक सुमेरिया का दौ र- 
दौरा रहा । उसका प्रभाव वेबीलॉन, फारस पर ही नही अपितु सिन्ध और मिल्र 
तक भी जा पहुँचा था। अनुमान किया जाता है कि सबसे पहले सम्भवत. वही 
से नगर राज्यो, साम्राज्यो, कृत्रिम सिचाई, सोने-चाँदी की दरो, ब्याज, तथा कानूनी 
लिखा-पढी, लिपि शैली, पाठशालाओं, साहित्य, आभूषण के साधनों, मन्दिरों और 
महलो, शिल्प, मेहराबो, गुम्बदों आदि का सूत्रपात हुआ था। उसका दूसरा 
पहल्‌ चिन्ताजनक था क्योंकि बडे पैमाने की गुलामी, निरकुण सत्ता, धर्मा- 


दर विश्व-इतिहास 


धिकारियो की सत्ता और साम्राज्यवाद का प्रचलन भी वही से हुआ। सम्यता 
के विकास में उसकी देन बड़े महत्त्व की मानी जाती है। उसके प्रदर्थित मार्गे 
का कुछ न कुछ अनुसरण ग्रीस, रोम, ईरान और सम्मवतः भारतवर्ष ने भी 
किया । कुछ लोगो की तो यहाँ तक धारणा है कि चीन तक उसका प्रमाव जा 
पहुँचा । 


सामाजिक जीवन और रहन-सहन 


सुमेरिया के लोग जैसा ऊपर लिखा गया है, सेमेटिक जाति के न थे, यद्यपि 
आगे चलकर दोनो का सम्मिश्रण हो गया । उनका रग गेहँआ, नाक ऊंची, माथा 
ढाल, कद छोटा और नेत्र नीचे की ओर क्षुके हुए होते थे | कुछ लोग सिर पर वाल 
रखते और कुछ मुंडवा डालते थे। साधारण लोग क्रमर से ऊपर का हिस्सा खुला 
और नीचे का भाग घुटने तक ऊनी तहमत से ढका रखते थे । धवी लोगो की पोशाक 
गले तक होती थी । भारम्म में रहने के लिए सरकण्डे की झोपड़ियाँ उन्हें काफी 
थी किन्तु घीरे-धीरे मिट्टी के और फिर पक्की ईंटो के मकान बनने लगे । बीस 
इंच लम्बी, उतनी ही चौड़ी और साढे तीन इच मोटी ईटे काम में लायी जाती थी । 
लकड़ी या पत्थर के मकान उन साधनों के अमाव के कारण वहाँ न बनाये जा सके । 
सुमेर और अक्कद की संयुक्त जनसख्या शायद दस लाख रही होगी। लगश नगर 
की जनसख्या साठ हजार थी। नगरो में अमीर, मध्य श्रेणी के तथा गरीव और 
गुलाम रहते थे। गुलामो की सख्या उत्तरोत्तर बढती जाती थी । राज्य में केवल 
दो श्रेणियाँ मानी जाती थी--एक तो स्वतन्त्र लोगो की और दसरी गलामों की । 
यो ठो अन्तिम निर्णय पुरुष का ही होता और किसी-किसी दज्ा में वह स्त्रियों को 
वेच सकता अथवा उनके द्वारा कर्ज चुका सकता था, तथापि साधारणतया स्त्रियों 
के भी कुछ अधिकार होते थे। अपने पिता के घर से प्राप्त दहेज पर उनका पूरा 
अधिकार होता था और उसे वे जिसे चाहती दे सकती थी । वे स्वतन्त्र रूप से 
व्यापार कर सकठी और निजी दास भी रख सकती थी। यदि स्त्री वन्ध्या होती 
तो उसे तल़ाक दिया जा सकता था और यदि वह सन्‍्तान उत्पत्ति से इनकार करती 
तो डुवो दी जाती थी। व्यभिचारी पुरुष को क्षमा किन्तु व्यभिचारिणी को प्राण- 
दण्ड दिया जाता था। माता-पिता का सन्‍्तान पर पूरा अधिकार था। वे उन्हें 
घर से ही नही वरन्‌ नगर से भी निकाल सकते थे । पिता के न रहने पर माता का 
ही अनुशासन चलता था। स्त्रियो को जीवन में ही नहीं वरन मृत्य के वाद भी 


मेसोपटे सिया छ 


आभूषण पहनाये जाते थे। रानी सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी मानी 
जाती थी । 


सुमेरिया की शासन-व्यवस्था 


कुछ विद्वानों की राय में ऐतिहासिक युग के पहले सुमेरिया में बड़े-बूढो की 
सभा शासन करती थी किन्तु ऐतिहासिक युग के आरम्म से ही वहाँ राजसत्ता 
प्रचलित हो गयी । सुमेरिया के लोगो का विश्वास था कि संसार का शासन वस्तुतः 
देवताओं की सभा करती है। देवताओ की संख्या अगणित है किन्तु उनका मुख्य 
देवता है अनु' (आकाश का देवता), जो देवसभा का समापतित्व करता है। 
उसी से अन्य सब देवता अधिकार प्राप्त करते है । उसी प्रकार देवताओ को शक्ति 
और बल अनिल्‍ देवता (गर्जन-तर्जन का प्रमंजन) प्रदान करता है। वही देव- 
ताओ की इच्छा को कार्यान्वित करता है। इनके उपरान्त देवी निनमह” (घरती 
माता) तथा एकी' (जलदेवी ) का स्थान है। देवता और देवियाँ ही संसार का 
सचालन करती है । मनृष्य को उनकी इच्छा के अनुकूल चलने के सिवा कोई चारा 
नहो, क्योकि वह निर्बल और नश्वर है । इसलिए मनुष्य का कल्याण इसी में है 
कि वह भी अपना विघान देवताओ के विधान के अनुसार बनाकर उनकी इच्छा 
के अनुसार कार्य करे। उनको सेवा और आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य का 
अधिकार एवं कत्तंव्य है। उक्त सिद्धान्त के अनुसार नगर-राज्य का मुख्य शासन- 
कर्ता वहाँ का देवता था। उसकी सेवा का विशेष भार राजा तथा मुख्य पुजारी 
पर था। महत्त्वपूर्ण विषयो के निर्णय के लिए नगर के वयस्क जनों की समा आम- 
न्त्रित कर ली जाती थी। दिन-प्रतिदिन के साधारण कार्य के लिए वयोवुद्धो की 
एक कांयेकारिणी सभा थी। विशेष कार्य के लिए सभा अपने लोगो में से एक को 
चुन लेती थी। राजकाज, शासन आदि में स्त्रियो, बालको तथा गुल्ामों को भाग 
लेने का अधिकार न था। 

नगर का मुख्याधिष्ठाता तथा देवता का प्रतिनिधि राजा होता था, यद्यपि 
देवालय के मुख्य धर्माधिकारी का कत्तंव्य था कि वह धमं और शान्ति की रक्षा 
करे। केवल दुष्टो और शत्रुओं का दमन करता ही नहीं वरन्‌ एकच्छत्र राज्य 
स्थापन राजा का कर्तव्य था। यदि दैविक विघान का अक्षरशः पालन किया जाय 
तो पृथ्वी पर एक ही अधिराज (लुगल) महाराजा होना चाहिए जैसा कि विश्व 
में अनु! है। इस आदर्श तथा अन्य नीतिक, आथिक और शासनिक आवश्यकताओ 


८ चिहइव-इतिहास 


के कारण राजाओं में प्रमुख बनने की प्रेरणा अनिवार्य-सी हो गयी। जिस नगर 
का राजा विजय प्राप्त कर लेता वही का देवता राज्य का देवता माना जाता था । 
विजित नगर का देवता भी उस तगर के देवता के अधीन समझा जाता था । राजा 
को प्रजा से जिन्‍स के रूप में कर मिलता था। 

राज्य-विस्तार के साथ बान्ति के स्थापन के लिए मन्त्री तथा सामन्‍्तो की 
नियुक्ति की गयी । नगर का णासक 'एनसिस' कहा जाता था, जिसको नियुवत 
करना या हटाना राजा का अधिकार था। सामन्त अपने क्षेत्र की आमदनी से एक 
सना सज्जित करता और वहाँ का शासन करता था। आवश्यकता पड़ने पर 
सामन्‍्त राजा को सैनिक सहायता देता था। उक्त सेवाओं के कारण उससे किसी 
प्रकार का कर नहीं लिया जाता था । 

सुमेरिया के राज्यों का क्षेत्र छगमग सी वर्ग मील था। कृषि, जलू-वितरण, 
व्यापार तथा जनसंख्या बढने के कारण राजाओं में संघर्ष अनिवार्य सा हो गया था | 


आशिक व्यवस्था * 


उर के तीसरे राजवंग के खपडो पर उत्कीर्ण लेख हजारों की संख्या में मिले है 
जिनसे तत्कालीन आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन के समझने में अभूतपूर्व 
सहायता मिलती है। पहले यह समझा जाता था कि सुमेरिया का आथिक जीवन 
देवालयों पर आश्रित था किन्तु वह धारणा अब ठीक नहीं माची जाती । यद्यपि 
यह ठीक है कि खेती करने के लिए भन्दिरों के अधिकार में बहुत जमीन छोड़ दी 
गयी थी किन्तु उसका अनुपात क्रपि-योग्य मूमि का केवल छठा अंग था । सुमेरिया 
का आर्थिक विधान मृच्यत: कृषि पर अवलमम्बित था, यद्यपि वहाँ खासा व्यापार भी 
होता था | खेत बलों से जोते जाते और नदी, नहरों तथा नालियों से उनकी 
सिंचाई होती थी । गेंहँ, जौ, तिछ, मटर तथा अन्य बीजो की फलियाँ भी पैदा 
की जाती थी किन्तु जी की खेती अधिक होती थी। मनाजो के सिवा लोग खजूर तथा 
अनार के पेट छगाते थे। खेतों के पार चरागाह होते जिन पर मेड़ें, वकरियाँ, 
गायें और सुबर चरते फिरते थे । 

सरगन के समय की कृषि का कुछ पता चलता है। उदाहरण के लिए एक 
उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि रग॒द्य के एक देवालय के पास दस हजार एकड़ से भी 
अधिक कृपि-योग्य भूमि थी । मन्दिर तथा उससे सम्बद्ध सेवकों के लिए आवश्यकता 
के अनुसार खेत रक्षित करने के उपरांत वाकी सब जमीन लंगान पर किसानो को 


मेसोपटेमिया ९्‌ 


दे दी जाती थी। सबसे अधिक और प्रामाणिक सामग्री उर नगर के तृतीय राजवश 
के युग की प्राप्त हुई है। मिट्टी के खपडो पर खचित हजारो लेख मिले है जिनसे 
तत्कालीन आथिक व्यवस्था पर बहुत प्रकाश पडा है । यह निश्चित सा है कि कृषि 
के लिए भूमि नापी जाती थी और खेती के बीजो के वजन और पैदावार का विस्तृत 
लेखा-जोखा रखा जाता था। मवेशियो, व्यापार, उद्योग, यातायात, मजदूर आदि 
सम्बन्धी कार्यों का ब्योरा लिख लिया जाता था | जमा-खर्च का हिसाब रखने का 
ढंग, यूरोप वालो से पैतीस सहसख्र वर्ष पूर्वे, मेसोपटेमिया वालो ने आविष्कृत किया 
था। आवश्यक लेखों पर मोहर बना दी जाती थी । यद्यपि अधिकाश् लेख देवालय 
सम्बन्धी है तथापि उनसे साधारण सस्क्ृति तथा आर्थिक व्यवस्था की भी झलक 
दिखाई पड़ती है । अनुमान किया गया है कि छूगश के एक दर्जन से कुछ अधिक 
देवालयो के अधिकार में लगभग सौ वर्ग मील कृपि-योग्य भूमि थी । 

कृषि के सिवा मेसोपटेमिया में ऊन, ऊनी कपडो, चमडे, सोना, चाँदी और 
काँसे की चीजों का काम होता था। मन्दिरों और राजभ्भवनो में कारीगर नौकर 
रख लिये जाते थे जिनके काम, मजदूरी की दर आदि का हिसाब बाकायदा रखा 
जाता था। पिसाई का काम प्राय. स्त्रियाँ करती थी | सुमेरिया मे कई तरह की 
जौ की शराब भी बनायी जाती थी। 

नगरों का व्यापार जल तथा स्थल मार्गों से होता था। टीन, ताँबा, काँसा, 
सोना, चाँदी, हाथीदाँत और हड्डी के बरतन तथा जेवर बनाये जाते थे। ऊन से 
कंपड़े बने जाते थे । चमडे का भी कामे होता था । व्यापार या तो विनिमय द्वारा 
होता था अथवा निश्चित वजन के चांदी या सोने के टुकडो से । उधार अथवा कर्ज 
पर मी लेन-देन करते थे किन्तु सूद की दर पन्द्रह से तैतीस प्रतिशत तक होती थी । 


शिक्षा-दीक्षा 


व्यापार, मन्दिरों के हिसाव-किताब एवं घर्माज्ञाओ के कारण सुमेरियनो को लिपि 
तथा गणित का आविष्कार करना पडा। उनको सच्चे अक्षरों का ज्ञान न था। 
उनकी लिपि को क्यूनीफार्म-चिह्नलिपि कहते है । ऊपर से नीचे लिखते थे किन्तु 
वह बायी से दाहिनी ओर पढ़ी जाती थी । प्रत्येक प्रतीक एक सिलेबिल (शब्दखड ) 
का द्योतक होता था । इनकी सख्या चार सौ से कम न थी। सुमेरियनो का सबसे 
पुराना लेख साढ़े पाँच हजार वर्ष का मिला है। ईसा से २७०० वर्ष पहले उन्होनें 
लेख-माडार अथवा पुस्तकालय बना लिये थे। ऐसे एक॑ संग्रहालय में खपड़ो पर 


१० विश्व-इतिहास 


खचित तीस हजार लेख तरतीब से रखे मिले है । उनमें कविताएँ, प्रार्थनाएँ और 
गाथाएँ मिलती है । इनके सिवा कानूनी लेन-देन या लिखा-पढ़ी वाले सबसे पुराने 
लेख सभवत. सुमेरिया मे ही मिले हैं। अंकगणित, ज्योतिष, नाप-जोख का उनको 
कामचलाऊ ज्ञान हो गया था। उनका वर्ष वारह महीने का था किन्तु महीने का 
आरम्म वे चन्द्रमा से गिनते थे । इसीलिए हर तीसरे वर्ष उनको एक महीना बढाना 
पड़ता था। चन्द्रमा की पहली कला, अद्धंचन् तथा पूर्णचद्ध का स्वागत वे बड़े 
उत्साह से करते थे । 


कला-कौशल 


सुमेरिया के कवियों की रचनाओं के कुछ अश मिलते हैं जिनसे उनकी साहि- 
त्यिक रुचि का अनुमान किया जा सकता है । देवताओ की स्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ 
महावलवान गिलगमेश के अपूर्व बलप्रदर्शन की प्रशंसा, सृष्टि की उत्तपत्ति की 
कल्पना, जल से पिता आकाश और माता पथ्ची की उत्पत्ति, तथा देवताओं 
की वंशावली उनमें दी गयी है। प्रछय की कथा, स्वर्ग का स्वरूप जिसमें जरा, 
मृत्यु, आदि का अमाव था उनके काव्य के विषय हैँ । 

वास्तु कला तथा तक्षण कला की भी वहाँ कुछ उन्नति हो चुकी थी । पत्थर के 
अभाव के कारण उनकी इमारते इंटो से बनायी जाती थी जिससे कला की 
उतनी उन्नति न हो सकी जितनी की अन्यत्र समव हुई। उन्हे मेहराव बनाना 
आता था यद्यपि बड़े पैमाने पर उसका विकास वहाँ न हुआ ॥ एक के ऊपर एक 
वेदिकाओ वाली कई मंजिलो की 'जिगुंरत' नामक इमारत उनकी विशाल निर्माण 
क्षमता का अच्छा प्रमाण है। जिगुरत को वे लोग स्वर्म-यात्रा की सीढ़ी 
मानते थे । 

सुमेरियनों की सख्त पत्थर की तक्षण कला अधिक उन्नत न हो सकी । उनकी 
गढ़ी मूर्तियाँ मोडी सी, निर्जीव सी है किन्तु नुरम पत्थर और घातुओ की मूर्तियाँ 
अच्छी खासी है । सीप से जड़ाऊ काम बनाने में उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त 
हो गयी थी । 


३ 


घम 


सुमेरिया के निवासियों की धर्म मे बडी श्रद्धा थी और देवताओ मे गहरा 
विश्वास । इसी श्रद्धा से उनका जीवन ओतप्रोत था । जैसा कि पहले संकेत किया 


मेसोपटेमिया ११ 


गया है, वे लोग सर्वत्र, तथा प्रत्येक प्राकृतिक चमत्कार में किसी न किसी दैविक शक्ति 
की सत्ता की कल्पना करते थे। वे व्यक्ति के, स्थान के, जाति के तथा विश्व के 
देवताओ का अस्तित्व मानते और उनका आदर-सम्मान करते थे। आकाश का 
देवता अन' उनमे सर्वश्रेष्ठ तथा जगत्पिता माना जाता था । साठ का अक उसका 
प्रतीक समझा जाता था। साघधारणतया वह देवताओ तथा मनृष्यो से पृथक्‌ और 
तटस्थ रहता था । उससे नीचे एनलिल' देवता की, जिसका प्रतीकाक पचास था, 
गणना थी । वही संसार की व्यवस्था का स्थापक और अन्य सव देवताओं का अधि- 
ष्ठाता एवं शासक माना जाता था । उसके बाद चालीस अक के प्रतीक वाले देवता 
(एनकी? ) का स्थान था। वह ज्ञान का स्रोत था जिससे आयुर्वेद, लेखन कला, 
सस्क्ृति आदि का प्रवाह चलता था। चौथा स्थान तीस अक के प्रतीक वाले नवनर' 
नामक चन्द्रदेव का था जिससे गणित और फलित ज्योतिष का आविर्भाव हुआ 
माना जाता था। पाँचवाँ उतु' नामक सूर्य देवता था जिसका प्रतीक अक बीस था । 
न्याय का कार्य उसका विशेष क्षेत्र था। उपर्युक्त देवताओं के पश्चात्‌ इनन्ना देवी 
का स्थान था जिसका प्रतीक अक पन्द्रह था । वह प्रेम की प्रमुख अधिष्ठात्री होने के 
साथ ही साथ युद्ध की भी देवी थी। इन सबके सिवा बहुत से अन्य देवी-देवताओ में 
लोगो का विश्वास था। कुछ देवता हितचिन्तक एवं हितकारक और कुछ हानि- 
कारक माने जाते थे। किसी स्थान पर एक देवता और कही दूसरे देवता का 
प्राधान्य था। उदाहरण के लिए एनलिल का निप्पर नगर में, एनकी 
का एरुद्‌ में, नन्नर का उर मे, इनन्ना का उरुक में मुख्य स्थान माना जाता था। 
भयंकर देवो मे नरगरू', जो पाताल लोक में निवास करता तथा कुछ नगरो का 
अधभिष्ठाता था, प्रमुख माना जाता था। सुमेरियो के देवता कुमार न थे, वे दाम्पत्य 


जीवन से विमुख न थे, सभी की अर्द्धांगिनियाँ थी। 
सुमेरिया के निवासी मृतिपुजक थे । वे अपने देवताओं की मर्यादा के अनुकुल 


मन्दिर बनाकर वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित करते, बडी श्रद्धा एव भमवित के साथ उनकी 
स्तुति और प्रार्थना करते थे। फल, फूल, दूध, मवखन से ही नही वरन्‌ पत्र 
पक्षी के मास तथा मछली से और कभी-कमी नरवलि से भी देवताओं का पुजन किया 
जाता था। उनको प्रसन्न रखने तथा उनके मनोरजन के लिए देवदासियाँ रखी जाती 
थी जो उनकी ही नही वरन्‌ उनके नर-तनुधारी प्रतिनिधियों की भी तन मन से सव 
प्रकार की सेवा करती थी । बाद के युगो और सस्क्ृतियो की घारणा के अनुसार 
उपयुक्त व्यवस्था व्यभिचार-पोषक मानी गयी किन्तु तत्कालीन संस्क्ृति के अनुसार 


जा 


१२ विद्व-इतिहास 


वह व्यभिचार की सूचक न होकर निइछल और अश्ेेष आत्मसमर्पण की प्रमाण 
समझी जाती थी । 

मदिर की देख-रेख और विविध प्रकार के प्रवन्ध करने के लिए प्रति वर्ष पुजारी 
नियुक्त कर दिये जाते थे जिनका प्रघान या तो स्वयं राजा अथवा उसका कोई 
राजकुमार होता था । मन्दिरों के खर्च के लिए सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन दान 
कर दी जाती थी । खुदकाइत के छगान, और दूकानो के किराये से अच्छी आमदनी 
होती रहती थी । 

सुमेरिया वालों का विश्वास था कि मृत्यु के पढ्चात्‌ प्रकाशमय प्रलोक मिलता 
है जहाँ मले-बुरे सभी को जाना अनिवार्य है। नरक का अंधकार-ग्रस्त छोक उनकी 
कल्पना में नहीं आया था | मृतको को दफनाते समय उनके साथ भोज्य पदार्थ, 
अस्त्र-वस्त्रादि रख देते थे। सुमेरिया वालों ने मृत्यु के उपरान्त की स्थिति को उतना 
महत्त्व नही दिया जितना कि मिस्र वालो ने दिया था | 


बेबीलोनिया * 


उर नगर के पतन होने से मेसोपटेमिया के तीन टुकडे हो गये। उत्तर में 
वेवीलॉन', मध्य मे इसिन' और दक्षिण में 'लरस'। इस दुर्घटना के प्रमुख कारण 
सुमेरिया पर हुए एलाम वालो के आक्रमण और अन्तिम सेमेटिक जाति के एमोरित 
वंश द्वारा किया गया मयकर आक्रमण था। दो युद्धशील शत्रुओं के बीच में पिसकर 
सुमेरिया के टुकडे हो गये । लगभग दो सहख्र वर्ष ईसा से पूर्व एमोरित वंश ने 
वेबीलॉन मे अपनी सत्ता का केन्द्र बनाकर घीरे-घीरे उत्तरी प्रदेश पर आधिपत्य 
स्थापित कर लिया | बेबीलॉन के आगे उत्तर में असीरिया था। यद्यपि एमोरित 
लोगो की भाषा दूसरी थी तथापि लिखने के लिए उन्होने सुमेरिया की रेखा चिह्न 
लिपि का आश्रय लिया | तंबुओ में रहना छोड़कर घरो में रहने और नागरिक 
जीवन के प्रवाह में बहने रंगे । घीरे घीरे एमोरितों और सुमेरिया वालों का इतना 
सम्मिश्रण हुआ कि वे एकरस हो गये । 

चेबीलॉन में दो राजवंशों का शासन रहा है। प्रथम, एमोरित वंश का छठा 
राजा हम्मूरावी (१४ शती ई० पू०) बड़ा यशस्वी और प्रतापी निकला । उसने 
एलाम के राजा रिससिन को उरुक और इसिन से निकाल दिया । रूसर को जीतने 
के उपरान्त उसने असीरिया पर आक्रमण कर अपने राज्य की सीमा उत्तरी सीरिया 
तक बढ़ा दी । उसका साम्राज्य उतना बड़ा हो गया जितना कि उर के तृतीय 


मेसोपटेमिया श्र 


राजवंश का था । उसके साम्राज्य के कारण सुमेर और! अक्कद भी बेबीलोनिया 
कहे जाने रूगे | सुमेरिया की संस्कृति का इस नये साम्राज्य में विशेष संवर्धन 
और उत्कषे हुआ । हम्मूराबी ने किश नगर से फारस की खाड़ी तक नहर बनवा कर 
चहुत सी भूमि को उपजाऊ कर दिया । अपूने देवता भारद्‌दुक के लिए उसने बहुत 
बड़े देवालय का निर्माण कराया। अनेक महलों, मंदिरों के सिवा उसने फरात नदी 
पर एक पुल भी बनवाया । हम्मूराबी की रु्याति का विशेष कारण उसका न्याय- 
विधान या कानूनो का संग्रह है जो उसके लेखानुसार उसे सूर्यदेव (शम्स) से प्राप्त 
हुआ था। उसी के लेखानुसार उस कानून का ध्येय था प्रबलों के अत्याचार से 
निर्बेलो की रक्षा करना तथा जनता की भलाई के लिए पृथ्वी पर आलोक फैलाना । 
उसका आदर्श था न्याय और सदाचार की स्थापना करना और पिता के तुल्य प्रजा 
'का पोषण एव उत्कर्ष बढाना। कानूनो के उपर्युक्त संग्रह मे २८५ नियम व्यवस्थित 
रूप से विभकक्‍त है । निजी सम्पत्ति, जायदाद, व्यापार, व्यवहार कुटुम्ब, फीस, 
मजदूर एवं मजदूरी आदि विभागों में कानून संगृहीत है। उन कानूनों का दंड- 
विघान कुछ कठोर है। उदाहरणार्थ उडाऊ स्त्री, मघुशाला में जाने वाली पुजारिन, 
व्यभिचारी, डाकू और चोर आदि के लिए प्राणदड देने की उसमे आज्ञा है। दड 
विधान प्रतिशोघ के सिद्धान्त पर अवरूम्बित थे । पहले लोगो की घारणा थी कि 
हम्मूराबी के कानून संसार के संगृहीत कानूनों मे सबसे प्रथम है किन्तु आधुनिक 
गवेषणा ने यह स्थापित कर दिया कि उस परिपाटी का सुमेरिया वालो ने बहुत 
'पहले ही सूत्रपात कर दिया था यद्यपि उनका विधान उतना विस्तृत और व्यव- 
स्थित न हो पाया था । 
हम्मूराबी ने चालीस वर्ष तक राज्य किया (१८०० ई० पू०) । बेबीलोनिया 
'को प्रथम राजवंश रूगभग डेढ़ सौ वर्ष तक चला । तदनन्तर उस पर वक्षिण और 
उत्तर से आक्रमण होने लगे । एशियाई कोचक से हिट्टी लोग लूटमार करते रहे । 
परन्तु सबसे विनाशकारी आक्रमण जग्रोश पहाड़ो की ओर से कस्सी लोगो का सिद्ध 
हुआ। कस्सी हिट्टियो की तरह संमवतः इण्डो-आर्यभाषाभाषी थे । गण दश नामक 
उनका नेता दलबल सहित आकर दजला -फरात के पठार मे बस गया । यद्यपि उसका 
राज्य छोटा था तथापि बेबीलोनिया की शक्ति उस राज्य का दमन करने में असमर्थ 
रही । बेबीलोनिया के पुराने राज्य का पतन ईसा से सोलह वर्ष पूर्व हुआ तथापि 
एमोरित लोगों की बची-खुची सत्ता का नाश संभवतः सोलहवी शती ई० पू० में हो 
चुका था। यह क्या कम है कि उनकी संस्कृति तथा भाषा का सम्मान सैकड़ों वर्ष 


१४ विध्वन॒तिहास 


तक होता रहा । उसका प्रयोग हिंद्वियो, सीरिया और मिन्न में भी होता रहा 
उनकी संस्कृति का प्रभाव पश्चिमी एशिया पर ही नही वरलन्‌ ग्रीस की सम्यता पर 
भी पाया जाता है । 


समाज 


सुमेरिया की तरह वेबीलॉन में भी समाज की तीन श्रेणियाँ थी किन्तु उनके 
स्थान और अधिकार अधिक स्पष्ट तथा व्यवस्थित कर दिये गये थे। पहली श्रेणी में 
राजा, राज्य के पदाधिकारी, सेना के अफसर, धर्माधिकारी, जमीदार, घनी व्यापारी 
आदि थे। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत मजदूर तथा साधारण किसान थे जो अपने सेत 
की उपज का तुतीयाश लछगान के रूप मे देते थे । तीसरी श्रेणी में थे यद्ध में पके 
हुए लोग अथवा वे जो कर्ज अदा न करने के कारण गुलाम बना दिये गये थे। पहली 
श्रेणी के लोगों को बदला लेने का अधिकार था किन्तु उन्हें जुर्माना अधिक देना 
पड़ता था। दूसरी श्रेणी वालो को क्षति के लिए जुर्माना और हर्जाना स्वीकार करना 
पड़ता था । तीसरी श्रेणी के लोगों को गृुठाम की हैसियत से अपने स्वामियों की 
दासता में रहना पड़ता था । फिर भी वे छोग अपना विवाह कर सकते, अपनी 
सम्पत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते, भौर दामता से गृवित प्राप्त कर 
सकते थे । दास स्वतंत्र स्त्री से व्याह कर सकता था और उसकी सनन्‍्तान स्वतन्न 
समझी जाती थी । 

समाज की आधारशिला परिवार मानी जाती थी | स्त्रियों की भी स्थिति 
उस समाज में खराव न थी यद्यपि अच्छे घराने की स्त्रियाँ जनानसाने मे रहती थी । 
उनको अपनी खास सम्पत्ति रखने, अदालत में दावा करने, व्यापार करने, छेखिका 
बनने तथा तलाक देने के अधिकार पुरुषों के समान थे । विवाह के पूर्व रित्रयों को 
अधिक स्वतंत्रता रहती थी | माता-पिता कुमारियों का व्याद्व करा देते थे। प्राय: 
लोग एक ही स्त्री से व्याह करते थे। साधारणत. दम्पत्ति के अच्छे आचरण होने थे 
क्योंकि व्यभिचारी को प्राणदड तक देने का विधान था। अनाथो और विधवाओं 
के साथ विशेष रूप से न्याय किया जाता था। ब्रेबीछोनिया के कानून में अवस्था का 
कोई विचार नही किया जाता था। अतः छोटे-बडे अथवा लटको और'वयरकों का 
समान रूप से न्याय किया जाता था । 
आर्थिक व्यवस्था 


बेवीकोनिया का आर्थिक जीवन अधिकतर कृषपिमूलक था । वहाँ की ममि का 


मेसोपट मिया ५्५्‌ 


बहुत बडा अंश राजा और पदाधिकारियों तथा धर्माधिकारियो के हाथ में था । 
फिर भी सेमेटिक विधान के अनुसार भूमि मन्दिरों तथा पदाधिकारियो के अधिकार 
से धीरे घीरे निकलने लगी और नियमानुसार मृत्यु के उपरान्त वह मृदक के उत्तरा- 
घिकारियो में बँट जाती थी | बँटवारा होते होते ऐसी नौबत आ जाती जिसमे 
वशजो के हाथ में छोटे-छोटे भूमि के ट्कडे ही रह जाते जिनसे अपना निर्वाह असंभव 
समझकर वे उन्हें बेच डालते थे। इस प्रकार बडें-बडे जमीदारो के अधिकार से निकल 
कर बहुत सी जमीन या तो व्यापारियों या ऐसे व्यक्तियो के हाथ में चली जाती थी 
जो उसे लगान पर दूसरे व्यक्तियो को खेती करने के लिए दे देते थे । यह परिस्थिति 
'देखकर हम्मूराबी ने जमीन बेचने का अधिकार बडे जमीदारो के लिए सुरक्षित रखा 
किन्तु छोटे किसानो को न दिया । इसके सिवा उसने नयी जमीन पर खेती करने 
के लिए लोगो को उत्साहित किया । उधर जनसंख्या बढ़ने से भी नयी भूमि पर 
खेती करना अथवा कराना आवश्यक हो गया । राज्य ने अनेक नहरे और नालियाँ 
चनवा दी 'जिनकी देखरेख और ठीक रखने का भार काइतकारो को दिया गया । 
यदि कोई उनको बिगाडे अथवा ठीक न रखे तो उसको जुर्माना देना पड़ता था । 
अनाज तथा तरकारी की खेती के अलावा लोग फलो का, विशेषकर खजूर का, बाग 
लूगाते थे । यदि बाढ आदि देवी दुर्घटना से कृषि का नाश हो जाय तो किसान का 
लगान माफ कर दिया जाता था। वहाँ के लोग ऊंट, घोडे, बैल, भेड़ और गघे तथा 
बकरे पालते थे जिनसे दूध और चमड़े के अतिरिक्त माल लादने तथा सवारी का 


काम निकलता था। | । 
सुमेरिया के मुकाबले में बेबीलोनिया ने व्यापार में अधिक उन्नति की । उसका 


एक कारण तो कृषि-योग्य जमीन की कमी ओर दूसरा खरीद-फरोख्त के लिए घातुओ 
के टुकडो का अधिकाधिक उपयोग होना था १ बेबीलोनियनो को सिक्‍को का ज्ञान 
न था इसलिए वे धातुओ के टुकडो को वजन के अनुसार काम मे लाते थे। बेबीलॉन 
ने अधिकाधिक मात्रा मे ताँबा, चाँदी, सोना और राँगा मँगाना शुरू किया । आयात 
में हाथीदाँत, जवाहरात, लकडी और इमारत बनाने के पत्थरो की भी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होने लगी। व्यापार की वृद्धि के साथ व्यापारियो, दलालो और लेन-देन करने 
वाले महाजनो की सख्या बढ़ी जिससे सगठन की आवश्यकता का अनुमव हुआ । 
व्यापारियों के अलावा मन्दिर के अधिकारी भी लेन-देन करते थे । फलत: उनके 
संघ अथवा श्रेणियाँ बन गयी । वे स्वयं अपने नियम बनाते थे । पहले तो राजाओ 
ने हस्तक्षेप न किया किन्तु आगे चल कर वे कमोबेश नियंत्रण करने छगें। कार्य का- 


१६ विश्व-इतिहास 


व्यवस्थित संचालन करने के लिए लेन-देन, सूद, हुंदी, वसीयतनामा आदि की 
लिखा-पढी, वॉट, साझा आदि के कानून बना दिये गये । कानून द्वारा मजदूरी की 
दर और वस्तु का मूल्य निश्चित किया गया । उपर्यक्त आयात के बदले बेबी- 
लोनिया से सिले और गैर सिले कपड़े, चाँदी, तेल, णीणं और तांबे की बनी वटिया 
चीजें, लकड़ी का फर्नीचर, हाथीदाँत की वनी कारीगरी .की चीजें तया अच्छी 
ईंटो का बहुत निर्यात होता था | यूद की दर पचीस प्रति शत प्रति मास थी । 


शासन 


एक सत्तात्मक राज्य वेबीलॉन में मी था । राजसत्ता के पोषक जमीदार एवं 
घनिक व्यापारी तथा धर्माधिकारी थे | स्वानिक झासन में जमीदार का प्रमुत्व 
रहता था क्योकि अपने बल के सिवा राजा के भी बल का उसे भरोसा रहता था । 
फिर भी स्थानिक एवं नागरिक शासन में वयोवुद्ध तथा प्रमावणाली व्यक्तियों से 
परामर्श और सहायता ली जीती और उनका न्यूनाधिक दबाव भी रहता था। राजा 
से लेकर प्रजा तक सब लोग सूर्य-प्रदत्त हम्मूरावी कानून का सम्मान करते थे । 
न्‍्यायाल्‍ूय प्राय: मन्दिरो में होते थे जिनमें पहले तो घर्माधिकारी ही परन्तु बाद को 
अन्य लोग भी न्यायाघीश नियुक्त किये जाते थे । राजा अपने किसी भी पृत्र को 
राज्याधिकारी बना सकता था। इसका परिणाम यह होता था कि प्रत्येक राजकुमार 
की आभा रहती कि शायद वही राजा हो जाय । फलत: राजकुमारों में दल्वन्दियाँ 
और पड्यंत्र चलते रहते जो कभी-कमी भयंकर गृह युद्ध का रूप घारण कर छेते थे । 


शिक्षा-दीक्षा 


वेबीलॉन में शिक्षा-दीक्षा के केर्ध वहाँ के देवालय थे। वेबीलोनिया वाले विद्या 
तथा लेखन कला के बड़े प्रेमी थे । उन्हें पौराणिक ढग की कथाओ, गरिलगमिश्न की 
बीरगाथाओ, उपदेणात्मक आख्यायिकाओ एवं कहानियो तथा कहावतो के लिखते 
का शौक था । गणित तथा ज्योतिप के क्षेत्रों में उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। 
यूरोपीय विद्वान्‌ भी मानते है कि ज्योतिष का ज्ञान उनको वेवीलॉन से मिला । 
उनका सबसे प्रख्यात ज्योतिषी नेव रम्मानी विन वछुत ईसा से पूर्व पाँचवी शती से 
प्रसिद्ध हो चुका था। गणित के आधार पर उसने यह परिणाम निकाला था कि चन्द्र 
और सूर्य ग्रहण निश्चित प्राकृतिक नियम के अनुसार पड़ते रहते है । उनमें कोई 
अदूरय रहस्म नही | उसने चन्धमा की गति के अनुसार एक जंत्री भी तैयार की जो 


सेसोपटमिया १७ 


कई सौ वर्ष तक पश्चिमी एशिया और ईरान मे चलती रही । उसकी गणना टोलेमी 
तथा कोपनिकस की गणना से अधिक अच्छी मानी जाती है। फलित ज्योतिष पर 
भी बेबीलोनिया में काफी विचार और परिश्रम किया गया। गणित में वे सुमेरिया 
वालो के जोड, बाकी, गुणा, अश, सूक्ष्माश, चतुर्मुन, समकोण घनाकार आदि के 
चिह्नो का प्रयोग करते थे । उन्होने गणा, वर्ग, परिमाण के पहाडे तैयार किये, 
क्षेत्रफल, राशि, घनत्व आदि जानने की युक्तियाँ निकाली और बीजगणित में अनेक 
ढंग के सुधार किये । पाइथागोरस से बारह सौ वर्ष पहले वेबीलॉन वालो ने उसके 
नाम से प्रसिद्ध थ्योरियन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उनके गणित सम्बन्धी 
उल्लेखो का अभी अध्ययन हो रहा है जिससे इस विपय पर और अधिक प्रकाश पडने 
की सभावना है। 


निर्माण-कला 


ब्रेबीलॉन समृद्धिशाली नगर था । यद्यपि वहाँ की. सडके सेकरी थी और 
मकानो के बाहर की दीवारो का पलस्तर भद्दा था तथापि रहने के लिए मकानो मे 
अच्छा सुभीता था । बड़े हाते के चारो ओर लोग दोमजिले मकान बनाते थे। 
ऊपरी मजिल में सोने के और नीचे रहने तथा पूजा करने और मृतक दफताने के 
कमरे थे। मकान ईटो के बनाये जाते और छते छूकडी की धन्नियो पर पाटी जाती 
थी। राजमहलरू तथा मन्दिर विशाल और भव्य बनाये जाते थे। वहाँ के कारीगरो 
को खमों, सच्चे मेहरावो और वर्तुछाकार छतो के बनाने का अच्छा खासा ज्ञान था । 
मन्दिरो तथा अमीरो के धरो के बाहर भी रंगीन टाइल (फर्शी खपड़े) ऊुगाये जाते 
थे जिनसे इमारतो की शोभा बहुत बढ़ जाती थी । उन लोगो ने जिग्र॒रतो के बनाने 
में सफलता का अच्छा प्रदर्शन किया । बड़ा जिगुरत समवतः सत्तर फुट की 
ऊँचाई तक का था। सव से ऊंचा चबूतरा देवपीठ माना जाता था । 


जा 


पम 


बेबीलोनिया में देवी देवताओ की सख्या साढ़ हजार से अधिक थी | बेवि- 
लोनियनो ने सुमेरिया के देवी-देवताओं के नाम अदल-बदल कर उन्हें मी अपना बना 
लिया था | उनके पुराने देवताओं में थे अनू (आकाश देव) अथवा ख (ब्रह्म), 
दाम्स (सूर्य), नन्नर (चन्द्र) तथा बेल (घरती) आदि। प्रत्येक नगर, गाँव, कुट्म्ब 
और व्यवित का अपना विशेष देवता माना जाता था जिसकी पूजा साय प्रात.काल 
द्‌ 


श्८ विश्व-इतिहास 


अ्ध्य, तेल, अभ्यग, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ वडी आधघोीनतापूर्वक मजन और 
स्तुतियो के साथ की जाती थी। उनको पशु, खासकर छेरा, की वलि अर्पित करते थे। 
बेबीलोनिया का प्रमुख देव मरदक और प्रमुख देवी उष्टर' थी। इष्टर तम्मूृज की 
पत्नी थी । इष्टर रति की और तम्मृज कामदेव- का प्रतीक सा जान पड़ता है । 
तम्मृज के दहन की कथा भी वहाँ कही जाती थी। बेबीलॉन,निवासी देवी देवताओं 
से ऐहिक सुख और समृद्धि की याचना करते थे । उनका विश्वास था कि मृत्यु के 
पण्चात्‌ मनृष्य एक अंधेरी गुफा में दुखभय काल व्यतीत करता है । उसकी यातना 
ठीक ढग की अन्त्येष्टि क्रिया एवं यज्ञ से अवव्य कुछ कम हो जाती है। संमवतः 
परलोक की उन्होने भव्य कल्पना ही न की थी। भूत, प्रेत, पिशाच आदि में उन्हें 
बहुत विश्वास था। जादू-मन्तर (मंत्र) में उनका विश्वास था और अपनी मनो- 
कामना की पूर्ति के लिए उप्तका काफी प्रयोग भी वे करते थे। देवताओ के महत्त्व के 
अनुकूल मन्दिर निर्माण करके उसमे वे उन्हे प्रतिष्ठित करते थे । राजघानी तथा 
राज्य का सबसे बडा देवज्ञा मरदक' माना जाता था जिसकी प्रतिष्ठा उन्होने एक 
विशाल मन्दिर मे की थी। मन्दिर धन-धान्यपूर्ण रहते और उनमे पुजारी, सेवक, 
देवदासियाँ आदि नियुक्त कर दिये जाते थे! सबसे विचित्र प्रथा वहाँ यह थी कि 
अत्येक कुमारी को विवाह के पहले मन्दिर में जाकर किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना 
कौमाये समर्गण करना पडता था । पश्चिमी एशिया में ऐसी प्रथा बहत जगह 
प्रचलित थी। उसके प्रतिपालन बिना प्रेम एव संजनन की देवी इष्टर का आशीर्वाद 
प्राप्त होना असम्मव सा था । 

बेबीलोनिया मे मृतक दफनाये जाते थे किन्तु कुछ लोगो में दाह-क्रिया का भी 
चलन था। 


अध्याय २ 


शिखर 
( ३०००---१६०० ई० पू० ) हि 
मिस्र देश की नील नदी वहाँ की विशेष विभृति है। वह पथराली चट्टानों को 
जिनके पारव में रेगिस्तान है. चीरती हुईं समुद्र से जा मिली है। यद्यपि प्रति वर्ष 
उसमें बाढ आती है तथापि हटने पर वह दोनो तटो पर मिट्टी की ऐसी तह लगा जाती 
है जिससे अनायास ही सर्वेत्र हरियाली छा जाती और अन्नादि की बहत अच्छी उपज 
होती है। उसी की महिना से मिल्नवासी सहल्नो वर्ष से फुलते-फूलते रहे है और 
उनकी सभ्यता उन्नत होती रही है। समुद्र के समीप से उस स्थान तक जहाँ से 
वह फूटकर बही है, निचला मिस्र और उसके पीछे प्रथम प्रपात तक के प्रान्त ऊपरी 
मित्र कहे जाते हैं। नदी पर समुद्र तट से लगभग पाँच सौ मील तक नावे आ-जा 
तेकती.है । मिश्र का जलवाय अच्छा है। वहां गेहें, जो, सन तथा कपास खुब उत्पन्न 
होते है। उसी की महिमा से वहाँ हिरन, जिराफ, भेड़, बकरी, शेर, तेदुए, हाथी 
आदि भी अपना निर्वाह करते रहते हैं। कोई आइचये वही कि इृतज्ञता से प्रेरित 
होकर मित्र वाले नील को देवता मानते और उसकी रतुति करते थे। 
मिस्र के प्रागैतिहासिक निवासी कहाँ से और कब आये, निश्चित रूप से कोई 
नही कह सकता । अनुमान किया जाता है कि रूगमग सात हजार वर्ष पहले वे पूर्व 
देश से अदन होते हुए नील के तटो पर बस गये। यह भी कहा जाता है कि हब्श देश 
से सेमेटिक लोगो की एक शाखा के और पश्चिमी एशिया से दूसरी स्वतत्र शाखा के 
लोग आकर मिल जुरू गये। यही मिश्रित लोग वहाँ की सभ्यता के आदिम सूत्र- 
घार हुए। 
लगभग साटे तीन हजार से ३३२ ई० पू० वर्ष तक मित्र देश में ३१ वशों ने 
राज्य किया। उनका क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त नही होता । उनके ऐतिहासिक युग तीच 
है। पुराना (२७०० से २२८० ई० पू० ),मध्य (२००० से १७८५)ई० पू० और नया 
(१५८० से १०८५ ई० १०) । पुराना युग तीसरे राजवंश से छठे तक, मध्य मवे से 


श5 , विदव-दतिहात्त 


र 


यारहवें राजवंद तक और नया अठरहवें से वीसवें राजवंश तक का माना जाता है। 
अनुमान है कि आरम्म में मित्न के नदी-तट पर यहाँ-चहाँ मिश्न-मिम्न कुटुम्व के छोग 
बस गये थे जिनके रहत-सहन, विचार, संगठन आदि में बहुत कुछ समानता रही 
होगी। घन कुटुम्बो को ग्रीस वाले (यूनानी) नोम' कहते थे। कुछ विद्वान नोम 
को छोटे राज्य का बोधक मानते हैं। प्रत्येक नोम का एक नेता होता था जो उस पर 
शासन करता था। मिस्तरियों को तांदे, चाँदी और सोने का ज्ञान था । उनसे वे 
कई चीजें बना छेते थे। वे कृपि करते और नदी के ऊँचे तट पर 'शदफ' (ढेंकी) 
द्वारा पानी उठाकर नहरें काटते और खेतो वी सिचाई करते थे । वे अनाज , पीसते, 
नावे चलाते, सूती कपड़े और कालीन बुनते तथा आमृपण बनाते थे। ये जानवर 
पालते, मिट्टी के दरतन तैयार करते और उन पर चित्र बनाते थे। उनको तीस-तीस 
दित के बारह महीनों का भी ज्ञान था। मकर, श्रूया्ष और विड़ारू की आक्ृति के 
देवता भी थे। ,मिन्रदवासियों का परलोक में गहरा विश्वास था । थे मृतक को 
दफनाते समय उसके साथ अन्न, वस्त्र आदि रख देते थे। ्‌ 
आपसी कलह और संघर्ष से व्यधित होकर नोमो' ने मिल कर दो बड़े राज्य 
बनाये । प्रथम और द्वितीय राजवश ३२०० से २७८० ई० पृ० तक मिस्रियों पर 
राज्य करते रहे । उन दोनों राज्यो को एक बनाने का श्रेय मोन' नामक व्यवित 
को दिया जाता है। उसी को कुछ विद्वान्‌ राजा नरमेर मानते है। वह दोनों राज्यों 
पर शासन करता था। इसीलिए उसके मकुट भी दो रंग के, छाल और सफेद, 
रहते थे। थोय नाम के देवता से प्राप्त कानूनो को उसने प्रचलित किया। छोगों 
को कूरसी-मेज, एवं बेमव और विछास का उसी ने भार्ग दिखाया । महाराज 
प्रिरा' फैरो की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ । फैरो' का अर्थ है महावंध । उसके 
समय में लोग छ: श्रेणियों में विभक्‍त थे जिनमें राजघराना, रईस-सामन्त, देवर 
प्रथम तीन थी । शेप तीन श्रेणियों में लेखक, कारीगर, और कपक थे । राजा का तो 
कहना ही दया, अमीर सामन्तो के भी बढ़े ठाट-वाट थे। बगीचों में उनके भवन 
ईंटो के बनते थे, जिनकी छकड़ी में वढ्िया कारीगरी तथा भीतरी छत्तो पर वल्शीदे 
यथा फूछदार चाँदती, बनी होती थी और रंगीन ठीवारों, तथा शिव्पित मतियों 
आदि के सिवा सोनहछी वगरीगरी की भी अधूर्व शोमा दिखाई देती थी । उनके सनो- 
विनोद के छिए नाचने और गाने वाछों का मजरा होता था। किन्त गाँवों के किसान 
तथा गरीब लोग झोपड़ियो में या कच्चे गानों में रहते 


इतिहारा दा राबरें परिचित फेरों ्ोरेर था । उसका मंत्री इमहोतेप उरासे 


मिले + ५ ३१ 


भी अधिक प्रसिद्ध था। वह वैद्यक में, विज्ञान से, एव कलाओं, विशेषकर वास्तुकलों * 
में विशारद था। मिस्र वाले उसे ज्ञान-विज्ञान का देवता सानते और उसकी पूजा 
करते थे। उसके युग में मिस्र.के क््यापार ने अपूर्व उन्नति की । अनुश्रुति कहती है 
कि उसी ने सकक्‍कर के सीढ़ीदार पिरामिडो की रचना करवायी और *वहाँ 
के मन्दिर बनवाये जिनके खचित स्तम्म और, रंगीन मिट्टी की वस्तुएँ बड़ी 
सुन्दर थीं। 

मित्र के चौथे फ़ेरो वंश ने (२६८० से २५६० ई०पू० तक) इतिहास में अपना 
स्थान अमर बनता दिया। यह उस समय राज्य करता था जब सुमेरियों का राज्य 
फरू-फूल रहा धा। उसके समय में शायद व्यापार की उन्नति, खनिज पदार्थों की 
प्राप्ति और युद्ध-प्राप्त घन से इतने साधन एकत्रित हो गये थे जिनसे वे संसार को 
चकित करने वाले गीजे के पिरामिड बनवाये जा सके । पिरामिड एक प्रकार का 
रौज़ा है जिसमें वहाँ के राजाओं के शव रखे गये थे। वहाँ के मुख्य पिरामिड का 
बनवाने वाला उस वंश का फेरों कूफू नामक था | उसके उत्तराधिकारी काफे 
ने भी उसकी समता प्राप्त करने के लिए वही दूसरा पिरामिड बनवाया | काफ़े ने 
ऊप्पन वर्ष राज्य किया। मित्रवासियों का विश्वास था कि मरने के बाद यदि स्थूल 
शरीर की रक्षा की जाय तो उंसका सूक्ष्म शरीर, जिसे वे का कहते थे, उसी के साथ 
रहता है और अपनी आंवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। इसीलिए वे उसके शव- 
निवास में उसकी आवश्यकता की चीजें भी एकत्रित कर दिया करते थे । उस 
सामग्री ने पुराने मित्र के इतिहास एवं सम्यता पर अच्छा प्रकाश डाला है। कूफ के 
पिरामिड में पत्थरो की तेईस लाख .सिले लगी है जिनमें से डेड सौ छाई टन वजन वी 
है। उसकी ऊंचाई चार सौ इक्यासी फूट है। गीजे के पिरामिड पर एक पत्थर की 
मूर्ति १६० फूट लूम्बी है जिसका सिर तैतीस फूट लम्बा और मुख की चौड़ाई तेरह 
फूट आठ इंच है। उस पिरामिड के निर्माण मे एक छाख आदमी बीस वर्ष तक लगे 
रहे । पिरामिड संसार की भहा आश्चर्यजनक कृतियो में माने जाते ,है । इसके मुख्य 
कारण हँ उनकी कल्पना और उतने भारी वयन के पत्थरो को सुदूर से लाकर उतनी , 
ऊँचाई पर चढा ले जाना । इनके सिवा शवो को सहस्रो वर्ष तक सुरक्षित रखने की 


युक्ति भी वे ही जानते थे । उनके पहले और पीछे अद्यावधि किसी को यह कला 
न आयी। 


,.. पुरातन शझासको में अन्तिम राजा पेपी ने ९४ वर्ष तक (२७३८ से २६४४ 
ई० पृ० तक) राज्य किया । उप्तके बुढ़ापे से लास उठाकर बलझाली व्यदित 


हैँ 


५२ विशय-इतिहास 


स्वतंत्र होने लगे । मरने पर तो उन्होंने मिस्र में सामन्तशाही अराजकता फँला दी - 
जिसमें राजा की कोई न सुनता था। ऐसी परिस्थिति, लगमग छः सौ वर्ष तक रहो । 
अन्ततोगत्वा एक प्रतापी पुरुष ने बारहवें राजवंद् की स्थापना करके नये युग का 
सूत्रपात किया। 

पुरातन यूग मे मिस्र की सभ्यता में आत्मीयता, आत्मविश्वास और भात्मोत्कर्प 
का विशिष्ट मात्रा में विकास हुआ | उसमें मिस्रवासियों का स्वजातीय परिश्रम 
और पुरुषार्थ विशेष रूप में परिलक्षित हुआ। उसका मुख्य कारण संभवतः यह था 
कि मित्र पर विजातीय लोगों का प्रभाव कम था। किन्तु ज्यो-ज्यों विजातीयी का 
दवाव और प्रमाव बढता गया त्यों-त्यो मिस्र की सम्यता में परिवर्तन होता गया । 
बाहरी प्रभाव के साथ-साथ आन्तरिक स्थिति में भी ऐतिहासिक प्रवाह से परिवर्तन 
होता रहा। उदाहरण के लिए राजा की शवित जो पहले केन्द्रित और एक सत्तात्मक 
थी, विकेन्द्रित होती गयी और सम्पन्न तथा बलशाली व्यवितयो की सख्या बढती गयी । 
इसका परिणाम यह हुआ कि राजा के आथिक सावन उत्तरोत्तर संकुचित होते 
गये। इसके सिवा वबर्डे-वड़े मकवरो तथा मन्दिरों के वनवाने तथा उनके प्रवन्ध और 
संरक्षण के लिए अनुदान निश्चित करने के कारण राजकोप तथा राजा की भूमि की 
कमी होती गयी । यह भी संभव है कि छठे वंश के फेरो का राज्यकाल बहुत लम्बा 
तथा कमजोर होने के कारण उत्साह संवर्धन एवं प्रमति पोषण में बाधक सिद्ध हुआ 
हो । उसकी मृत्यु के पदचात मित्र का प्राचीन मानचित्र जञ्ञीघ्रता से वदलने लगा 
और उसका संगठन टुटता चला गया। प्राचीन सम्यता का दृष्टिकोण बरतुतः 
ऐहिक और लौकिक था। उसको संरक्षित और सुदढ़ बनाने के लिए घामिक और 
अलौकिक विश्वासों और सामसतों का आश्रय आवश्यक सम्झा जाता था। उस यूग 
का मुख्य ध्येय छौकिक सिंद्धि थी जिसके साधनों में धर्म यद्यपि गौण तथापि अनिवार्य 
और आवश्यक माना जाता था। 


शिक्षा तथा कला 


उच्च तथा मध्य श्रेणी की आधथिक स्थिति अच्छी थी । किन्‍्त किसान प्राय: 
गरीब थे। मिखियो का जीवन अधिकतर क्षिमहक था। क्ृपि का क्षेत्र सीमित 
होने के कारण यह आवश्यक था कि उससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय । 
इसीलिए नील की तऊ॒हटी के उपजाऊ होने पर भी छोग उसे जोतते और खाद देते थे $ 
गेहूँ, जी, अलसी, सब, फलियाँ, दाल, सत्जी की खेनी होती थी। खजूर के पेड़ और 


'सिल्र ५३ 


विविध प्रकार के फूलों के पेड़-पौधे लगाये जाते थे । खेती के अलावा पशुपालन भी 
आवश्यक था। पशुओं में गाय, बेल, गेड, बकरे, सुअर, गधे और पक्षियों मे बत्तखें, 
पाली जाती थी। उस यूग से मिस्र में ऊंट और घोड़े न थे इसलिए यात्राएँ प्रायः 
गधो पर होती थी। 

तगरो में मब्य श्रेणी के छोग, व्यापारी, कारीगर, उद्योग-घंघे वाले रहते थे । 
राजघानी तथा देवस्थानो मे उनका विशेष जमघट होता था जो स्वाभाविक ही था । 
पत्थर, लकडी, ताँबे, सोने और चाँदी की सुन्दर चीजे तथा सूती परदे और कपड़े 
आदि बनाये जाते थे और बाहर भेजे जाते थे। उनके बदले मिस्र वाले मसाले, आवनूस 
लकडी, हाथीदात, सोना और लकड़ी की घतन्नियाँ तथा तछते मंंगाते थे। साधारण- 
तया व्यापार विनिमय द्वारा होता था। बडे व्यापार मे चाँदी और सोने के टुकडों का 
प्रयोग किया जाता था। व्यापारी अरब सागर से एशियन सागर तक और न्यूबिया 
तथा एशियाई कोचक तक आते-जाते थे । 


शासन 


इस युग में राज्य की राजघानी थिनिस से हटाकर मेम्फिस में स्थापित की गयी 
क्योकि शासन के लिए वह स्थान अधिक उपयोगी था। 'नोम' शब्द का प्रयोग प्रान्तु 
के अथ मे भी किया जाता था। प्रान्तीय शासको की शक्ति पहले तो सीमित थी 
किन्तु धीरे-धीरे वे शक्तिशाली और स्वतत्र से हो गये (२४२०-२२८० ई० पू० ), 
यहाँ तक कि वे राजा की भी अवहेलता करने का साहस क्रने लंगे। फिर भी राज- 
सत्ता का इतना आतक था कि राज्य तथा शासन की स्थिरता को कोई भारी घकका 
न पहुँकेश्मुका । राजा के आतंक का एक विशेष कारण तत्कालीन घारमिक भावना 
थी। राजा का स्थान देवपुत्र ही नही वस्न्‌ देवता के समान माना जाता था। वही 
प्रमुख घर्माध्यक्ष, सेनाध्यक्ष तथा न्यायाध्यक्ष मिना जाता था । उसकी विवाहिता 
रानी का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। अतः वंशानगत होने के 
कारण राजसत्ता किसी नये वश के लिए दुष्प्राप्प थी । 

राजा की आज्ञाओ को कार्यान्वित करने के लिए अगणित राज्य कमेचारी 
नियुक्त थे। व्यावहारिक दृष्टि से मिश्र का शासन नौकरशाही करती थी जिसमें 
समाज की किसी भी श्रेणी का व्यक्ति भरती किया जा सकता था। पहले प्रान्त का 
शासक राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसे प्रायः प्रान्त के छोगो में से चुना 
जाता था किन्तु आगे चलकर वह भी वंशानुगत हो गया। प्रान्तीय शासक ही वहाँ 


र्४ .... विदव-इतिहास 


का सेनापति तथा शासनाध्यक्ष होता था। वही लगान, कर, सिंचाई, न्यायाध्यक्ष 
आदि का कार्य करता था। उसके निर्णय के खिलाफ राजा के मंत्री के पास अपील 
की जा सकती थी। मुख्यमंत्री का पद प्राय: राजकुमारों को ही दिया जाता था। 
एक मंत्री उत्तर के और दूसरा दक्षिण के प्रास्तों के लिए नियुवत था । 


शिक्षा तथा कला 


पुराने युग के आरम्म होने के पहले मिस्र में सम्यता ने उल्लेखनीय उम्नति कर 
ली थी। मिन्नियों को इतना काल ज्ञान हो गया था कि चान्द्र बरष को छोट कर उन्होंने 
तीन सौ पैसठ दिन के सौर वर्ष की प्रतिप्ठा की (२८५० ई० पू०) । उसी के अनुसार 
वे अपने हिसाव-किताब तथा ऐतिहासिक घटना" क्रम का वर्णन करने लगे थे। इसके 
सिवा पत्थर को काटकर इमारतें तथा मूतियाँ भी बनाना ऊतहोने प्रारम्भ किया 
जिससे निर्माण कला के विकास के लिए नया रास्ता खुल गया । लेखन कला का भी 
स्वरूप बदल दिया गया। पहले वे चित्र-लेख अंकित करते थे, तदनन्तर स्फूट 
चिह्नो का सयोजन कर उन्होने विचार संकेतों का प्रयोग किया। प्रत्येक विचार का 
चित्र निर्वारित कर उसे उपर्युवत संकेतों से मिला कर उन्होंने एक लिपि शैली बनायी 
जो 'डिमोटिक' नाम से प्रसिद्ध है। पिरामिड के निर्माण में गणित, योजना, कला 
कौशल, नाप-जोख, हिसाव-किताव, संगठन तथा व्यवस्था का प्रदर्शन हुणआ। उसके 
विकास में युगों का प्रयास और चिन्तन पाया जाता है। सब बातो पर विचार कर 
यह निष्कर्ष अनिवार्य हो जाता है कि ऐतिहासिक युग अर्थात्‌ ३००० ई० पृ० के 
पहले मित्र देश ने सभ्यता के विकास में विलक्षण उन्नति कर ली थी जिसकी समता 
शायद ही कही अन्यत्र पायी जा सके । 

मिद्र में तंक्षण; मूतिकला तथा चित्रकला ने भी उन्नति की । पत्थर, रूकडी 
ताँवा पर बे मूर्तियाँ बनाते थे जिनमें सजीवता तथा अंशांशी अनुपात और सुडौलपन 
पाया जाता है। दीवार पर पलरतर लगाकर ऐसे मिन्न-भिन्न चित्र वे रचते थे जिनमें 
यथार्थता का, विविध भावों का और व्यवितत्व का अच्छा प्रदर्शन हुआ। उनके बनाये 
चित्रों का अद्यावधि सम्मान होता है और उनसे तत्कालीन जीवन पर अच्छा प्रकाश 
भी पड़ता है। 

पुराने युग में शिक्षा का मुख्य ध्येय मनुष्य को व्यवहार-कुशल, शिप्टाचारी 
बनाते हुए जीविका चलाने के योग्ये बनावचा था। शिक्षितों का आदर्श लेखक की 
नौकरी प्राप्त करना था। तत्कालीन रचनाओं मे घामिकता का भी पुट मिलता है । 


सिर 'श्प 


गणित, लिखना-पढ़ना तथा उपदेशात्मक सुसाषितों को याद करना शिक्षा के मुख्य 
अंग थे। किलक की कलम से पेपाइरस वृक्ष की छालों पर लेख लिखें जाते थे । 


ई्‌ः 


घम 


मिल्ल वालों का परलोक में अटूट विश्वास था । उनकी घारणा थी कि प्रत्येक 
थदार्थ जैसे नदी, पहाड़, तारे, वृक्ष, सूर्य, चन्द्रमा आदि में देवता है । उनकी सख्या 
अनन्त और उनके व्यवहार विचित्र है । महत्त्व के अनुसार उनकी भी साधारण, 
मध्य और श्रेष्ठ श्रेणियाँ है । कुछ देवता स्त्री या पुरष की आकृति के और कुछ. 
मछलियों अथवा मगर, कुत्ता, बिल्ली, बैल, दरयाई घोड़े तथा पक्षियो की आकृति 
के है । देवताओं की चेष्टाएँ, उनके स्वभाव और व्यवहार मनुष्यों जैसे है। 
विविध रूप रंग होते हुए भी देवता एवं मनुष्य मे समान तत्त्व है । प्रत्येक ग्राम, 
नगर तथा प्रान्त का विशिष्ट देवता होता था| सारे राज्य में प्रथम सम्मानित 
देवताओं में प्रकाश का देवता होरस' था जिसका घड़ म॑नुष्य का और मुख बाज 
'पक्षी का था । पाँचवें राजवंश मे उसका स्थान रे अथवा रा' नामक सूर्य को प्राप्त 
हुआ। उनके अलावा 'प्रेह' जो कारीगरों का देवता था नुत' नाम्मी व्यो देवी भी 
जातीय देवताओं में गिने जाते थे । 

मिस्र वाले मृत्यु को जीवन का अन्त नही मानते थे | उनका विश्वास था कि 
मृतक वस्तुत: मरा नही बल्कि अनिश्चित काल के लिए सो रहा है। इसीलिए वह 
मृतक का शरीर मकबरों मे रक्षित कर देते थे और उसके साथ उसकी आवश्यकताओं 
के पदार्थ और खाने-पीने की चीजे रख देते थे। शरीर को अनुप्राणित करने वाला 
का नामक तत्त्व माना जाता था। उनके अनुसार मरने पर का” अमरत्व के 
देवता ओसिरिस' के सामने उपस्थित किया जाता था। यदि का' ऐसे व्यक्ति का 
हो जो ह॒त्यारा, देवनिन्दक, माता-पिता के साथ कुव्यवहार करने वाला, चोर, 
दूसरे का माल हड़पने वाला था तो उसको एक भयंकर दैत्य खा जाता था। किन्तु 
यदि वह उन दोषो से मुक्त रहा होता तो उसको अमरत्व प्रदान कर दिया जाता था। 
यमलोक्‌ के अधिपति ओसिरिस की स्त्री उसकी बहिन आइसिस' कही जाती थी । 

मिस्र की राजकता का पोषण वहाँ के धामिक विश्वास और विचार करते थे । 
मिस्र में विजातीयों के अधिकाघिक आगमन तथा धर्माधिकारियों के उत्तरोत्तर 
बढ़ते महत्त्व के कारण राजा की शक्ति मे क्षीणता आती गयी । समाधियों और डे 
बड़े देवालयों के निर्माण पर अपार घन खर्चे होता रहा | फलत:ः सामन्तों और 


३६ पिश्यदरिश्वाए 


धर्माधिकारियों की शविति और आर्थिक स्थिति जिस अनुपात से बढ़ी उरी अनुपात 
से राजा का आतक और कोष घटता गया । इसके सिवा मिस्र के छोग धर्म को ऐहिक 
सुख और सिद्धि को सावन समझने छगे जिससे पुरानी सम्यता का दृष्टिकोण बदलता 
चला गया। 


सध्ययुंग (२३७५-१८०० ६० ए०) 


मध्यबग्रग का आरम्म बारहवे राजवंग से गिना जाता है। दुछ विद्वाला की सय 
में इस वण में सीग्रो खत मिश्रित था जिसके कारण उनमें अधिक पुस्पार्थ का प्रदर्शन 
मिलता है। उसका संस्थापक आमेनेमहेत' के नाम से प्रख्यात हुआ | मेमफिस से 
साढे चार सी मील पर थेवेज मे उसने अपनी राजथानी स्थापित की । उद्गबत सामच्ती 
का दमन करके उसने नयी राज्य-व्यवस्था का प्रचछकन किया जिसका आये चलकर 
वर्णव किया जायेगा | इस बद्ा में अन्य दो प्रतापी राजा हुए । इनमें से सेनुसरेत 
प्रथम ने नील नदी से लाछ समुद्र तक एक नहर खुदबाई, करनक, हेलिओपी लिस और 
अवाइस के विशाल मन्दिरों की रचना करायी तथा अपनी विश्ञाल मूर्तियों की भी 
स्थापता करवायी । दूमरा प्रतापी राजा सेनुसरेत' तृतीय हुआ जिसने न्यूविया की 
ओर से होने वाले आक्रमणों को एक प्रकार से सैनिक शक्षित द्वारा रोक दिया | 
पैतृक सामन्ती और जमीदारो को हटाकर अपनी ओर से घासक नियुवत कियें और 
शासन व्यवस्था सुधारी ।* किन्तु उसकी इस नीति से सामन्तो एवं जमीदारो में 
असन्तोष की आग सुरूगने छंगी । यद्यपि उसके जीवन-काल मे वे सव दते रहे पर 
उसकी मृत्यु के वाद खुछ खेले जिससे मित्र का इतिहास फिर उपद्रवपूर्ण अन्धकार में 
पड़ गया। उस देश के साम्राज्य का इतिहास अगले अध्यायो का विषय होगा । इस 
प्रसंग में उपयुवत पुरातन एवं माध्यमिक युग की सभ्यता का ही वर्णन उपयुस्त 


होगा । 


सामाजिक जीवन 


आर्थिक कारणों से साधारण मनुप्य एक ही व्याही स्त्री से निर्वाह कर छेता 
था किन्तु जो सम्पन्न थे वे बहुविवाह से भी सन्तुप्ट न रह कर वेश्याएँ भी रखते थे । 
मिन्न के समाज पर मातृक परम्परा का प्रभाव जान पड़ता है । वहाँ स्त्रियों के 
अधिकार रिवाज एवं कानून द्वारा रक्षित परें। विवाह के पूर्व लड़कियों को 
अधिक स्वतंत्रता रहती थी । विवाह हो जाने के बाद भी वे पुरुषो के साथ खुलेआम 


मिख्ध रछ 


खाती-पीती और वेघड़क बाजार में घूमती तथा क्रय-विक्रय करती थी । वे स्वतत्न 
रूप से लेन-देन और व्यापार या रोजगार-घघे करती और अपनी निजी जायदाद 
अपने उत्तराधिकारी को दे सकती थी । विवाह के पश्चात्‌ उनका आचरण अच्छा 
रहता था जिससे तलाक की जरूरत कम ही पड़ती थी । उनका वैवाहिक जीवन 
साधारणतया अच्छा था। पति को कमी-कभी अपनी कुछ पँजी पत्नी को दहेज में 
लिख देनी पड़ती थी। जायदाद के खानदान से वाहर जाने के मय से वहाँ माई अपनी 
वहन से सीं विवाह कर छेता था | माता-पिता और बड़े-बढ़ो का सन्‍्तान आदर 
करती थी और वे उस पर स्नेह करते थे। दम्पति के प्राय. कई बच्चे हुआ करते थे 
जिनसे घर भरा रहता था । सयानेपत तक लडके नंगे और लड़कियाँ गुरियो की 
झालर या थोडा कपड़ा कमर से नीचे लटकाये घूमती रहती थी । अच्छे धर की 
स्त्रियाँ सी घुटने से नीचे अथवा नि से ऊपर ढाँकना अतावश्यक समझती थी। 
इस वर्ष की अवस्था में कन्या विवाह योग्य मावी जाती थी यद्यपि उसका विवाह कर 
देना आवश्यक न था। स्त्रियों को उबटन, लेप, अंगराग और आमृषणो का शौक था। 
पुरुष भी वारू संवारते और आभूषण पहनते थे । बच्चे गेद और लट्टू खेलते और 
पुरुष पासे । वे कुश्ती, मुष्टिकयद्ध और बैलों की लडाई देखने के भी शौकीन थे । 
पत्र के लोग परम्परा के प्रेमी और परिवर्तन के विसेधी थे। 


आधिक 


नील की तलहटी बडी उपजाऊ थी। कहा जाता है कि किसी समय केवल 
अनाज विखेरने मात्र से ही अन्न फट पडता था किन्तु वह भूमि फेरो की थी। वह 
जिसे चाहता देता प्रत्येक कृषक को अपने खेत की उपज का दशमाश अथवा पच- 
मांग राजा को देना पड़ता था। छोगो का साधारण भोजन अन्न, मछली और 
मांस था जो नाना प्रकार से पकाया जाता था। गरीब कृषक की दशा अच्छी न थी । 
यदि दैविक आपत्तियों या लटेरो के उपद्रव से हानि भी हो गयी हो तो भी उससे 
मारपीट कर वसुल कर लिण्य जाता था। कहृपको को धर्म, मुख्य वर्माघि- 
कारी या राजा के नाम पर श्रमदान करना पड़ता था। सामन्तों ने भी अपने-अपने 
क्षेत्र में उसी भावना से छाभ उठा कर बेगार लेना शुरू कर दिया था। फलत 
कृषक को वेगार भी करना पड़ती थी यद्यपि काम प्राय. लोकोपयोगी ही होता था, 
जैसे सड़क, नहर आदि वनाना | खेत जोतने वाले भले ही गुलाम हो तो भी उनके 
समान ही होते थे । अमीरो अधवा सामन्‍्तो को जो जमीन दी जाती थी उसे वे दासो 


श्ट विववजदिहांस 


से जतवाते थे । उनमें वाज-बाज तों.इबने सम्पन्न होते थे कि वे पकहू सो तक गायें 
रख सकते थे। 
कृला-कौशल ह 

मिद्र में धातुओं का अभार्व था | केवल थोड़ा ताँवा निकलता था। ' अन्य 


घातुएँ, जैसे छोहा और सोना, अन्य देणों से मंगवायी जाती थी । किन्तु वह व्यापार 


राजा के ही हाथ में था। तावे और ठीन को मिला कर काँसा तैयार किया जाता 
जिससे औजार और हथियार गढे जाते थे ।-औजार इतने अच्छे थे कि उनसे बड़े-बड़े 
बरमे, गड़ासियां, आरियाँ आदि जो पत्थरों तक की भारी-मारी शिछाओं को छेद 
या काट सकती थी बनायी जा सकती थी । ढाल, तलवार और शिल्लम बनाना 
उनको आता था। छकडी के काम करने में वे बढ़े निपुण थे और कारीगरी दिखते 
थे । कुरसी और तख्तों आदि का तो कहना ही क्या । सौ फूट लम्बी और पचास 
फूट चौडी नावें भी वे बनाते थे। चमड़े को कमाना और उससे अनेक सुन्दर चीजें 
बनाना उनको आता था। पेपाइरस की छाल से कागज बना लेने की विधि भी ज्ञात 
थी। बुनाई में तो वे इतने सिद्धहस्त थे कि उनके सूती तागो की बारीकी और बुनाई 
की करामात का मुकावला आज तक नही हो सका। कारीगर प्रायः स्वतंत्र प्रजाजन 
थे, यद्यपि कमी गुलामी से भी काम लिया जाता था | मजदूरी में विलम्ब होने पर 
वे लोग हड़ताल और आन्दोलन कर देते थे। मिस्र कच्चा माल बाहर से मेंगाता और 
उससे बढिया चीज़ें तैयार करके वाहर मेजता था। इसी कारण वह समद्धिशाली 
हो गया था । 
मिस्र में वास्तुकला ऐसी उन्नत अवस्था में थी कि उसका प्रतियोगी संसार में 
मिलना कठिन है। वैसी इजीनियरी तो ईसा के बाद की अठारह॒वी शती तक यूरोप 
में मी नहीं हुई । वडी-बढ़ी नहरें, बड़े-बडे वाँध, और बड़े-बड़े जलाशय ही वे 
नही बनाते थे, वरन उन्होंने ऐसे पिरामिड भी बनाये जो संसार को आज तक 
चुनौती देते और सर्वग्रासी काल पर हँसते है । वे संसार के सबसे बड़े वास्तुकला- 
विशारद माने जाते है। इतना सब होते हुए भी वहाँ की सड़कें खराब थी जिनसे 
यातायात में कठिनाई पड़ती थी ओर प्राय. नावो से ही काम छेना पड़ता था । 
मिस में सिक्कों का प्रचछन न था। इसीलिए व्यापार विनिमय द्वारा होता था । 

लोगो को वेतन या मजदूरी भी जिल्स के रूप में दी जाती थी और कर मी उसी में 
लिया जाता था। भारी व्यापार साख पर हुडी-पुर्जे से तथा कानूनी लिखा-पढी से 
उठता था। कलछा-कौशल वशानुगत होते थे जैसा कि हमारे देश में सदा रहा ॥ 


| 


! 


श्र २९ 
/ 
शिक्षा और साहित्य 


मिस्र में एक प्रकार की लिपि जिसे हाइरोग्लिफिक कहते हैँ, प्रचलित थी 

हाइरोग्लिफिक का अर्थ है धामिक खचन अशवा लेख । पदार्थों, विदारों और 

भावों को वे उन्ही से चित्रित करते थे क्योकि उन्हें अक्षरों का ज्ञान न था। संसव॒तः 

संसार के सबसे पुराने लिखित ग्रन्थ सिदस्र में ही मिलते हैँ। पेपाइरस की पतली 
टहनियो को दवाकर दे एक तरह का कागज सा बनाते और उस पर लिखते थे । उस 
समय के लेख पाँच सहस्न वर्ष के बीतने पर भी स्पष्टतया पढ़े जा सकते है । वे पन्ने 
जोड़ कर जन्मपत्रियों की तरह पुस्तक को ऊरूपेट छेते थे। कभी-कभी उनकी लम्बाई 
चालीस गज तक होती थी । वे उनको सजाकर मटकों में रखते थे। मित्र के साहित्य- 
कार कहानी, कविता, स्तुतियाँ, पत्र, मत्रतत्र, ऐतिहासिक कथानक, कानूनी और 
धामिक लेख लिखते थे । ऐतिहासिक घटनाओं को संक्षेप में लिखने की प्रथा 
पुरातन काल से ही प्रचलित थी । मन्दिरों में शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के 
लिए विद्यार्थी राज्य संस्थापित स्कूल मे भरती होता था | कहा जाता है कि मि्र में 
ही सबसे पहिले सरकारी स्कूल की स्थापना हुईं थी। वहाँ गणितशास्त्र, विशेषकर 
ज्यामिति, ने काफी उन्नति की थी जिसकी साक्षी वहाँ के पिरामिड दे रहे है । उनको 
३६५ दिनों और १२ महीनों के वर्ष का ज्ञान था। उन्होने एक प्रकार की जंत्री भी 
बना ली थी जो सबसे पुरानी मानी जाती है। चिकित्सा शास्त्र में भी उन्होने अच्छी 
उन्नति कर दिखाई थी । अनेक भयंकर रोगो की वे सफल चिकित्सा कर लेते थे.। 


कला-कौशल 


कहा जाता है कि मिस्री संसार के सबसे श्रेष्ठ वास्तुकला-विशारद थे । पत्थरों 
एवं ईंटों के मकान, मंदिर एवं समाधिस्थान बनाने में अद्वितीय थे । मध्य राजत्व 
काल के विशाल मन्दिरो विशेषत: उनके खंभो की रचना दर्शको को अद्यावधि चकित 
करती है । शिल्पकला उन्नत अवस्था में थी यद्यपि मित्ति शिल्प की वहाँ विलक्षण 
उन्नति हुई। चित्रकला ने दोनो यूगों में वहाँ कोई विश्येष उन्नति नहीं प्राप्त की यद्यपि 
पुराने युग मे उसका अभाव न था उसकी उन्नति आगे चलकर हुई। संगीत कला 
ने भी कोई विद्ेष उन्नति नही की । 
धर्म 


मिस्रियो की अपने धर्म पर बड़ी श्रद्धा थी । उनके सारे व्यापार, विचार, 


8० “ विद्रघ-इतिहास 


आचार धामिक ग्रांवों से, रंगे थे। उन्रकी भावना के अनुसार आंकाण, सूर्य, चनच्ध, 
नक्षम, नदी, पर्वत, वन, वक्ष आदि सभी देवताओ के स्घुल रूप थे | पृथ्वी को वे देवी 
मानते थे । विभिन्न वंशों के देवताओं में भी न्‍्यूनाधिक विभिन्नता थी। ग्रहण को वे 
दैत्य द्वारा चद्धमा का छीला जाना और प्रार्थना द्वारा उसका उग्रह होना मानते 
थे। यद्यपि चन्द्रमा उनका सबसे पुरानाः देवता था किन्तु सूर्य ही सबसे बड़ा माना 
जाता था। सूर्य के अनेक रूप थे पर सबसे महत्त्वपूर्ण देवाधिदेव रा था। मानव 
मधष्टि उसी की सन्तत्ति है। मध्य राजत्व काछ में रा का दूसरा रप आमान सासक 
हुआ । दोनों को मिला कर 'राआमो' का पूजन जनता में बहुत प्रचलित 'हुआ । 
इनके सिदा वे नील नदी की जलवाराओं, व॒क्षो, वनस्पतियों, मकर आदि जलचरो, 
गाय, कुत्ता, विल्ली, श्वूगाल आदि पशुओो, वाज, हंस आदि पक्षियों और सर्प में भी 
देवताओं की कल्पना करते थे । वे सव किसी व किसी देवता के प्रतीक या वाहन 
माने जाते थे। मित्र में बैठ और बकरे विशेष रूप से सेव्य और पूजनीय समझे जाते 
थे। देवता मनुष्य रूप धारण कर सकते और मनुष्य देवता हो सकते थे । देवियों में 
मुख्य और व्यापक प्रभाव वाली आइसिस' माता थी । उसका पति उसी का भाई 
ओसिरिस' था। अपने अनन्य प्रेम से वह पति को अपने वश में रखती थी । वह 
पृथ्वी और उसके जीवो की जननी मानी जाती थी । सूर्य भी उसी का पुत्र था । 
उसकी मूर्ति बनायी और पूजी जाती थी । 
मिस्र में देवताओं के मन्दिर थे जिनमें पुजारियों का अनुशासन रहता था । 
मन्दिरों के खर्चे के लिए जागीरें दी जाती थी । पुजारियों या पुरोहितो का सबसे 
वड्ा नेता स्वय वहाँ का राजा होता था। विशेष उत्सवो में वही पूजन करता-कराता 
था। देवताओं पर जो कुछ चढ़ता वह पुजारियो में बेंट जाता था जिससे वे बड़े चैन 
से जीवन व्यतीत करते थे । इसके बदले वे विद्याध्ययन और अध्यापन और आदर 
आचरण का प्रदर्शन कर उसकी मर्यादा रखते थे । 
मिस्र वालो का परलोक में वडा विश्वास था। वहाँ पहुँचने के लिए आचरणों 
की शुद्धता, भावों एवं विचारों की पवित्रता तो थी ही, मन्दिरों के निर्माण कराने 
तथा पूजा ग्रेट चढ़ाने से कर्मातुसार स्वर प्राप्त भी हो सकता था। उस देद्ष में मंत्र 
तत्र भी खूब चलते थे किन्तु उनमें आध्यात्मिक विषयो या आत्मा सम्बन्धी दाशनिक 
विचारों की ओर प्रवृत्ति नही पायी जाती । तथापि उनकी घारणा थी कि घरीर भें 


का' के सिवा जीव भी रहता है जो ओसिरिस का क्ष्पापाद्र होने से अमर हो 
सकता है! 


मिल ३१ 


मिस्र में फेरो राजा का बडा महत्त्व था। वह देवताओं का प्रमुख पुरोहित ही 
नही वरन्‌ स्वय आमो न रा का पुत्र माना जाता था। अपने दैविक अधिकार से वह 
राज्य करता था। इसी कारण उसका ऐसा सम्मान और दवदबा था कि बिना बड़ी 
सेना या पुलिस विभाग के राज्य से शान्ति रहती और अबाधित शासन चलता 
रहता। राजा की आज्ञा और अनशासनो का पालन करना प्रजा अपना कत्तंव्य सम- 
झती थी। फेरो की सम्मति देने के लिए 'सरु' नामक वद्ध राजसेवको की एक सभा 
थी किन्तु उसकी सहायता की बहुत कंम आवश्यकता पचइती थी क्योकि फेरो एक 
प्रकार से सर्वज्ष माना जाता था। शासन के सचालन की प्री जिम्मेदारी मन्री के 
ऊपर थी। वही प्रमुख शासक, प्रमुख न्यायाधीश और प्रमुख कोषाध्यक्ष माना जाता 
था। फेरो की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सेवक रखे जाते थे। उनमें 
सब से बडा व्यक्तित्व मंत्री (वजीर) का था। राज्य के दफ्तर मे भी लेखक अधिक 

“ सख्या में नियुक्त किये जाते थे। वे आय-व्यय का लेखा रखने के सिवा जनसंख्या का 

ब्यौरा भी रखते थे। राज्य के कारखानो के निरीक्षण के लिए निरीक्षक नियत थे । 
मिस्र मे उत्तराधिकारी, मालगुजारी एवं फौजदारी के अच्छे खासे कानून बने हुए थे । 
जमीन की नपाई समय-समय पर की जाती थी | सब के छिए कानून एक सा लागू 
होता था । वादी और प्रतिवादी मौखिक वादविवाद न कर के उसको लिख कर 
न्यायाघीद्य को दे देते थे। स्थानिक न्यायाघीश के निर्णय के विरुद्ध मत्री के न्यायालय 
में अपील हो सकती थी । दड विधान मे शारीरिक दंड, अंग विच्छेद, अनेक प्रकार के 
प्राण दंड तथा देश से निर्वासन आदि के नियम थे । आज्ञाकारी शान्त जनता तथा 
संगठित शासन एवं व्यावहारिक विधान के कारण मित्र का राज्य अनेक शतियों तक 
स्थायी रहा । 

बहुत काल तक शान्ति रहने के कारण मिस्र के निवासियों की सैनिक शक्ति, 
जो कमी पहले भी बहुत प्रबल न थी, बहुत कमजोर हो गयी । इसके सिवा अत्यधिक 
सम्मानित तथा घनघान्य से सम्पन्न होने के कारण वहाँ-के-शासन में शैथिल्य और 
राजाओं एवं धर्माधिकारियो में विलासिता तथा प्रतिद्वद्विता बहुत वढ गयी । ऐसी 
परिस्थिति में मिस्र पर एगिया की 'हिकसोस' साम्रक खानावदोश सेमेटिक जाति ने 
आक्रमण किया। उनके पास घोडे और अच्छे शस्त्र थे । मिल्रियो को सरलता से 
परास्त करके उन्होने उनके नगर विध्वस कर डाले, मदिरो को लूट कर तोड़-फोड़ 
डाला । लगभग दो सौ वर्ष तक मित्र श्रीहत और दलित रहा तथापि स्वतंत्रता 
प्राप्त करने की आशा मिस्रियो मे जीवित रही । 


अध्याय ३ 


हिंदटी और भिट्टनी 


जिस यूग में मित्र का अठारहवाँ वंश राज्य कर रहा था उस समय पदिचमी 
एशिया का वह भू-माग, जो आगे चलकर एनेटोलिया और एशियाई तुर्की कहलाया, 
कुछ नयी जातियों के आक्रमणो का क्षेत्र वन गया । उनमें कस्सी और हिट्टी प्रमुख 
थे। उनके आक्रमणों ने बेवीलॉनिया साम्राज्य को नष्टप्राय कर दिया । अमोरी 
वश को हटाकर कस्सियों ने वेबीलॉन पर, मिट्टनी छोगों ने उत्तरी मेसोपटेमिया 
पर तथा एशियाई कोचक के मध्य भाग पर हिट्टियों ने अपना अधिकार स्थापित कर 
दिया | उपर्युक्त तीनो वँद् इण्डो-आर्य जाति की ही शाखाएँ थी। उनकी बोली, 
शाब्द-अयोग, एवं व्याकरण में बहुत कुछ समता थी । वे लोग उतने सुसंस्कृत और 
सभ्य न थे जितने कि मेसोपटेमिया अथवा मिस्रवासी । किन्तु लोहे के अस्त-शस्त्रों 
और घुड़सवारों के कारण उनकी युद्ध-क्षमता को बहुत वल प्राप्त हो गया था 

ईसा से २५०० वर्ष से भी पहले केस्पिअन सागर के आसपास से बढ़कर हिट्टी 
एनेटोलिया में घुसे और उस पठार को जो हलीस नदी के मोड़ पर है उन्होने अपना 
अड्डा बनाया । वह प्रदेश हिट्ठी कहलाता था। इसीलिए विजेता दलो का हिंट्री 
नाम रख लिया गया पहले तो उनके विभिन्न दलों मे लड़ाई झग्रड़े होते किन्त बाद 
को वे सब' संगठित हो गये । उनकी भाषा भी अन्य भाषाओं के प्रभाव से पुष्ट होने 
लगी । मेसोपटेमिया के व्यापारियों से आदान-प्रदान होने के कारण लेखन-कला, 
व्यापार-कौशल भी उन्होने प्राप्त किया । उत्तके आदिम इतिहास का ज्ञान अभी 
अधिक प्राप्त नही हो सका | एक अनुश्नुति के अनुसार २२०० ई० पू० जब अक्कद 
के राजा नरमसिन ने उत्तर के सत्रह राज्यो के संघ पर चढाई की थी तव उनमें हिट्ी 
दल भी था जिसका राजा पम्बा था। 

ईसा से १९०० वर्ष पूरे व्यापारियों की एक टोली हत्तसस, हिहतू था खत्तू में 
आकर बस थयी थी। वे अपने देनिक व्यापार से सम्बद्ध विषय मिदी की शिलाओ पर 
क्यूनीफार्म लिपि (रेखा लिपि) से लिखकर बेबीलोनिया को भेजा करते थे। मिद्दी 


हिंद्ी और मिट्टनी श्ह! 


' की पटरियों पर लिखे वैसे अनेक लेख प्राप्त हुए है जिनसे कुछ विश्वसनीय बातों का 
- पता चल रहा है। यह ज्ञात होता है कि उस समय हिट्टियों के कम से कम दस राज्य थे 
जिनमें सबसे महत्त्वशील पुरुष-खड (बुरुशखतुम) था, जिसका अधिपति महाराज 
कहलाता था । उन राजाओ में एक नाम पिसू था जिसका पुत्र अनित्तस था । 
पिता और पुत्र दोनों ने निरन्तर प्रयत्व करके नेश, जंलूपवा, पुरुषखंड, सलतिवारा 
और हत्तुसस (हट्टी) आदि नगरो पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सबसे घोर 
युद्ध संमवतः हत्तसस में हुआ जिसका परिणाम नगर का विध्वंस हुआ । अतः विजेता 
ने अपने ही नगर नेश में विजित प्रदेशों की राजघानी स्थापित कर दी । 
प्रथम ज्ञात राज्य का संस्थापक राजा लबरनस हुआ जिसने अपने कुटुम्बियों के 
सहयोग और पराक्रम के वल से अन्य सात नगरों पर भी अपना प्रमुत्व जमा लिया। , 
इसके परचात्‌ अरजवा प्रान्त पर भी उसका आधिपत्य स्थापित हो गया । उसकी 
पहली राजघानी समवतः कस्सर में थी किन्तु बाद में हत्तुसस अंकारा के समीप 
बोगजकुई में स्थापित की गयी । अनुमान किया जाता है कि लूवरनस का युद्ध हलूप 
(अलेप्पो) के राजा यमहद के साथ हुआ, जिस पर उसने विजय आप्त की । 
लबरनस के बाद राजा मुरसिलम प्रथम ते हलूप को नप्ट-अ्रष्ट कर दिया। वहाँ 
से बढ़कर उसने बेबीलॉन पर भी अपनी विजयपताका फहरा दी (१६०० ई० पृ०) । 
मुरसिलम प्रश्चम की अनुपस्थिति से छाभ उठाकर उसके बहनोई हन्तिलिस ने 
' पड़यत्र रचा और सम्राद के लौट आने पर उसका वध कर डाझा । उसी समय से 
हिंद्ठी के प्रथम साम्राज्य का क्षय आरम्म हो गया । अंधीन राज्य स्वतंत्र होने लगे । 
इस पतन का यह भी कारण हो सकता है कि उस समय वहाँ राजानुक्रम का विधान 
अनिश्चित था | इस दोष के निराकरण के लिए राजा तेलिपिनस (१५२५--१५०० 
ई० पृ०) ने घोषणः द्वारा यह निश्चित कर दिया कि प्रथम महारात्री का पुत्र अथवा 
_ उसके अमाव में प्रथम पुत्री के पति को राजसिहासन पर बैठने का अधिकार होगा । 
. यद्यपि इस नियम का अच्छा पालन किया गया तथापि साम्राज्य क्रमशः क्षीण होता 
गया । तेलिपिनस ने शांति स्थापित करने के लिए युद्ध के बदले सन्धि नीति का प्रयोग 
किया कित्तु राष्ट्र को बल प्राप्त न हो सका । प्रथम हिट्टी साम्राज्य का महत्त्व 
आधी झशती में समाप्त हो गया (१४६० ई० पु०) । 
हिंट्टियो के हितीय साम्राज्य का आरुम १४६० ई० पू० से तुवलियस द्वितीय 
के समय तक हुआ । उससे सीरिया के प्रमुख चगर को फिर से जीत लिया और शर्ने 
श: पूर्द अधीनरथ राज्यों को, जो स्वतन्त्र हो गये थे, फिर से दसत करके उद पर 
डरे 


३४ विश्व-इतिहास 


प्रमुत्व स्थापित कर लिया । यह अवसर अच्छा था, क्योंकि इसी समय के छगमग 
मिस्र वालो ने असीरिया पर आक्रमण किया तथा १४५७ के छगमग हरियन अथवा 
मिट्टनियों पर भी आविपत्य स्थापित कर लिया किन्तु मिट्टनियो का वास्तविक दमन 
न हो सका। उन्होने घोर विरोध जारी रखा, जिससे उत्साहित होकर अन्य अधीनस्थ 
राज्यो ने भी उपद्रव आरम्भ कर दिया । यह अव्यवस्थित दशा थायद १३८० ई० 
पू० तक रही। जब सुप्पिलियुस सिंहासनाझुढ़ हुआ तव उसने हतुतस नगर को सुदृढ' 
बनाकर और राज्यस्थ अन्य किलों को मजबूत करके विरोधियों का दमन आरम्भ 
किया । सबसे पहले उसने मिट्टनियो पर, जिन्हें मिस्र के सम्राट से सहायता मिलती 
थी, घोर आक्रमण किये । पहला तो असफल-सा रहा किन्तु दूसरा बड़ी सावधानी 
और तैयारी के साथ हुआ । उसने मिट्टची की राजधानी वासुबकान्नी में घुसकर उसको 
लूट लिया । वहाँ से लौटते समय सीरिया पर चढ़ाई की, जिससे घवराकर सीरिया 
वालो ने उसके आगे घुटने टेक दिये । मिस्र के मित्रकदेश के राजा ने सामना करने 
का साहस किया किन्तु उस्से भी गहरी पराजय मिली | उसते हलप और अलालख 
राज्यों को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया । इस प्रकार सीरिया के अधिकाश 
भाग पर हिट्टियों की सत्ता स्थापित हो गयी । 

सुप्पिल्युमस का इतना आतंक फल गया था कि मित्र के सम्राट एखतोन की 
तीसरी पुत्री अंखेसेतमन ने उसके पास प्रार्थना भेजी कि भेरे पति की मृत्यु हो गयी 
ओर मे तिःसन्‍्तान होने के कारण अत्यन्त चिन्तित और दुखी हूँ । मेरा विचार किसी ' 
मिस्रवासी को पति वरण करने का नही है। यदि आप कृपा करके अपने किसी पुत्र 
को यहाँ मेज दें तो में उससे विवाह करके निश्चिन्त हो जाऊें और वह राज्य का 
सचालन करे । तदनुसार हिट्टी सम्राट्‌ ने अपने एक पुत्र को मेज दिया। किन्तु मित्र 


के आईं नाम के प्रमुख पुजारी और प्रतिष्ठित दरबारी ने उसका वध करवाकर 
विधवा रानी के साथ ब्याह कर लिया । 


यद्यपि दक्षिण और पूर्व में हिंट्टी साम्राज्य में शान्ति रही किन्तु पश्चिम के 
अरजवा तामक राज्य ने मिम्र के पृष्ठपोषण से उपद्रव प्र/रम्भ कर दिया । दो वर्ष 
तक घोर युद्ध करके हिट्टी सम्राट मुरसिलिस ने वहाँ के राजा का वध कर दिया 
और वहाँ अपना एक अनुकूल शासक नियुक्त कर दिया। उत्तरी सीमा के उद्धत 
और स्वतंत्र दलों के दमन करने के लिए अनेक सैनिक दल स्थापित कर दिये गये । 
उम्त विस्तृत साम्राज्य पर प्रमुत्व स्थापित रखने के लिए वारम्वार सेनाएँ भेजी 
'जाया करती थी, तथापि स्थायी शान्ति इसलिए नही हो पाती थी कि मिश्र और 


हिंट्टी और मिट्टनी ३५ 


असी रिया के सम्राट्‌ विरोधाग्नि को भडकाते, और किसी न किसी ढंग से विरोधियों 
को सहायता करते रहते थे । इसका आगे चलकर यह परिणाम हुआ कि मिस्र के 
सम्नराट्‌ रमेस्सस ने सीरिया छीन लेने के लिए उस पर चढाई की। १२८६ ई० 
4० कंडेश में दोनों साम्राज्यो की टक्कर हुई। मिस्र की सेना पराजित होकर छौट 
गयी । यदि नाजुक समय पर अतिरिक्त सेना न आ पहुँचती तो बहुत संभव था कि 
मिस्र की सेना समूल नष्ट कर दी जाती । किन्तु सीरिया में हिट्टियों की शक्ति 
को वह कोई आघात न पहुँचा सका । उत्तरपूर्वीय प्रदेश की रक्षा करने के लिए 
छक नया प्रान्त बना दिया गया जिसकी राजधानी हकमिस में राजवंश का शासक 
नियुक्त कर दिया गया । 

असीरिया साम्राज्य की प्रवुद्ध शक्ति को रोकने के लिए हिट्टी और मिस्र के 
सम्राटो ने मैत्री स्थापित करना उचित समझा । अतः १२६९ ई० पुृ० में दोनों 
साम्राज्यों ने आपस में सन्धि कर ली, जिसका ध्येय एशियाई कोचक में शान्ति रखना 
था। सन्धि को अधिक पुष्ट करने के लिए १२५६ मे हिट्टी यूजा हत्तुशिलिस तृतीय ने 
अपनी राजकुमारी का विवाह फेरोरामेसेस से कर दिया। इस समय हिट्टियों का 
साम्राज्य करीब करीब सम्पूर्ण उत्तरी एनटोलिया पर स्थापित हो गया था । 
साम्राज्य अभी संगठित न होने पाया था कि पश्चिमी और पूर्वी प्रान्तों में उपद्रव 
हो उठे और साम्राज्य अस्त-व्यस्त हो गया। (११९० ई० पू०) एनेटोलिया अनेक 
छोटे मोटे राज्यो में बँट गया । संभवत. कई छोटे राज्यों पर हिट्ठी लोग राज्य करते 
'रहे। ऐसी परिस्थिति देखकर असीरिया के सम्राट्‌ शल्मन्सेर तृतीय ने सब को अपने 
अधीन कर लिया । नवी शती के आरम्भ से असीरिया वालो का बल बढ़ता ही चला 
गया, यहाँ तक कि आठवी शत्ती के आरम्म तक असीरिया का आधिपत्य पूर्ण रूप 
से स्थापित हो गया । हि्ठी आदि का नामोनिश्ञान मिट गया । 


सामाजिक व्यवस्था 


राजघराने के सिवा सामन्‍्तो के वश थे जिनका समाज एवं राज्य में विशेष 
महत्त्व और अधिकार था। राजवंशियो तथा सामन्तवशियो के ही हाथ में शासन के 
सभी पद और अधिकार रहते थे । कृपको और उद्योग-घधो में लूगे हुए लोगों की 
स्थिति एक प्रकार के दासों की सी थी। वे अपना स्थान अथवा काम छोड़कर नही 
जा सकते थे। इस प्रथा का प्रतिपालन अनावश्यक कड़ाई से नही किया जाता था। 
नौकरो और दासों पर पूरा अधिकार रखते हुए भी उनके साथ अमानुषिक और 


ड्द् विदव-इतिहास 


दिईयवा का व्यवहार नहीं होता था| भारीरिक क्षति के लिए उनके मुआविजे 
पी रकम स्वत| त्वर्जिययों से आधी मानी जाती थी । नियम यह भी था कि 
जय काम करते के लिए रबतन् व्यत्रितयों झो उनसे दुगना दंड देना पछला था । 
टिड्ी श्थान में थी रो. के ब्तंव्यों और अधिवारों वो व्यवस्था की गयी थी । 
उतनी जायदाद पर उनका अपना अधिकार होता था और कुछ घन देकर वे स्वतेन 
समझाय की छटकी मे विवाह भी कर सकते थे। दिंद्वियों का वैवाहिक विधान 
पीदानिया जैरा था। सगाई की प्रथा अवश्य थी किन्तु छड़की उससे वाध्य न 
थी | यदि वह चाहती तो माता-पिता की आशा छेकर अथवा बिना आज्ञा किये हुए 
शी जिमसे चाहे विवाह कर सकती थी । किन्तु बेसी स्थिति में उसे सगाई में जो कुछ 
भेट मिठती थी बह छीटानी पटती थी | छट़की के पिता को दहेज देना पड़ता 
था। उतना सब हाथे पर भी यदि पत्ति संगम से इन्कार करता अथवा स्त्री इस्कार 
करती तो बिवाह टूट जाता और दोपी को हरणाना देना पठता था| यदि सम्बन्ध 
होने के बाद स्त्री व्यश्चार करती तो पत्ति प्राणदंड तक भी दे राकता था ! पति 
के निधन के परचात उसकी विघ्रवा को उसके भाई के साथ और भाई के अभाव 
में पति के पिता और पिता के अभाव में भत्तीजे से व्याह्‌ करना पडता था । कुछ 
हेरफेर से हिन्नू लोगो में भी ऐसी ही प्रथा प्रचछित थी । हिट्टी कानून में पिता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र अपनी सौतेली माँ के साथ समोग कर सकता 
था, वयोकि पिता की सम्पत्ति का, ज़िसमें उसकी स्त्रि्याँ सी गिनी जाती थी, वह 


उत्तराधिकारी होता था । हिंद्धियो में भाई-वहन का विवाह अवैध नहीं माना 
जाता था । 


शासनविधान और कानून 


प्रारम्भ में राजा के निर्वाचन की प्रथा भी ) कभी कभी एक से अधिक व्यवितयों 
का नाम चुनाव के लिए प्रस्तावित होता था, जिससे उत्पात गचने की आर्यंका रहती 
थी। सामन्त लोग राजा चुनने वा अधिकार छोटने मे आनाकानो करते थे । किन्त॒ 
जब राजसत्ता वरिप्ठ हो गयी तब राजा अपने उत्तराधिकारी का नाम स्वय॑ प्रस्तावित 
करता था जिसका समर्थन चुनाव करनेवाले प्राय. कर देते थे। निविध्न चनाव को 
सरझ, रिथर और व्यवस्थित बनाने के छिए अन्त में यह विधान बना कि राज्य 
का उत्त रासिकारी प्रथम महिपी का पुत्र हो आअ;र उसके जभाव से प्री दा पति टो । 
एक दो अपवादी को छोड़कर इस नियम वा प्रतिपालन होता रद्दा | राजा बी 


हिंट्टी और मिटनी ३७ 


हे 


उपाधियों में तवरण' तथा वीर-देव” अथवा दिवी-प्रियः आदि होती थी । अशोक 
का देवाना प्रिय! उसी की प्रतिध्वनि हो सकती है। अपने जीवन-काल में तो नही 
किन्तु मरणोपरान्त राजा.देवत्व को प्राप्त हो जाता था। राजसत्ता के पूर्ण विकास 
होने पर राजा ही राज्य का सर्वोपरि पुरोहित, सेनापति, विधायक और न्यायाधीश 
माना जाता था । सन्धि, वियह आदि का उसे पूरा अधिकार था । पौरोहित्य, 
राष्ट्रीय याशिकत्व तथा महत्त्वपूर्ण संग्राम मे सेना-संचालन का कार्य उसे स्वयं करना 
पडता था। अन्य कार्यों के लिए वह जिसे चाहे नियुक्त कर सकता था । 

हिट्टियों के विधान में महारानी के कुछ स्व॒तंत्र अधिकार थे। महारानी की 
उपाधि एक ही महिपी को जीवन मर के लिए मिलती थी, चाहे वह विधवा से सघवा 
बयों न हुई हो । महारानी की अपनी विश्येष मद्रा होती थी और वह अन्य देश की 
रानियो से पत्र व्यवहार भी कर सकती थी । राज्य की आज्ञाओ और लेखो में उसके 
नाम का कभी कमी उल्लेख रहता और यज्ञ में भी वह भाग लेती थी । 

यद्यपि हित्तसस का राजवंश अधिक महान्‌ और शपवितमान्‌ था तथापि हिंद्टी 
साम्राज्य वस्तुत: संघ-साम्राज्य था जिसमें अनेक राज्य संयुक्त थे । राज्य का 
([शासन-विधान जटिल न था । प्रत्येक नगर या बस्ती अपनी परम्परा और परिपाटी 
'के अनुकूल वुद्धो की समिति द्वारा शासित होती थी । प्रदेशों के शासक-पद पर 
'राजा राजवंशियों या सामन्‍्तो मे से किसी व्यवित की नियुक्ति कर देता था। प्रदेश 
का शासक स्थानीय शासन की परम्परा में हस्तक्षेप न करता था । शान्ति और 
प्रान्त की रक्षा के सिवा मंदिरों, राजमार्गो, लोक-भवनो का संरक्षण, राष्ट्रीय 
उत्सवो का प्रबन्ध, पुरोहितो की नियुक्ति आदि उसके मुख्य कत्तंव्य थे । अधिक 
महत्त्वपृणं और उत्तरदायित्व के प्रदेशों या स्थानो का शासन प्राय: राजकुमारो या 
राजवंशियों के सुपुर्दं किया जाता था । 


कभी-कभी छोटे या कमजोर राज्य आत्मरक्षा के लिए या तो स्वयं या प्रेरणा 

द्वारा साम्राज्य के संरक्षण में आ जाते थे। उनसे आधिपत्य के प्रमाण-स्वरूप कुछ कर 

लिया जाता था | संरक्षित राज्य के स्वामी को वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी 

किन्तु ओल नही मांगी जाती थी। सम्बन्ध दृढ़ करने के लिए प्राय: वैवाहिक बन्धन 

स्वापित कर लिया जाता था । साम्नाज्यो में वराबरी के स्तर पर सन्धियां होती 
और धातुओ या मिट्टी की पद्टियों पर उन्हे अकित कर दिया जाता था । 

साम्राज्य का विधान अथवा प्रचलित कानून मिट्टी की पट्टियो पर लिखा हुआ 

: बोगाजकुई मे मिला है। इसमें कृषि, माल्युज़ारी, व्यापार सफाई, अकाल में सहा- 


३३८ बिदव-इतिहास 


यता, सम्पत्ति, मजदूरी की दरें, नौकरी, गुलाम, वेतन, विवाह आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाले कानूनों की सूचना मिलती है । उसी प्रकार यह भी विदित होता है कि 
चोरी, हत्या, जादू टोना, राजाज्ञा की अवज्ञा, फौजदारी, अग्निकांड, अवैध मंथुन 
आदि के सम्बन्ध में भी कानून बने हुए थे । 

मुकदमा पहले दृद्धों की समिति के सामने आता था। न्याय के लिए जो व्यवित 
राजा के प्रतिनिधि के पास, जो प्राय: स्थानीय सेना का अध्यक्ष होता था, आता था। 
उसके साथ अच्छी तरह जाँच करने के बाद न्याय किया जाता था | हिट्टियो के 
दंडविधान में प्रतिशोध की मावना कम थी | वलात्कारपूर्वक मैथुन, पश्ृमयुन, 
राजानुज्ञासन की अवज्ञा और व्यमिचार के लिए प्राण-दंट दिया जाता था। अन्य 
जुर्मो के लिए जुर्माना ही प्रायः पर्याप्त समझा जाता था । अंग-मंग की सजा कमी- 
कमी गूलामो को दी जाती थी । स्वतंत्र प्रजा पर वह लागू न थी । यदि किसी स्थान 
पर हत्या हो जाती और मुजरिभ भाग जाता तो तीन मील के भीतर जो गाँव होते थे 
उनको मृतक के वुटुम्बियो को मुआवजा देकर संतुष्ट करना पढ़ता था । राजाज्ञा 
की अवहेलना करनेवाले व्यक्ति के कुटुम्बियो को भी दंड का पात्र माना जाता था | 


आध्थिक परिस्थिति 


हिंट्टी छोगों का मुख्य व्यवसाय कृपिकर्म तथा गोरक्षा था । भूमि का बहुत 
बड़ा अंश राजा और मन्दिरों के अधिकार में था । भूमि सम्बन्धी कानून भी पट्टियों 
पर लिखे हुए थे। जमीन ऊूगान पर अथवा सेवा के एवंज में दी जाती थी । राजा से 
प्राप्त भूमि पानेवाले के बदल जाने या मर जाने के बाद राजा को वापस. हो जाती 
थी। किन्तु कारीगरों और मजदूरों को दी हुई भूमि उनके चले जाने के बाद गाँव 
को वापस हो जाती थी । दी हुई जमीन की नाप, देने और पानेवाले के अधिकार और 
कत्तंव्य आदि की लिखा-पढ़ी कर ली जाती थी । गेहूँ और जौ की खेती के सिवा 
लोग अंगूर, वादाम, आदि के वग्रीचे लगाते कौर बेल, सुअर, बकरे, भेड़ आदि 
पालते थे । तेल के लिए वे जैनून के पेड़ उगाते थे । अनाज, शराब और तेल वहाँ 
की मुख्य पैदावार थी । 

पहाड़ी शत्तो में ्रातुएँ पायी जाती थी । ताँवा, काँसा, चाँदी, लोहा और फल 
निकलता या तैयार होता था । छोहा तो कम मात्रा में किन्तु लाता और काँसा 
अधिक मात्रा में प्रस्तुत होता था । चाँदी के टुकड़ों या बालियों से सिक्कों कये-कार्म 
टिया जाता था। पशु, अनाज, चमड़े, जमीन, मांस, थातु और कपडे--इनकी, 


हिंट्टी ओर मिट्ट नी ३९ 


कीमत शासन द्वारा निर्धारित कर दी जाती थी । ताँबे और चाँदी का अनुपात 
। ५ कक था। 


5 
5 


घम 


। हिंदी झासको की घामिक नीति उदार थी, यद्यपि कुछ विशेष देवी और देव- 
ताओ की ओर राजाओं की अधिक श्रद्धा हो गयी थी तथापि प्रजा को स्वतत्रता थी 
कि वह चाहे जिसे माने-पूजे । हिद्टियो का सबसे प्रमुख देवता तेशब मेघ-प्रमंजन का 
स्वामी था। सेरिस और हरिस नामक बैलो का उसका रथ था । उसके एक हाथ मे 
फरसा और दूसरे में विद्युतप्रभा का त्रिशल-सा अस्त्र रहता था । छोटी-बड़ी नाना 
आकार>-प्रकार की उसकी मूर्तियाँ पूजी जाती थी । हिट्टियों मे प्रचलित आख्यान के 
अनुसार उसका सबसे घोर शत्रु इल्लियंकस नाम का अप्रसहिष्ण नाग (सर्प) था 
जिसने एक वार तो उसे तथा अन्य देवताओ को बुरी तरह से पराजित किया, किन्तु 
बाद को तेशब ने देवी इनरस की विनय छलना की सहायत्श से उसे मार डाला | तेशब 
की पत्नी हेबत” उसी के समान प्रमावशालिनी, शक्तिमती समरभयकरी देवी थी । 
देवी का वाहन सिंह था और उन दोनो ' (तेशब तथा हेवत) का पुत्र था शरमा । 
हेवबंत के सिवा शौद्यका नाम की सिहवाहिनी पंखावाली देवी की भी पूजा होती थी । 
तेशब और उसकी पत्नी साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तो में अनेक नामो से पूज्े 
जाते थे । प्रत्येक नगर में देवालय प्रतिष्ठित थे | पूजने के लिए अनेक प्रकार की 
मूर्तियाँ बनायी जाती थी । छोटी से छोटी मूर्ति से लेकर बडी से बडी पत्थर या 
धातुओं की सूर्तियाँ बनायी जाती थी । 

अरिच्ना नाम के नगर में अरिज्ना नाम की सूर्या देवी की पूजा प्रचलित थी । 
हिंद्ठी के राजा अरिचन्ना (सूर्या) को त्रेलोक्य की स्वामिनी और राज्य की रक्षिणी 
तथा नेत्री मानते थे । उसकी समता सत्य और न्याय के सरक्षक सूर्यदेव भी नही कर 
सकते थे । सूर्य देवता का प्रतीक पंखवाला बिब था, जैसा कि मिस्र वाले मानते 
थे । अरिन्ना का पति था वुस्सेमू (मेघराज) किन्तु देवी के मुकाबले में उसका 
महत्त्व कम माना जाता था । कृषि के विधायक देवता तेलिपिनू, माग्य के देवता 
आदि अनेक देवो और देवियो की पूजा की जाती थी । चन्द्रदेव का नाम कशक' 
था. पाताल का'हेसुड और समुद्रतछ के इअ नामक देवता थे । देवी की सेवा के लिए 


अनेक सखियाँ भी थी । मु 
मंदिरों, पर्वतो, खुले मैदानो मे पूजन होते और उत्सव मनाये जाते थे | देवी- 


४० विद्रव-इतिहास 


देवताओं को सविधि पूजने के लिए पुजारी नियुक्त थे । वे उन्हें नहलाते-धुलाते, 
वस्त्र पहनाते, भोज़्य और पेय पदार्थों का 'ऐेग रूगाते और गान, वाद्य तथा नृत्य से 
उनको प्रसन्न करते थे। प्रसाद बॉटने की प्रथा हिंट्टियों में प्रचलित न थी । देवता को 
पद, मांस, अन्न, फल, फूल, वस्त्रादि चढ़ाये जा सकते थे । पशुवलि में बैछ, छाग, 
मेड ही नहीं कुत्ते और सुअर भी प्रयुक्त होते थे। कहते हँ कि कमी-कमी नर-मेघ 
भी होता था। हिट्टियो ने ऋतुओं और वर्षारम्म के मुख्य उत्सव निश्चित थे जिनके 
कार्यक्रम में नृत्य, गान थौर एक प्रकार का छोटा-मोटा नाट्य-अदर्शन भी होता था । 
कभी-कभी कृत्रिम युद्ध का आयोजन किया जाता था । देवताओं की रवयात्राएँ 
करायी जाती थी । रथों के आगे आगे देवदासियों तथा अन्य स्त्रियों के दल जलती 
मशाल लेकर चलते थे। देवताओ के विश्राम और सुविधा के लिए भवन, जो 
तरनवी' भवन कहे जाते थे, रहते थे । 

कुछ देवताओ के रहने के विशेष स्थान नियत थे, जैसे सूर्य का सिप्पर में, चन्द्रमा 
का कुजीन मे, मघवा का कुम्मिया में, ईश्तर देवी का निनेवह में, नन्नियां देवी का 
किसन्न और मरदक का वेबीलॉन इत्यादि में । लोगो का विश्वास था कि देवता 
परोक्ष में अदृश्य रूप मे रहते है । वे अमर है किन्तु उनके व्यापार और व्यवहार 
मनुष्यो के व्यवहारों के सदृश होते है । उनका मनुष्य के प्रति वैसा ही व्यवहार होता 
है जैसा कि मालिक का दास के साथ। जब देवता दुचित्त हो जाता है तब असुर 
उसके भवतीं को सताने लगते है । प्रार्थना करने पर देवता रक्षा करते हूं किन्तु यदि 
यातना किसी पाप के दंडस्वरूप हो तो उसका निराकरण पाप स्वीकार करने और 
उसके लिए प्रायश्चित्त करने तथा क्षमा मांगने पर ही हो सकता है। भूत प्रेतो, रोगो 
ओर बछाओ से बचने के लिए जादू-मंत्रादि उपचार किये जाते थे । 

हिंट्टायो मे मृतक जलाने की प्रथा थी । मृतक-संस्कार तेरह दिन तक चलते 
रहते थे। चिता से अवद्षिष्ट हड्डियों को निकालकर उसे शराब से बच्चा देते और 
हड्डियो को किसी पात्र मे रखकर दफना देते थे । 


कला-कोशल 


हिंट्टी लोगों ने नगर-निर्माण और णिला-तक्षण कला में सराहनीय निपुणता 
भाप्त कर छी थी। उनकी राजघानी हत्तुसस तत्कालीन एशिया का सबसे विशाल, , 
सुदृ6 और आकर्षक नगर था। उनके प्रासादों की दो विशेषताएँ थी । पहली यह कि 
सबसे पहले वह के स्थ॑पतियों ने राजप्रासादो को दो खम्मो पर आश्रित द्वार-प्रकोष्द 


हिंट्टी ओर मिट्ठनी ४१ 


द्वार विमूषित किया , जिसके दोनो पाइवों मे समचौकोर घरहरे या मीनारे बनी थी । 
आगे चलकर असीरिया और फारस वालो ने उसी नमने का अनुकरण और उन्नयन 
किया । इसके सिवा राजप्रासाद के मुख्य द्वार की शोमा बढाने के लिए उन्होने 
आनुपातिक सिंहों की मूर्तियाँ बनाने की परिप्राटी आरम्भ की । मुख्य द्वारो पर 
स्फिवस मिस्र में बनते थे किन्तु हिद्वियो के द्वार-प्रकोष्ठ के साथ हाररक्षक सिंह और 
वलिष्ठ द्वारपालो के वनाने की परिपाटी, अपनी विशेषता रखती थी । मित्र तथा 
मेसोपटेमिया की वास्तुकला से भी उन्होने लाभ उठाने मे कोई सकोच नही किया था । 

बोगाजकुई और टाजिलिकुट से, जो वोगाजकुई से दो मील पर है, पत्थर की 
चट्टानों पर उत्कीर्ण नाना प्रकार की मूर्तियाँ और दृश्य बने हुए है, जो हिंट्टियो की 
तक्षण कछा के सुन्दर नमूने माने जाते है । मूतियों की अनेक मुद्राएँ पायी जावी है 
जिनमें कुछ मूर्तियाँ नग्न देवियो की भी है । मिट्टी तथा घातुओ की वनी छोटी-बडी 
चीजे खुदाई में मिली है, जिनसे अनुमान किया जाता है कि चित्रण कछा ओर 
सुनारी ने वहाँ काफी उन्नति कर ही थी । > 

हिट्टी पुरप और स्त्रियाँ सिले हुए कपड़े और शिरस्त्राण पहनते थे जिनकी 
आस्तीने तथा लम्बाई छोटी और बड़ी दोनो प्रकार की होती थी । 

८ 


युद्धकला 

हिटद्टियों के रथ मिस्र वालो की तरह छः तीलियो के होते थे, किन्तु उत्तर पर तीन 
व्यंवितयों के लिए स्थान होता था। शी घ्रषगामी होने से उनकी भी गिनती हिट्टियो की 
विजय के कारणों में है । वे लोग भालो, दोधारे फरसो और घधनुप-वाण का प्रयोग 
करते थे । घुड़सवारो का रिसाछा उनके पास न था और पदाति का स्थान भी सेना 
में गौण था। सेना-संचालन तथा युद्धकला मे वे कुशल थे । दृढ़ किलो के निर्माण 
को कला ने भी वहाँ अच्छी उन्नति की थी । 


भाषा ओर लेख 


हिट्टी साम्राज्य मे अनेक भाषाएँ बोली जाती थी जिनमे पाँच मुख्य थी । किन्तु 
सब भाषाओं में मिट्टनी लोगो की भाषा अच्छी मानी जाती थी । वह भाषा इण्डो- 
यूरोपियन भाषा की एक शाखा थी । यद्यपि बाद में अन्य भाषाओ के वहुत से शब्द 
मिल गये जिससे उसका रूप बदल गया । लिखने तथा उच्च राजनीतिक व्यवहार 
में मिद्नी भाषा का अधिक उपयोग होता था। हिट्ठियो के पट्ट-लेखो में प्राय. कानून, 


डर बिदब-इतिहास 


व्यापारिक काम पी बातें, कुछ प्रचलित छोक कवाएँ, पूजा की विधियाँ पौराणिक 
ढंग के आख्यान तथा विजयो और यद्धो के वर्णन मिलते हैं जो गद्य में €। एसा 
प्रतीत होता है कि काव्य, तत्व दर्गत और विज्ञान की ओर उनका ध्यान आकपित 
न हों सका था। 


मिट॒टनी 


हिंद्वियों के इतिहास में जिन जातियों का उल्लेख मिलता हैं उनमें मिट्टनों 
लोगों का विशेष स्थान है। ईसा-यूवं द्वितीय सहस्लाव्दी में इण्णो-आर्यत छोगो की एक 
शाखा कैस्पियन सागर की पूर्वी ओर से घूमते हुए काकेशिया के पर्वतों को लाधकर 
मेसोपटेमिया के उत्तर तथा जगरोस की घाटी में, जो अव कुदिस्तान वहल्ाता हैं, 
आ बसी थी । उस समय वहाँ के निवासी हर्री छोग थे । हरीं न तो आर्य और न' 
सेमेटिक जाति के थे । ईसा से पूर्व तीसरी सहल्नाबदी में वे लोग आरमीनिया न 
थे। वहाँ से वे असीरिया, सीरिया और फिलस्तीन (पेलेस्टाइन) तक जा बसे थे । 
ईरान के नजी नामक स्थान पर उनकी बस्ती के अवशेष अब नी मिलते हूँ । हर्री 
और मिट्टनी घुल-मिलकर रहने लगे और णवितियाली हो गये । ई० १० पन्द्रहवी 
शती में हिट्टियी के समान वे भी लोहे का प्रयोग करते थे। उनके पश्चिम मे, 
सीरिया राज्य था। वस्सुकन्नी में उन्होंने अपनी राज़्धानी स्थापित कर ली 
उनकी बढ़ी हुई शत से हिद्ठी राज्य को चिन्ता होने दुंगी, क्योंकि कुछ रजवाड़टे उसके 
आधिपत्य से निकलकर मिट्ठनी लोगो के साथ शामिल हो गये | १४५०-१४०० में 
मिट्टनी के आधिपत्य में असीरिया भी चला गया था, किन्तु बहुत छड़ने झगडने के 
वाद जसीरिया स्वतत्र होकर अपना वल उत्तरोत्तर बढ़ाने लगा । मिट्टनी के राजा 
तुपरद्द ने मित्र के राज्य से भी मेल-जोल वटाना आरम्म किर दिया। फचेहवी धरती 
के मध्य तक उनकी शक्ति का पूर्ण विकास हो गया । फेरो थटमास चतुर्थ और 
एमेनहोतेप तृतीय ने वहाँ की राजकुमारियों से विवाह कर लिया । आखिरकार 
हिंद्टियोें का उनसे खुल्लमखुल्ला संघ होने ऊगा । हिंदी राजा सप्पोलल्यमस ने 
उनकी राजघानी पर आक्रमण करके उसे छूट लिया (१३६८-९ ईहै पृ०) । संभव 
हैं कि मिट्टनी की देखा-देखी हिड्ठी राजाओं ने भी 'वीरदेव'” अथवा दिवीप्रिय' की 
उपाधि गहण कर ली हो । हि़ी के राजा के लौट जाने के नाद मिट्टनी पुन: अपनी 
स्थिति पूर्ववत्‌ सुदृढ़ कर सके । उन्होने हिटूटी राजा से सन्धि स्थापित कर ली। सन्धि- 
पत्र के महत्त्व का एक यह भी कारण है कि जिन देवताओं का नाम उसमें उल्लिखित 


हिंट्टी ओर मिट्टनी ४३ 


है उनमें मिथ्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य के भी नाम है। उनके सिवा कुछ देवताओं 
के संयुक्त नाम भी वहाँ प्रचलित थे। उनकी प्रमुख देवी कभी सूर्य की और कमी 
पृथ्वी की अधिष्ठात्री मानी जाती थी । इससे यह प्रतीत होता है कि उनका बुछ 
घामिक सम्बन्ध भारतवर्ष के आर्यों से रहा होगा । यह भी अनुमाव किया जाता है 
कि ज्ञायद वे उसी शाखा के आये हों जिन्होने भारत में पदार्पण किया। उन्ही लोगो 
म नही, वरन्‌ कस्सी लोगो मे भी, जो आधुनिक लूरिस्तान के प्रदेश में रहते थे, आर्य 
देवताओ के जैसे सुरेश, सूर्य और मरुत के नाम प्रचलित थे और अब्व देवत्व का 
एक प्रतीक माना जाता था । पहले कस्सी का इण्डो-आर्य जाति का होना सदिग्ध 
था, किन्तु अब यह माना जाता है कि वे भी समवतः इण्डो-आरय वच्य के हूँ । 

मिट्टनियों का समाज सामन्तञशाहीं था । सामन्‍्त अपनी अपनी रियासत में 
शासन करते थे किन्तु राजा को अपना अधिपति मानते थे । उनके समाज में 
कम से कम तीन वर्ग थे | पहला मर्यन्नी जो रथो पर चढ़कर युद्ध करता था, 
दूसरा कारागर, और तीसरा सबे नमे, जो ग्रामवासी कृषकों का वर्ग था। इनके 
विषय में अभी तक अधिक ज्ञान प्राप्त नही हो सका है। 


अध्याय ४ 
सिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन 


(१५८०--१०८५ ई० पु०) 


यद्यपि 'हिकसोस' लोगो ने मिस्र पर आतंक जमाने में कोई कसर न रखी, तथापि 
मिस्र-निवासी उनको घृणा की दृष्टि से देखते रहे । अन्त में थेवीज नगर के 
अहमोस नामक एक राजकुमार ने असंतुष्ट प्रजा को संगठित कर उनको मित्र से 
निकाल दिया। द्वितीय प्रपषात से सीरिया तक उसने अपना आधिपत्य भी स्थापित 
कर लिया | आक्रमणकारियो की तरह उसने भी धथोड़ों के रिसालो और अश्वरथों 
की सेना का संगठन किया । धघोड़ों के उपयोग से बड़े साम्राज्य की स्थापना मी संमव 
हो सकी । मिस्रवासियों में नयी क्षात्र-वृत्ति का प्रादुर्भाव हो गया और अहमोस 
से मित्र के अठारहवें राजवंश का आरम्म हुआ । इस वंश के राज्यकाल में मिस्र में 
साम्राज्य एवं साम्राज्यवाद की तथा संस्कृति एवं सम्यता की अभूतपूर्व उन्नति 
हुई । इस नये वंश के सहायकों में केवल सामन्त श्रेणी के ही नही वरन्‌ मध्य श्रेणी , 
के लोग भी थे । । 
अठारहवाँ राजवंश (१५८०-१३५० ई० पू०) 

इस वंश ने चौथे प्रपषात तक दक्षिण में तथा सीरिया की ओर फरात नदी तक 
एशिया में अपनी पताका फहरायी। मित्र की सीमाएँ दृढ़ कर दी गयी जिससे उस पर 
आक्रमण का भय न रहे। इसी घ्येय से इसने एशिया पर भी आतंक और बल बढ़ाने 
की नीति का अनुसरण किया । इसका प्रथम पराक्रमी राजा थटमोस (१५४० 
१५०१) था जिसकी विजयो और विजित देझ्यों की छूट से मिस्र के आत्मविश्वास, 
उत्साह एवं आथिक दद्या की उन्नति होने लगी । तीस वर्ष राज्य करने के वाद उसने 
अपनी पुत्री हाशेप्सत को सहयोगिनी राज्यशासिका वना लिया। पिता के मरणो- 
परान्त उत्तराधिकारी की उपेक्षा करके पुत्री ने स्वयं राज्य किया (१५० १-१४७९ 
ई० पू०) । चूँकि मिस्र की प्रथा थी कि राजसिहासन पर पुरुष ही बैठे इसलिए उसचे 


मिस्र साम्राज्य के दये युग का उत्यान और पतन च्‌ 


पुरुष का बाना बनाया, अपने को पुरुषो के समान सम्बोधित करने की आज्ञा दी और 
अपनी एक ऐसी मूर्ति बनवायी जिसका वक्षस्थल पुरुषों का सा था और दाढी भी थी । 
अपना पुसत्व सूचित करने वाली पौराणिक ढंग की कथाओ का खूब प्रचार किया । 
उप्तकी सफलता से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि अठारहवे वंश के शासक की 
इतनी घाक और शक्ति थी कि वह यदि चाहे तो स्त्री को भी पुरुषत्व प्रदान कर दे । 
बीस वर्ष के अपने राज्यकाल मे उसने मित्र की मान-मर्यादा की ही रक्षा न की 
वरन्‌ व्यापार के नये स्थानों और मार्गों को खोलकर उसकी अच्छी उन्नति की । 
इसके सिवा उसने कानंक के नष्ट-अ्रष्ट मंदिरों का जीर्णोद्भधार कराया और अपूर्ण 
मदिरो को पूरा करा दिया। अपने लिए भी उसने एक सुन्दर समाधिस्थान बनवाया । 
महारानी का उत्तराधिकारी उसका भाई एवं पति थटमोजइय हुआ (१४७९- 
१४४७ ई० पूृ०), वह बडा तेजस्वी एवं पराक्रमी निकछा । उसने सीरिया और 
उप्तके सहायक राज्यों को मेगीडो के मैदान मे (१४७९) परास्त कर फरात नदी के 
पूर्वी भाग तक अपना प्रभ॒ुत्व स्थापित कर दिया । हिद्वी>तथा मेसोपटेमिया के 
राजाओ ने उसकी सेवा में उपहार भेजे । मिट्टनी ने विरोध करते का साहस 
किया, किन्तु उसको भी पराजित होना पड़ा । इस प्रकार पन्द्रह युद्ध जीतकर उसने 
भमूमघध्यसागर पर अपना अप्रतिम आतक जमा दिया । समवत. वह ससार का पहला 
ज्ञात राजा था जिसने साम्राज्यवाद तथा समुद्री बल के महत्त्व को समझा और अपने 
जहाजी बेडे से अपना आधिपत्य स्थिर रखा । उसकी सेना खूब सुसज्जित, अनु- 
शासित और प्रवछू थी । उसके कोष में ग्यारह सौ मन चाँदी-सोना था । थेबीज्ञ 
तथा कानेक की शोभा, समृद्धि और मिस्र के व्यापार की यथेष्ठ वृद्धि होती रही । 
कहा जाता है कि उसकी विभूति का पूरा प्रदर्शन उसके प्रपौत्र ऐमेनहोतेप तृत्तीय के 
राज्यकाल में हुआ (१४११-१३७५) । मिस्र की महानता ऐमेनहोतेप तृतीय के 
समय (१४११-१३७५ ई०पृ० ) में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची । उसी ने कछोसस' 
का निर्माण कराया जो ससार की महान्‌ आइचर्यजनक क्ृतियो में गिना जाता है । 
उतके महल मे मिट्टनी, बेवीलॉन आदि देश विदेशों की सैकडो रानिया थी। उनमे 
सबसे प्रमुख पुरोहित वुल्ल की ताई नाम की महारानी थी। अपने जीवन के अन्तिम 
वर्षों में उसने असने पुत्र ऐमेनहोतेप चतुर्थ को अपना सहयोगी सम्राट्‌ बनाया । वही 
आगे चलकर इखनातोन के नाम से विख्यात सम्राट्‌ हुआ। ऐमेनहोतेप के समय में 
थेबीज नगर इतना श्री-शोभा-सम्पन्न हो गया कि उसकी समानता पाचीन संसार का 
ही नही, अद्यावधि श्ञायद ही कोई नगर कर सका हो । उसके स्वर्ण-खचित विशाल 


४६ ' बविश्व-इतिहास " 


मंदिर पूजा-मेंट से अपार सम्पत्ति बढ़ा रहे थे । चारों ओर से व्यापारी आकर वहाँ 
जमां होते और देश-देश की वस्तुओ का वहाँ खुलकर कऋय-विन्नय करते थे । 
अठारहवें बंद का राजा ऐमेनहोतेप चतुर्थ था (१३७५ से १३५८ ई० पू०) । 
वह कवि, सहृदय और दार्शनिक था । उसका संयम दृढ और आचार विचार पविश्न 
एवं सात्विक थे। मदिरों के भोग-विलास, वैमव, पशुवलि, नरबलि, भ्रष्टाचार 
तथा व्यभिचार से उसे ऐसी ग्लानि हुई कि उसने उनका खुल्लमखुल्छा विरोध किया ! 
उसकी धारणा थी कि मन्दिरो की पूजा-अर्चा, पुजारियो का ढोगमय जीवन तथा' 
मंत्र तंत्र, जादू आदि सब मिथ्या और भ्रमात्मक है, ढकोसले हैं। उसका विश्वास 
केवल आतोन' (सविता) पर था। सूर्य को वह प्रकाश का ही नही वरन्‌ जीवन का 
भी आधार मानता और उसकी भवित के आवेश में आकर सारगर्भित तथा मर्मेस्पर्शी 
स्तुतियों की रचना करता था। वह एकेश्वरवादी था और निराकार ईश्वर की अपार 
विभूति को आलोकित करनेवाले एक मात्र प्रतीक आतोन (सविता) को ही 
मानता था। उसको दह सव्वेव्यापी, सर्वेशक्तिसान, दयारु, भर्ता और प्रेमस्वरूप 
गाजी था) उसे यह आशा थी कि एक ईह्वर का आदशे साम्राज्य के समी 
को आक्ृष्ट कर सकेगा और विभिन्न स्थानिक देवताओं के संघर्ष को 
हटा देगा । 
सुधार की प्रबल प्रेरणा ने उसे कुछ असहिष्णु कर दिया । उसने आज्ञा दी कि 
आतोन के सिवा आमोन आदि सभी देवताओ के नाम मिटा दिये जायें और आपत्ति- 
जनक पूजा अर्चा बन्द कर दी जाय । ऐमेनहोतेप नाम बदरूकर उसने अपना नाम 
इखनातोन रख लिया। आमोन से उसे चिढ सी हो गयी थी। यही नही, थेबीज नगर के 
विलास, स्वार्थ और घूर्ततामय जीवन से ऊबकर वह अभखेतातोन (आधुनिक तेलएल- 
अमरना ) में नयी बस्ती बसाकर रहने छगा । थेबीज का पतन और नयी नगरी का 
उत्कर्ष दिन-प्रति-दिन बढ़ता गया । उसके उत्तावेपन और असहिष्णुता से पुजारियो, 
घनिकों तथा रूढ़िग्रस्त प्रजा में असन्तोष उत्पन्न हो गया । उसके शान्ति और संतोष- 
पूर्ण विचारों के कारण सम्राट्‌ की सत्ता के पोषको में असंतोष फैछा, जिससे छाम 
उठाकर हिट्टियो ने उत्तरी सीरिया और हिन्नुओं ने पेलेस्टाइन पर आक्रमण कर 
दिया। शस्त्रवल से साम्राज्य की नीति की रक्षा करने तथा प्रान्तस्थ प्रजा पर प्रभुत्व 
कायम रखने के लिए मिस्रवासियो का रक्‍्तपात कराना सम्राट ने चिन्त्य ही नही 
वरन्‌ घृणित समझा । इसका एक परिणाम तो यह हुआ कि नौकरशाही प्रजा को 
लूटने-खसोटने रूगी, धर्माधिकारी विरोध और षड्यंत्र करने लगे और इसरा यह-कि 


सिख्र साम्राज्य के नये. युग का उत्थान ओर पतन ४७ 


आतन्तों ने क्षुब्ध होकर मिस्र का आश्रय छोड़ दिया और वे स्वतंत्र हो गये। साम्राज्य 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया । मिस्र की धाक बिगड़ गयी और उम्नकी समृद्धि के साधन जाते 
'रहे । वह श्रीहत होकर अर्थ-संकट में ग्रस्त हो गया। ऐसे ऊँचे और पवित्र विचारों 
और आदर्शों तथा अन्तर्जातीय बन्धुत्व की भावतता का इतना भयंकर परिणाम देख- 
कर इखनातोन का कवि-हृदय ऐसा आहत हुआ कि वह इतिहास की विषमता की 
.निष्ठुर कहानी छोड़कर भरी जवानी में ही परलोक को चला गया। 
इखनातोन के सिद्धान्त के अनुसार सत्य एवं यथार्थ का अन्वेषण मनुष्य का मुख्य 
कर्तव्य है। रूढ़िग्रस्त रहना मानसिक दुर्बलता का द्योतक है। उसके विचारों का 
प्रभाव कुछ काल तक कला और शिक्षा पर भी रहा, जिसकी साक्षी उसके नये नगर 
अखेतातोन (तेल एल-अमरना) की शिल्पकला की स्वाभाविकता एवं स्वतंत्रता 
अद्यावधि दे रही है। उसके विचारों और आदर्शों से संभवतः मिस्त की सम्यता में 
शक नवजीवन प्रदायिनी धारा प्रवाहित हो जाती। ऋनच्ति ने उसके प्रयत्नों को सुखा 
डाला । 
इखनातोन की मृत्यु के बाद ही देश मे प्रतिक्रिया हुई । उसका दामाद तूतांखामेन 
(१३५८-१३५३) सम्राद्‌ हुआ | उसने अपने श्वशुर के सुधघारो को हटाकर पुनः 
पुराने सिद्धान्तो को उज्जीवित किया। घर्माधिकारियों तथा सम्पन्न श्रेणी वालों ने 
उसकी नीति का स्वागत कर उसको यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। इखनातोन 
को सबने भयंकर विद्रोही तथा दोषी घोषित कर दिया । तृतांखामेन की समाधि 
से जो बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हुई (१९२० ई०) उससे बड़ी सनसनी फैली और मित्र 
के इतिहास पर अच्छा प्रकाश भी पडा। इससे अनुमान किया जाता है कि मिस्र की 


आध्िक दशा कुछ समली थी, किन्तु वह भी अठारहवें राज्यवंश के पतन को न 
रोक सकी । 


उन्नीसवाँ राजवंश' (१३५०-१२२५या १२०५ ई० पू०) 


इस वश का संस्थापक हरमहरव (१३५२-१३१९) नाम का एक पराक्रमी 
सेनानायक था, जिसने मिस्र-राज्य को छिन्न-भिन्न होने से बचा लिया। कुछ विद्वानों 
की राय है कि उन्नीसवे वश का आरम्भ हरमहरब की मृत्यु के बाद हुआ था । 
उसके वंश के प्रसिद्ध राजाओ में रामेसेज (१२९९९-१२३२ ई० पु०) का नाम पहला 
है। वह जैसा परात्रमी वैसा ही व्यसनी भी था। उसके महलो मे सैकड़ो रानियाँ 
थी, जिनमे कई तो उसी की पुत्रियाँ थी । उनको उसमे अपने वद्श के व्यक्तित्व 


४८ विश्द-दतिहास 


एवं पराक्रम को अक्षुण्ण रखने के लिए व्याह्‌ लिया था। मृत्यु के समय उसके सौ 
पुत्र और पचास पुत्रियाँ थी। साम्राज्य की रक्षा, संगठन तथा प्रसार के लिए उसने 
जो सफल उद्योग किया वह थटमोज की क्ृतियों की रामता रखता हैे। उसके राजत्व- 
काल में मिस्र की सेना पुनः फरात के तट पर उराके नेतृत्व में विजय का डंका बजाने 
लगी। हिंट्टी लोगो के दर्प को चूर्ण करके उनको ज्ञान्ति-याचना के लिए उसने वाधित 
किया । सन्धि द्वारा यह निश्चित हुआ कि सीरिया पर हिट्टियों का और पेलेस्टाइन 
पर मिस्र का प्रभावक्षेत्र माना जाय । हिट्टी वंश की एक राजकुमारी से रामेसेस ने 
व्याह कर लिया। उसी प्रकार बर्बरों के भी आक्रमणों को निप्फल करके उससे 
उन्हे परास्त किया | बाहर के देशो की छूट तथा उसकी प्रेरणा से हुई न्यूबिया को 
सोने की खानों की खुदाई से मिस्र की सम्पत्ति पुनः: बढ गयी । इस घन से उसने एक 
नयी नहर खुदवायी और कारनक तथा लक्सर में विशाल एवं मव्य इमारतें वनवायी । 
उनमें से सबसे महत्त्व का रमीसियम का मन्दिर तथा उसकी मूतियाँ हैं । 
तेरहवी शत्ती के अन्त में बीसवें राजवंश की स्थापना हुई । उसका सबसे प्रसिद्ध 
सम्राट्‌ रोमेसेज तृतीय हुआ (११९८-११६७), जिसने कोचक की ओर से मिस्र पर 
समुद्र मार्ग से आक्रमण करने वालो को पीछे भगा दिया । उन आक्रमणकारियों की 
इतनी शक्ति थी कि उसके सामने हिंदी और माइसीन वाले नष्ट हो गये और 
फोनिशिया वालों के नगर भी लूट लिये गये । 
उपर्येकतत शान-शौकत और समृद्धि मिल्न के महत्त्व की अन्तिम छटा थी । वस्तुतः 
फेरो की शविति पतनोन्मुख हो रही थी। पुजारियों और देवालयो के पास इतनी 
सम्पत्ति एकत्रित हो गयी थी और उनका राज्य तथा जनता पर इतना प्रमाव बढ़ 
गया था कि फेरो को भी उनके सामने सीस झुकाना और दवना पड़ता था । 
विशेषतः आमोन सम्प्रदाय का धामिक नेतृत्व एक वंशविशेष का पैतृक अधिकार 
हो गया था | उसके सामने फेरो का तेज क्षीण होता चछा गया। उसके अधिकार 
में मित्र देश का लगमग सप्तमाश था। सेवा मे एक छाख से अधिक दास और पाँच 
लाख पशु, पीने दो सौ करमुवत नगरो की आय तथा सोना, चाँदी, अज्ञादि के अपार 
साधन थे। उधर फेरो का कोप उत्तरोत्तर खाली होता चला जाता था और जनता 
भी गरीब होती जाती थी । इस परिस्थिति में मिस्र साम्राज्य के अन्तर्गत जो राज्य 
अथवा एथियाई प्रान्त थे वे एक-एक करके स्वतन्त्र होते गये । मिस्र के भीतर वडी 
संख्या में वर्वर और हब्शी आ बसे जिनमे रवार्थ ही स्वार्थ था, अराजकता बढ़ती 
जाती थी । यद्यपि ऊपरी दिखावे और व्यापार एवं व्यवसाय चलते रहे किन्तु मिस्र 


सिख्र साम्राज्य के नये युग का उत्यान और पतन डर 


बी आत्मा, उसका व्यक्तित्व एवं महत्त्व सर्वया नष्ट हो गये | ग्यारह॒वी शती 
ई० पू० तक मिस्र देश कई टुकड़ो में बैँंट गया, जिससे उसकी बची-खुची गक्ति भी 
ने हो गयी । 


साम्राज्य-काल की संस्कृति 


साम्राज्य-काल में स्त्रियो की परिस्थिति कुछ-कुछ ग्रिर गयी थी। धीरे-धीरे 
उनका तलाक देने का अधिकार भी छिन गया। हिकसोस लोग पैतृक प्रथा को, 
जिसमें पिता का स्थान माता रे ऊंचा और उसी से संतति का नामकरण एवं विचार 
होता था, मित्र मे लाये, जहाँ मातृक प्रथा थी । बहुधा देखा जाता है कि पैतृक प्रथा 
मातृक पर हाबी हो जाती है। मिस्र में भी माता का महत्त्व उसी संघर्ष के कॉरण 
कम होता गया । फिर भी मातृक परम्परा के कारण वहाँ बालं-ह॒त्या का प्रचलन 
नगण्य-सा रहा । यही नही, मिस्र में पुस्षो के बदले स्त्रियाँ ही पहले अपना प्रेम प्रकट 
करतीं और प्रिय पुरुष से विवाह का प्रस्ताव अनुनय एवं विनय के साथ करती थी । 
फलत: लज्जा, संकोच अथवा अवगंठन का वहाँ कोई विशेष स्थान न था। इसका 
यह अर्थ न समझना चाहिए कि स्त्रियाँ पतिपरायण न थी | वहाँ के लोगों में यौन 
विषयों की चर्चा बेंघड़क होती थी । उनके मन्दिरो में भी नग्न और लज्जाहीन 
मूर्तियाँ और चित्र बनाये जाते थे । समाज में वेश्या तथा किपुरुष अनादर की दृष्टि 
से देखे जाते थे । नतेकियाँ अपना शरीर अंग-राग से रंजित कर कम-से-कम ढेंकती 
और अच्छे घरानों मे आती जाती थी। किन्तु साधारण जनता में वस्त्रों का पूर्व 
युगों से अधिक प्रचलन होता गया, यहाँ तक कि आगे चलकर पोशाक भारी और 
बड़ी सजघज की होने लगी । स्त्री एवं पुरुषो को आभूषण पहनने का शौक पहले से 
बहुत अधिक बढ़ गया था । घन की वद्धि के कारण ही फैशन बढ़ गया था । ऊपरी 
टीमटाम मिल्नियो की परम्परा-प्रियता मे विशेष कमी न कर पायी। वहाँ के 
निवासी परिवर्ततशील न थे । 


शासन 
थटमोस तृतीय के समय में साम्राज्य का शासन विजित प्रदेशों के ही राजाओं 
अथवा सामसस्‍्तो द्वारा होता था, विन्तु सम्राट के नियुवत प्रतिनिधि पदाधिकारी 
उनकी गतिविधि का निरीक्षण करते थे। चतुर्थ राजवंश के समय में वजीर के 
पद का आरा हुआ । यद्यपि राजा के वाद उसका स्थान था, किन्तु उसके मुल्य 
है. 


५० विश्य-इतिहास- ; 


क॒रतैव्य न्यायाध्यक्षता और राजुकीय पुस्तकाध्यक्षता थे ) वजीर के बाद अन्य प्रमुख ५ 
अधिकारी थे कोषाध्येक्ष और कृषिमन्त्री । नवीन युग तक उनके सुपुर्दे शासन, 
सेना, कृषि, राजकीय पत्र-व्यवहार भी कर दिये गये । उनको प्रत्येक दिन सम्राट्‌ 
को साम्राज्य का लेखा-जोखा तथा व्यवस्था बतानी पड़ती थी। सम्नाट्‌ के दो 
प्रमुख वजीर होते थे--एक तो राजघानी में रहता और सम्राट्‌ की अनुपस्थिति में 
राज्य के शासन का संचालन करता, दूसरा हेलिओपोलिस में रहता, जिसका विशेष 
कतंव्य मिस्र के निचले भाग का शासन था । उनका कार्य-क्षेत्र शासन था। वित्त 
सम्बन्धी कार्यों की देखभाल के लिए अन्य पदाधिकारी थे। साम्राज्य के पचपन 
नोमो के शासनाध्यक्षो के कार्यो का निरीक्षण मन्त्री का विशेष कर्तव्य माना जाता 
था। प्रत्येक नगर तथा नोम में अपना न्‍्यायारूय होता जिसके निर्णयों के विरुद्ध 
अपील थेबीज के वजीर की अदालत में होती थी । साम्राज्य में डाक-चौकी का प्रबन्ध 
होने के कारण न्याय तथा शासन के कार्य में पहले से अधिक सुविधा हो गयी। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि फौजदारी अथवा माल दीवानी का कार्य पुरोहितों या 
धर्माधिकारियो को नहीं दिया जाता था । मिस्र में कानूनों का निश्चित सम्पादन 
ईसा से पूर्व आठवी शती तक नहीं हो पाया था, जब कि वह मेसोपठेमिया में 
सैकड़ो वर्ष पूर्व हो चुका था । 

प्रान्तों का शासन पहले कुलीन तथा बड़े जमीदारों के हाथ में था। धीरे-घीरे 
उनका पद वंशानुगत हो गया, जिससे सामन्तशाही को अधिक वल मिला। मिस्र पर 
विजातियों के आक्रमणों तथा राजसत्ता के पुन: संस्थापन से पुरानी व्यवस्था बदल 
गयी। सम्रादू के नियुक्त सेवको द्वारा प्रान्तो का शासन होने छगा | 


आशिक स्थिति 


यद्यपि मित्न के व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही तथापि वहाँ का आथिक 
जीवन कृषि पर ही अवरूस्बित था। जमीन का मालिक सम्राट्‌ था जो चाहे जिसको 
चाहे जितनी भूमि दे देता था । बहुत-सी जमीन तो देवालयों को दी गयी थी, किन्तु 
अधिकाश प्रजा को बाँट दी जाती थी। नील नदी में प्रति वर्ष बाढ आती थी ५ पानी 
उतर जाने पर जमीन की नपाई की जाती और फिर वह वितरित कर दी जाती थी । 
उपजाऊ भूमि का क्षेत्र सीमित होने के कारण जमीन तथा पैदाक्ार पर खास निग- 
रानी रखी जाती थी जिससे उसका अधिक-से-अधिक उपयोग हो सके । इसी कारण 
नहरों-नालियो आदि का भी अच्छा प्रबन्ध किया जाता था । राज्य की विभिन्न 


सिख साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ५१ 


प्रकृति की भूमि, क्षेत्रो, उनके पांस रहनेवाले व्यक्तियों की संख्या का लेखा रहता था, 
जिससे यह जाना जा सकता था कि अमुक क्षेत्र में किस चीज की कितनी पैदावार 
और उस पर क्या खर्च होगा । उसी साधन से मत्री बोने के पहले ही खेती की आम- 
दनी का अच्छा अनुमान लगा लेते थे। किसान को राजा के आज्ञानुसार फसल बोनी 
पडती थी। कब, क्या, कहाँ और कितनी चीज बोयी जाय; राजाज्ञा ही निश्चित करती 
थी । किसानो हारा उसका प्रतिपालन अनिवाय था, क्योकि उनके लिए कोई अन्य 
चारा ही न था। किसानो को खेत की उपज का पॉँचवाँ भाग देना पड़ता था। अपनी 
खेती के अलावा सम्राट्‌ अथवा मन्दिर की भूमि पर भी किसान को श्रमदान करना 
पड़ता था, जिसको आधुनिक भाषा में बेगार कहा जा सकता है। मिस्र के निवासी 
घमंभीरु थे और राजा को ईश्वर का अंश समझते थे। अत: श्रमदान करना उनके 
लिए स्वाभाविक कतेंव्य-सा था। उस युग की इस प्रेरणा का कमोबेश उतना ही 


महत्त्व था जितना कि आधुनिक ससार मे देश-सेवा अथवा जनसेवा का है | 
साम्राज्य की वृद्धि के साथ मिस्र की सम्पत्ति तथा व्यापॉर में अच्छी वृद्धि हुई । 
इस युग में मिस्र मूमध्य-सागर के तटो पर बसे नगरो एवं टापुओं से व्यापार करता 
था। एशियाई प्रान्तो, विशेष कर पश्चिमी एशिया से उसका व्यापार होता था । 
उसके सामने जल और स्थल दोनो के मार्ग खुले हुए थे। पर सडके अच्छी न थी 
और सिक्‍को का भी प्रचलन न था, जिससे व्यापार में अवश्य असुविधाएँ होती रही 
होगी । इसके सिवा व्यापारियों को प्रत्येक देश में चुगियाँ तथा कर देने पडल्रे थे, 
जिससे अन्तर्देशीय व्यापार का खुलकर प्रवाह नहीं होने पाता था। अन्यथा मिस्र 
की समृद्धि को चार चाँद लूग जाते,क्योकि न्यूबिया की खानो से अच्छी मात्रा मे सोना 


मिलता था | उसकी समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहाँ के साधारण श्रेणी 
के लोगो मे भी कपड़ो तथा आभूषणों की अधिक माँग होने छगी । राजाओ, जमी- 
दारों एवं मन्दिरों की सुसम्पन्नता का कहना ही क्या था। उत्तर काल में साम्राज्य 
के संकुचित एवं विभवत होने के कारण आ्थिक स्थिति चिन्ताजनक हो गयी थी । 
यद्यपि देवस्थानो की विभूति और सम्पत्ति बहुत बड़ गयी थी, तथापि राज्य-कोप 
खाली और जनता गरीब होती जाती थी । व्यवसाय और व्यापार प्राय. वेशानुगत 
होते थे । मजदूरो के संघ का नेता या ठेकेदार ठेके पर मजदूरो को भेजता किन्तु 
उनकी मजदूरी उन्हे अलहदा-अलह॒दा देता | इस विधान से वह अच्छा लाभ भी 
उठाता और मज़दूर उसकी मुट्ठी में रहते थे। वस्तुतः मजदूरों की परिस्थिति 
वहाँ अच्छी न थी । 


२ विशव-दतिहास 


मिस्र से शीदें का सादा अथवा रंगीन सामान, कलई और पालिश को चीज़ें, 
वाद्य यन्त्र, मिट्टी के बरतन, कपड़े, जेवर, पत्थर या घातु की बनी चीजें वाहर*मेजी 
जाती थी। उनके बदले बाहर से वहाँ लकड़ी, ताँवा, हाथी-दाँत, मसाले, वरतन 
और गुलाम खरीदे जाते थे । कारीगरी मे जो चमत्कार मिस्र वालों ने दिखाया वह 
शायद यूरोप मे अठारहवी सदी तक नहीं दिखाई पड़ा । 

राज-परिवार के अलावा बड़े पदाधिकारी, धर्माधिकारी और सफल व्यापारी 
सुख तथा वैभव का जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर बड़े और युन्दर होते थे 
जिनकी शोभा वागो और तडागों से और भी बढ जाती थी। सम्पन्न कुलीनों का 
व्यवसाय था सिपाहीगिरी और राजसेवा । उसके अतिरिक्त उनका समय शेर तथा 
हाथी आदि पशुओ के शिकार और मोहरो से शतरंजी ढंग के खाने बनाकर अनेक 
प्रकार के खेल खेलने मे व्यतीत होता था। मनोरजन के सिवा जो समय बचता 
वह भोग-विलास मे खर्चे होता था। 

साधारण जनता गरीब थी, फिर भी हँसते हुए समय काटती थी | दिल्‍्लगी 
मजाक का उसे शौक था। कारीगर अमीरो, मन्दिरों अथवा राजकुल की सेवा में 
रहते और मजदूरी पर काम करते थे । 


कला-कौशल 


स्थापत्य, मूर्ति, तक्षण तथा चित्रकला में मिख्॒र की निजी विशेषता थी । आर्थिक 
सम्पन्नता के कारण उसके लिए यह सम्भव हो सका कि वह अपने घामिक भावों तथा 
“विश्वासों के अनुकूल पत्थर के विशाल देवालयों, समाधियों, भवनों एवं स्मारको 
का बड़े पैमाने पर निर्माण कराये । उसकी इमारतों मे विविध प्रकार के पत्थरो, 
स्तम्मों और धरनों का प्रयोग मिलता है। विद्युलू खम्भो के अतिरिक्त उनके 
कमरे भूलमुलैया जैसे जान पडते है। गोपुर और अनेक सितून वाले बड़े कमरे मिल््रियों 
की रुचि का विशद प्रदर्शन करते हैं। विशाल स्मारको और विजय-स्तम्मों 
के निर्माण का शौक उनके लिए स्वामाविक था। पिरामिड बनाना पहले ही 
बन्द हो चुका था। उसके स्थान पर पहाडियो को कोल-कर समाधि-स्थान बनने 
लगे । विजय-स्तम्भो का निर्माण भी बड़े पैमाने पर हुआ। थाटमस प्रथम का विजय- 
स्तम्म ६४ फुट ऊँचा, महारानी हतशेपसत का ९२ फूट और थाटमस तृतीय का 
१०५ फुट ऊंचा बना | उसका विचार १३७ फूट ऊँचा एक स्तम्म बनवाने का था 
किन्तु सामग्री एकत्रित होने पर भी किसी कारण वह रोक दिया गया। स्तम्भ के 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ५्‌रे 


व्यास का इसी से अनुमान किया जा सकता है कि एक की चोटी-पर सौ मनुष्य खड़े 
हो सकते है । प्राचीन संसार में मिस्र की विशाल निर्माण-कला की समता करनेवाला 
कोई नही हुआ | 
शिल्पकला में भी मिस्र वालों ने अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया । 
कड़े अथवा नरम पत्थर, चाँदी-सोने अथवा कासे पर वे समान दक्षता के साथ अपनी 
कारीगरी दिखाते थे। प्रतिरूपों के बनाने में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त हुई। 
'उनमें प्रतिभा के व्यक्तित्व एवं तद्गूपता की प्रतिष्ठा पायी जाती है और विकास के 
लक्षण भी दिखाई देते है । अपनी कृतियो पर वे रंग चढ़ाने के शौकीन थे । उत्कीर्ण 
मूर्ति को रँगते-रँंगते मिस्र मे चित्रकका का विकास हुआ | शायद इसी लिए उनके 
चित्रों मे रेखागणित का आवश्यकता से अधिक प्रभाव पड़ा । यह कहा जा सकता 
है कि चित्रकला वहाँ उत्मुकत होकर अपना विकास कर सकी, जिससे उससे प्रकाश 
और छाया के कलात्मक संयोजन तथा पृष्ठभूमि की आनुपातिक कल्पना का अच्छा 
चित्रण न हो पाया कलाकारों को विघिवत्‌ शिक्षा देने के छिए कलाकेन्द्र स्थापित 
थे। किन्तु उनमें तत्कालीन रूढ़िग्रस्त विचारों के अनुकूल ही शिक्षण होता था । 
'कला केवल कछा के लिए नहीं वरन्‌ जीविका-उपार्जन के लिए सिखायी जाती थी । 
उसका ध्येय केवल व्यावहारिक था 4 इससे एक प्रकार का यह छाभ हुआ कि उनके 
चित्रों का क्षेत्र तत्कालीन सामाजिक, घामिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक अथवा 
दैनिक जीवन का प्रदर्शन कराना हीं रहा। उनमें वहाँ के रहन-सहन, आमोद-प्रमोद, 
घरेलू जीवन और काम-काज का यथेष्ट ज्ञान संरक्षित हुआ। उनके चित्र सजीव, 
गतिशील और भावपूर्ण है। चित्रों में कई रंगो से काम लिया जाता था। मिस्री चित्रों 
की समता करनेवाले चित्र चीन वाले भी सैकड़ो वर्षो के बाद तक न बना पाये । 
लेखन-कला का भी वहाँ विकास हुआ । तीन प्रकार की शैलियाँ, जैसे चित्र-संकेत, 
सांकेतिक भाव या कल्पतना-संकेत, लेखन और स्वर-संकेत और उनके सम्मिश्रण 
का उपयोग किया गया। सम्मवतः मिस्नियो को अक्षरों का ज्ञान न था। पत्यरो, 
धातवीय पत्नो के अलावा पेपाइरस के गूदे से बने कागज पर अंकित उनके बहुत-से 
लेख प्राप्त है । उनसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मिस्र के साहित्य मे इतिहास, कहानियाँ, 
स्तुति, शिष्टाचार, नैतिकता, प्रेमगीत, भोज के गीत, वीरगाथा, कहावत, 
युद्ध, भविष्य-व्रणंन, चिकित्सा, गणित, आय-व्यय का हिसाव आदि अनेक 
विषयो पर रचनाएँ होती थी। मिस्र वालों का साहित्य और उनकी कला का उनके 
वामिक विचारों से घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। उनके साहित्य के अध्ययन से 


छू 


पड विदव-इतिहास 


यह ज्ञात होता है कि उनमें आत्म-विद्वास, देशभक्ति, उत्साह, स्फूर्ति, यथार्थता 
एवं नवीनता के गुण थे । 

. मित्रियों ने चिकित्सा-शास्त्र में और भी उन्नति की । यद्यपि उनको शव की रक्षा 
करने के मसाले और क्रिया का ज्ञान था तथापि उनका शरीर-रचना का ज्ञान परि- 
मित था । उनमें अस्त्र-चिकित्सा भी कुछ बढ़ रही थी। रोग का निदान और 
इलाज कुछ शास्त्रीय ढंग से वे करने छुगे थे । उनकी सबसे मार्क की गवेषणा यह 
थी कि शरीर के अवयवों का संचालन मस्तिष्क से ही होता है। वनस्पतियों, मांसो, 
रक्‍त, मेद आदि से वे औषघ तैयार करते थे । 


हू 


घम 


मित्र में सूये की पूजा पुरातन काल से विभिन्न नामों से प्रचलित थी । थेवीज़ 
में उसको एमोन' और हेलियोपोलिस मे रे! कहते थे। कालान्तर में दोनों नामो को 
मिलाकर एक सर्वप्रमुक्ष सूर्य देवता एमोन रे” की कल्पना की गयी, जो मिस्र राज्य 
के प्रसार के साथ उपयुवत प्रतीत हुई । एमोन रे की पूजा के लिए बड़े-बड़े देवालय 
स्थापित कर दिये गये । यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय तक प्रत्यक्ष सूर्य 
ही प्रमुख माना जाता था। किन्तु एमोन-होतेप तृतीय के समय में एक नयी कल्पना 
का प्रादुर्माव हुमा, जिसके अनुसार उपर्युक्त नाम के सूर्य मिख्रियो के देवता समझे गये 
ओर एक नये विश्वोपरि देवाधिदेव 'आतोन' की परिकल्पना की गयी जो सर्वेब्यापी 
हो गये । मिस्र देश के बाहर दूर-दूर तक साम्राज्य का विस्तार हो जाने से उस प्रकार 
की कल्पना स्वामाविक-सी प्रतीत होती है। आतोन केवलर मिस्तियों का ही नही 
वरन्‌ सारे विश्व का देवता है । सूर्य-विम्ब उसी का प्रतीक मात्र है। अनुमानत. 
आतोन की कल्पना एकेश्वरवाद पर आश्रित थी | आतोन' के सामने अन्य देवता 
गौण प्रतीत होने छमे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आतोन को छोड़कर अन्य देव- 
ताओ की अवहेलनाः होने छूगी, जिंससे पुराने सम्प्रदाय के अनुयायियो को बडा क्षोम 
तथा असन्तोप हुआ और आशिक एवं सामाजिक हानि की आशंका उनमे उत्तरोत्तर 
बढने लगी ] जब इखनातोन ने नये जोश मे आकर साम्राज्य में केवल आतोन' 
की पूजा पर जोर दिया और राष्ट्रीय देवता एमेन रे की पूजा वन्द कराने की धृष्टता 
की, तब देश में क्रान्ति फेल गयी । उसके निधन के वाद ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिससे 
पुराने विचारो की पुनः प्रतिप्ठा बढ़ी और साम्राज्य को आधात पहुँचा । 

- मित्र वालो ने आचार और व्यवहार के सिद्धान्तो पर ॒विद्ेष रूप से ध्यान 


सित्र साम्राज्य के नये यंग का उत्पान और पतन प्‌ 


दिया। उस विषय पर उनके उल्लिखित नियम चीन के लिखित नियमो से भी 
पुराने हैं। सत्य, न्याय, औदार्य एवं सदाचार का वहाँ सम्मान था। उन लोगों 
की प्रवृत्ति व्यावहारिक ज्ञान की ओर थी इसलिए आध्यात्मिक विषयों का चिन्तन 
वहाँ कम दिखाई पड़ता है। फिर भी अमरत्व में उनका विश्वास था । इखनातोन 
ने तो तत्कालीन धामिक रूढियों से हटकर विश्वबन्धुत्व, मानवजगत्‌ की एकत्ता 
और एकेश्वखवाद का ही प्रचार किया। उस क्षेत्र मे तो वह सबसे प्रथम और प्रमुख 
कहा जाता है। देवालयो की सम्पत्ति और समृद्धि में अपूर्व वृद्धि हुई। प्रजा का 
पाँचवाँ भाग उनकी सेवा में किसी-न-किसी प्रकार लगा हुआ था और उपजाऊ भूमि 
का एक तिहाई भाग भी मन्दिरों के अपंण था । 


असीरिया 


असीरिया का इतिहास पढ़ने के पूर्व यदि तत्कालीन एशिया माइनर की राज- 
नीतिक परिस्थिति का ज्ञान, प्राप्त कर लिया जाय तो उसके समझने में सुविधा 
होगी । फारस की खाड़ी से दजहा-फरात के दोआब के ऊपर की ओर बढने पर 
पहले सुमेरिया के प्राचीन राज्य के ध्वंसावशेष मिलेंगे | उसके आगे वेबीलोनिया 
का राज्य और उसके भी ऊपर दजरूा नदी के दोनो ओर असीरिया का पर्वतीय 
राज्य था। असीरिया के उत्तर में आरमीनिया, उत्तर-परिचम मे फरात के दाहिने 
तट पर मिट्टनी और बाये तट पर हिद्दी के राज्य थे। हिट्टियो के राज्य के दक्षिण 
पश्चिम भाग में मूमध्यसागर के तट पर फिलस्तीन और फोनीशिया के राज्य 
थे। असीरिया के दक्षिण-पूर्व में एलाम और पूर्व में कस्सी तथा भीडिया के राज्य 
थे। फरात के परिचिम में अरब का रेगिस्तान है। 

पदिचिमी एशिया में सबसे पहले सुभेरिया का राज्य बना, जिसका पतन तीन 
सहस्न वर्ष ईसा पूर्व मे हो गया । उसके उपरान्त वेबीलोनिया का पूर्व साम्राज्य बना 
जो १७४६ ईसा पूर्व के लगभग विनष्ट हो गया । इसके अनन्तर असी रिया के साम्राज्य 
का अमभ्युदय हुआ । यह वह जमाना था जब मित्र के सध्यवर्ती राज्य को हिकसोस 
लोगों ने नष्ट कर वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उनको निकालकर मिस्र 
के अठारहवें हक जे ने साज्नाज्य-्युय का आरस्म किया। 

नील नदी के से मित्र का साम्राज्य बढठा और दजला नदी की तलहटी 
से असीरिया का साम्राज्य । इन दोनो साम्राज्यों के बीच में अनेक॑ राज्यों के आ 
जाने से उनका संघर्ष अधिक भयंकर रूप घारण न कर सका और वे दोनों भपने- 


अपने ढंग से चलते रहे, किन्तु मध्यवर्ती राज्यों की परिस्थिति अवांछनीय और चिन्ता- 
जनक थी । इन छोटे राज्यों ने भी संसार के कर्मक्षीत्र में कुछ अभिनय किया, यद्यपि 
साम्राज्य की शक्ति के सामने वे अधिक फूल-फल न सके । 
असीरिया राज्य का आरम्म दजला नदी की तलूहटी के चार नगरों--अशुर, 
अरबेल, कलख और निनेवह से हुआ । अशुर देव के नाम से पहले अशुर नगर का और 
वाद को राज्य का नामकरण हुआ | अशुर नगर में ३७०० वर्ष ईं० पृ० की कुछ 
ऐसी अवशिष्ट वस्तुएँ मिली हैं जिनसे वहाँ मध्य एशिया के लोगों के वसने का 
अनुमान किया गया है । किन्तु जिन छोगों को असीरियन कहा गया है वे सेमेटिक, 
काकेशियन तथा अन्य, जातियों के सम्मिश्रण से बने थे । चूंकि असीरिया की भौयो- 
लिक स्थिति ऐसी थी जिसमें नेसगिक रक्षा के साधन नगण्य थे, अतएव सीमान्‍्त प्रदेशों 
के निवासी उस पर बहुधा आक्रमण करते रहते थे । १४५० से १४०० हं० पूृ० तक 
असीरिया पर मिट्टनी का आधिपत्य रहा किन्तु अपनी दुर्देनवीयता से वे स्वतन्त्र हो 
गये । आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए असीरियनों को भरपुर और निरन्तर 
परिश्रम करना, सतर्क और उद्यत दण्ड रहना आवश्यक था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि वे बड़े युद्ध-कुशछ, साहसी, पराक्रमी तथा निष्ठुर ही नहीं वरन्‌ कर भी 
ही गये । 


बारहवीं शतती ई० ए० तक बेबीलोनिया और मित्र के साम्राज्य क्षीण हो गये 
थे। उनसे अन्य राज्यों को सहायता मिलने की कोई आशा न रही। उस परिस्थिति 
से लाभ उठाकर टिगलाय पिलीजर' प्रथम (१११५ से ११०२ ई० पृ० तक) नाम 
के एक योद्धा ने अपूर्व पराक्रम से वेवीलॉन, आरमीनिया तथा हिंदी के छोगों को 
परास्त करके मिस्र तक अपना आतंक फैला दिया। किन्तु वेबीलॉन वालो ने उससे 
ऐसा बदला चुकाया कि परामव की लज्जा से वह मर गया । इसके परचात दो सौ 
वर्ष तक असीरिया क्षीण और शत्रुओं का रणक्षेत्र रहा। 


असीरिया की विजयों और अभ्युत्यान का आरम्भ आशुर नजिरपाल द्वितीय 
(८८४-८५९ ई० पू०) के राजत्वकाल से हुआ । पश्चिम की ओर विजय करती 
हुईं उसकी सेना भूमध्यसागर के पूर्वी तट तक पहुँच गयी । अपनी विजय-यात्राओं का 
सजीव वर्णन उसने सफेद पत्थर की शिलाओ पर खुदवा दिया है | उनके पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि उसकी नीति अपने विरोधियों को अकथनीय निर्देयता और पेश्ुता 
के साथ मार-काटकर उनमें भय तथा आतंक जमा देने की थी | रक्त बहाने, अंग- 
भंग करने तथा अनेक यातनाओं के साथ उनका वध करने से उसका मनोरंजन होता 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्पान और पतन ५७ 


था। यह उसका व्यक्तिगत दोष न था। निर्दयबता असीरिया वालो के स्वभाव मे 
ही थी। फिर भी आशुर नजिरपाल ने कुछ निर्माण-कार्य भी किया। उसने 
शासन-विधान को सगठित किया । कही-कही असीरिया वालो की नयी वस्तियाँ 
चसायी, जिससे वे विजित प्रजा का दमन करते रहे | कलख मे उसने नहर खुदवायी 
जिसके तट पर अच्छे-अच्छे पेड़ो की कतार और बाग छूगवाये । वहाँ एक 
पशुशाका की स्थापना की, जिसमे जल-धथल के जानवरो को छाकर रखा, सुन्दर 
विशाल राजमवन का वह भी एक अंग था । 

आशुर नजिरपाल के पुत्र शालमनेसर द्वितीय ने भी अपने पिता का अनुसरण 
कर अपनी विजयो का वृत्तान्त पत्थरों पर खुदवाया । उसकी प्रगति उसके उत्तरा- 
घिकारी राजकुमार के विद्रोह के कारण रुक गयी । साम्राज्य का पतन रोकने से 
उसकी पुत्रवघ्‌ सम्म्रमत ने विशेष पराक्रम दिखाया, किन्तु चुहो दारा प्रसारित 
प्लेग को रोकना उसकी दशवित के वाहर था। साम्राज्य की दर्जा अव्यवस्थित हो 
नगयी। ० 

संकटापन्न साम्राज्य की रक्षा करने मे टिगलथ पिलीजर तृतीय (७४५-७२७ 
'ई० पूृ०) ने अच्छी योग्यता का प्रदर्शन किया । बेबीलॉन, दमिश्क, इजराइल, जूडा, 
'फिलस्तीन और गाजा तक उसने अपना प्रमुत्व स्थापित कर दिया । उसकी नीति 
राज्यों को जीतकर स्वयं अपने नियुक्त राजसेवको द्वारा शासन करवाने की थी, 
किन्तु वह उसको पूरा न कर सका। 

जब शर्रुकिन (सारगन) ह्वितीय (७२२--७०५ ई० पू०) असीरिया के 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ तब उपर्यक्त नीति का पुनः आरम्म हुआ) इजराइल को 
विजय होने से मिस्र वालो का उससे युद्ध छिडा, जिसमें उसी की जीत हुईं | एलाम, 
बेबीलॉन तथा सीरिया के विद्रोहियो का दमन कर तथा मिस्र की सेना को परास्त 
करके-सीरिया में ६४,००० असीरिया वालो को बसा विया गया । 

पुरानी राजधानी छोड़कर दर शर्रुकिन (खुरसाबाद) मे उसने नयी राजघानी 
स्थापित की । उस समय केमेरियन जाति के कबीलों ने एनाटोलिया में घुसकर 
'मयकर भार-काट शुरू कर दी। सम्मव था कि उसे जीतकर वे वहाँ जम जाते । 
किन्तु सारगन ने उनको ऐसा पराजित किया और उनके आने के मार्गों को ऐसा संग- 
'ठित किया कि उनका प्रवाह दूसरी ओर चला गया। उत्तरी प्रान्त की रक्षा में ही वह्‌ 
चीरगति को प्राप्त हुआ (७०५ ई० पु०)१ 

सारगन का पुत्र सेनेकेरिव (७०५--६८१ ई० पू०) योग्य सेनापति और 


५८ विद्रव-इतिहास 


शासक था। उसने निनेवह राजधानी का निर्माण कराया, जिसके संग्रहालय में 
उसके समय का सच्चा वर्णन अंकित है। उससे पता चलता है कि बेवीलॉन के साथ 
अच्छा व्यवहार करने पर भी वहाँ वालो ने उपद्रव जारी रखा । तब उसने वहाँ के 
निवासियों को वहिप्कृत कर दिया और नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला | तदनन्तर 
मिस्र के पड़यन्त्र से जूडा और फोनीशियनो के उपद्रवों को शान्त कर मिस्र के ऊपर 
आक्रमण करने की धमकी दी । सम्मव है कि उसने हमला भी कर दिया होता 
किन्तु प्लेग से उसकी सेना नप्ट-अ्रष्ट हो गयी । छोगो में यह विश्वास चल पड़ा 
कि जेस्सलम के विनाश करने की वृप्टता के कारण ईश्वर ने उसकी सेना नष्ट कर दी । 
फिर भी टायर, सिडान आदि नगरो को लटने से उसको अपार सम्पत्ति मिली । 
उसका वह उपभोग न कर सका क्योकि पूजा करते समय उसी के एक पुत्र ने उसकी 
हत्या कर दी, जिससे गृह-युद्ध जारी हुआ । पितृघाती पुत्र से उसके भाई ने राज्य 
छीन लिया । 

एस्सुरहहों (६८१--६६९ ई० पू० ) जैसा पराक्रमी, वैसा ही नीतिकुणल भी 
था। बेबीलॉन के ध्वस्त नगर का पुनर्निर्माण कराने एवं उसके देवालयो में सम्मान- 
पूर्वक देवताओं को प्रतिष्ठित करा देने के कारण वहाँ के निवासी उसकी क्ृतज्ञता 
के पाश में बँच गये । दुभिक्ष से पीड़ित प्रजा को अन्नादि वितरण करके उससे प्रसन्न 
किया । वह वल का उतना ही प्रयोग करता था जितना कि अत्यन्त आवश्यक और 
अनिवार्य होता । उसकी नीति का छ्येय प्रजा को सन्तुष्ठ करके राजमक्त बनाना था । 
पूर्व में मीडो तथा उत्तर में केमेरियनों के उपद्रवों से रक्षा करने के सिवा उसने मित्र 
राज्य पर बड़े ठाठ से चढ़ाई की और नील के डेल्टा पर आधिपत्य स्थापित कर 
दिया (६७१ ई० पूृ०) । वहाँ उसने असीरियन शासक नियुक्त कर दिया। उसके 
दमन के लिए वह फिर छोटा किन्तु मार्ग में ही उसकी मृत्यु,हो गयी। एस्सुरहदो 
असीरिया का सवसे चतुर और प्रजावत्सल सम्राट्‌ माना जाता है । उसका साम्राज्य 
पदिचिमी एशिया में अपने से पहले के समर प्राचीन राज्यों से बढ़ा-चढ़ा था । 

आशुर वानीपाल (६६९---६२६ ई० पू०) असीरिया का अन्तिम प्रमावशाली 
तथा सुविख्यात सम्राट्‌ हुआ | मीडिया वालों तथा केमेरियनो से यद्ध में व्यस्त रहने 
की सम्मावना सोचकर उसने अपने एक भाई को बेवीलॉन ने राजसिहासन पर 
बैठा दिया । उसे यह आशा थी कि उसके प्रयत्न से वेबीलॉन मे शान्ति एवं सनन्‍्तोष 
रहेगा और असीरिया का वरू एवं संगठन अधिक दृढ़ हो जायगा । किन्तु वैसा 
ने हुआा। उसके भाई ने बेबीलॉन का नेतृत्व ग्रहण कर तथा एलाम का सहयोग 


ई 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ५९ 


ऋ्रप्त कर विद्रोह कर दिया। दोनो भाइयो का भयकर युद्ध बहुत काल तक 
चलता रहा। अन्ततोगत्वा आशुर बानीपाल ने बेबीलॉन को फिर जीत लिया और 
एलाम की राजघानी सूसा को विनष्ट कर दिया (६३९ ई० पृ०)। इसी प्रकार 
टायर नगर के विद्रोहियो को भी उसने अच्छा दण्ड दिया। 

आशुर बानीपाल ने मिस्र की समस्या पर विचार कर यह परिणाम निकाला 
कि असीरिया के उत्तर और पूर्व की ओर से भयंकर शत्रुओ के कारण उसका शासन 
जितने सैनिक वर से हो सकता है, उतना संग्रह कर सकना असीरियनो की जनसख्या 
की शक्ति के बाहर है। मिस्र के साथ लीडिया राज्य की भी सहानमभूति थी और 
गुप्त रूप से वह उसकी सहायता भी करता था। इसलिए उसने मित्र को स्वतन्त्र 
करके उसके साथ मिन्नता का व्यवहार करना ही श्रेयस्कर समझा । 

आशुर बानीपाल केवल विजेता ही न था, वह साहित्य तथा कला का भी 
पोषक था। सारे साम्राज्य के कारीगरो को एकत्रित कर उसने निनेवह मे बडे 
सुन्दर देवालयों एवं प्रासादो का निर्माण कराया। बहुत से,लेखको को नियक्त करके 
सुमेरिया तथा बेबीलोनिया के प्राचीन साहित्य की प्रतिलिपियाँ कराकर उसने अपने 
सग्रहालय में संगृहीत कर दी. जो अद्यावधि विद्यमान हैं । 

आशुर बानीपाल के अन्तिम वर्ष बडे चिन्ताजनक एवं दु खमय रहे । इंघर 
उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उघर उत्तर की ओर से यायावर तथा युद्धशीरू 
स्काइथियनो के आक्रमणो का प्रकोप बढ़ गया । उसी परिस्थिति में उसकी मृत्य 
हो गयी । सम्मव है कि उसके अन्तिम दिनो में अथ्वा उसकी मृत्यु के बाद ही बेबी- 
लॉन के खाल्दिया वंश के राजा, मीडिया, स्काइथियन तथा फारिसी ने मिलकर 
निनेवह पर विध्वंसकारी आक्रमण किये ,और उसे लूट-पाटकर नेस्तनाबूद कर दिया 
(६१२ ई० पू०) । असीरियन लोगो का नाम-निशान मिठ-सा गया । 


असीरिया के पतन का कारण 


असीरिया को प्रकृति ने रक्षा के कोई विद्येष श्ञाघत नही दिये थे। राज्य चारो 
ओर से खुला था। इस पर मा वहाँ के शासको ने इतने बडे साम्राज्य का निर्माण 
करना चाहा जिसका प्रबन्ध केवल दमन हारा करना दू साध्य था। असीरिया के 
चारों ओर प्रबल शत्र थे जो उसकी श्रीवृद्धि देखकर लऊूचते रहते थे, उदाहरण 
के लिए सीधियन, मीड, मिस्नी आदि । निरन्तर युद्धों से उनके सैनिको का अधिक 
सख्या मे इधर-उधर मेजा जाना और मारा जाना उनकी शक्ति को क्षीण करता रहा। 


धर के दिद्र्दिः >उतिद्ार ९५ 


उनयी सन्तान भी कम उत्पन्न होती थी जिससे उस कमी की पूर्ति न होने पाती थी 
गुलामों तथा विजातियों से मनुष्य तो मिल गये किन्तु उनमें वीरता और राजमब्रति 
न फँकी जा सकी । मानव के प्रति उनकी निर्देयता, स्त्रियों के प्रति उचित सम्मान 
का अभाव तथा पुरुषों की ऋरता और दुराचार भी उनके सामाजिक तथा सानसिक 
ह्ास के कारण थे । 


सामाजिक सभ्यता 


असीरिया की प्रजा मिश्रित थी। समाज में हो श्रेणी के लोग थे, एक स्वतन्त्र 
और दसरे गलाम । गलामों के कोई काननी अधिकार न थे, यद्यपि उनके साथ तरा 
व्यवहार न किया जाता था। स्वतन्च्र छोगो की तीन श्रेणियाँ थी। बडे लोगों में 
घर्माघिकारी, उच्च राजकर्मचारी आदि थे | मध्यम श्रेणी में उद्योग-धन्धा और 
व्यापार करनेवाले थे । तीसरी में सिपाही, किसान और मजदूरी करनेवाले थे 
गुलामों से वेगार तथा तुद्छ काम लिये जाते थे। पहचान के लिए उनके सिर सटे 
और कान छिदे रखे जाते थे । 

असीरिया का पारिवारिक संगठन पेतृक विधान पर अवलम्बित था। पिता 
ही सर्वेसर्वा माना जाता था । स्त्रियों की स्थिति वहाँ तेसी अच्छी न थी जैसी कि 
वेवीलोनिया में । वे परदे में रखी जाती थी । यदि वाहर जाती तो चेहरा ढंकना 
पड़ता था। पातिन्नत की रक्षा के लिए कड़े नियम बना दिये गये किन्‍्त पत्लीन्रत 
उतना आवद्यक न माना जाता था। नाव-गाना, सीना-पिरोना और वदझक करना 
स्त्रियों के लिए काफी समझा जाता था । विवाहिता स्त्री चाहे पति के सा * अयवा 
अपने माता-पिता के साथ रह सकती थी । बिना पति की आज्ञा के वह कोई व्यापार 
आदि न कर सकती थी । व्यभिचारिणी के लिए प्राणदण्ड तक का विधान था | 
इतनी कटिनाइयाँ होने पर भी उच्च घरानों की स्त्रियाँ कमी-कमी प्रान्तो की गवर्नर 
बना दी जाती थी। वहाँ एक-दो रानियो ने राज्य भी किया था । यद्यपि जनसंख्या 


बढ़ाने के लिए वे बड़े उत्सुक थे तथापि वहाँ के छोगो को सन्तान-वृद्धि में सफलता 
नही मिली । 


आश्थिक स्थिति 


असीरिया का आथिक जीवन कृषिमरूक था। सैनिक वत्ति के बाद कृषि- 
कार्य को ही वे सर्वोत्तम कार्य मानते थे। व्यापार को वे अच्छा न समझते थे ४8 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्पाद और पतन ६९ 


व्यापार में प्रायः विदेशी या अन्य जाति के लोग थे । वे अनाजों और कपास की खेती 
या नेवाओ्ों, फलों, विशेष कर खजूर और तरकारियों की बागवानी करते थे | इसके 
, सिवा वहाँ सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा और लोहे तथा मिट्टी की चीजे भी बनायी 
जाती थीं । ढलाई, रंगाई और शीशे का अच्छा काम होता था । सोने-चाँदी, ताँवे 
और काँसे के सिक्‍को का वहाँ प्रचलन था । फौजी सड़को के बनने से व्यापार को 
भी लाभ हुआ और शात्ति-रक्षा मे सुविधा हो गयी । 


धामिक विचार 


असीरिया के धामिक विचारों पर सुमेरिया और विज्ेप कर बेबीलोनिया का 
बड़ा प्रभाव था। वहाँ के लोग मिस्र वालो की तरह सूर्य की उपासना करते थे | 
उसको वे अइशुर' कहते थे । उनकी कल्पना के अनुसार पर छगे हुए सूर्य के विस्व 
में तरकस बाघे और धनुष खीचे हुए सूर्यदेव ही पूजनीय थे । वहाँ का राजा अपने 
को सूर्यवंशी कहता था । उसके सिवा उनकी अधिष्ठात्री द्रेवी निन्ना' प्रेम की प्रतीक 
समझी जाती थी। भूतों-प्रेतो पर उनका विश्वास था। उनसे अपनी रक्षा के लिए 
वे मन्त्रों और तन्त्रों का प्रयोग करते थे। उनको शकुन अथवा अपशकुन का वडा 
ध्यान रहता था। उनमें धामिक संकीर्णत। और असहिष्णुता विशेष मात्रा में थी । 
इसका कारण सम्मवतः उनमे दार्शनिक विचारों का अमाव था। फिर भी उनमें 
एक देव कीं अनन्य भक्ति के भाव ने ही यह प्रेरणा उत्पन्न की जिसके लिए आगे 
चलकर हित्रू जाति विशेषतया विख्यात हई। 


शिक्षा, साहित्य 


असीरिया वालो ने अक्षरों को सरल तथा सुन्दर रूप देने की चेष्ठा की | वे 
पुस्तकों का महत्त्व समझते थे अतएवं आशुर वानीपाल ने अपने युग के अद्वितीय 
पुस्तकालय मे प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थो की प्रतिलिपियाँ एकत्रित कर दी थी। उनकी 
प्रशस्तियों ने तत्कालीन इतिहास की रचना में बड़ी सहायता दी है । उन्होने वन- 
स्पति शास्त्र तथा पदार्थ विज्ञान में कुछ उन्नति की थी तथा फलित॑ ज्योतिष (सूर्य 
और चन्द्र ग्रहण) की गति-बिधि की ओर उनका अधिक ध्यान था। इसके सिवा 
उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नही किया । 


कला-कौशल | 
दूसरों की सम्पत्ति लूट-खसोट कर उन लोगों ने अपनी राजघानी तथा नगरों 


६२. विदव-इतिहास 


की शोभा और शान बढायी । इस प्रयत्न में गृह-निर्माण-कला ने वहाँ अच्छी उन्नति 
की, जिसका प्रमाण वहाँ की आलीशञ्ञान मेहरावदार इमारते हैँ । विद्वानों का मत 
है कि उनकी गृह-निर्माण-कला ने उन्नति का नया मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर 
रोम वालो ने बड़ी ख्याति प्राप्त की । मृतिकला तथा शिल्पकला में भी वहाँ अच्छी 
उन्नति हुई । वे सौन्दर्य के इतने प्रेमी न थे जितने कि विशालता के । ईंटो के सिवा 
पत्थरों तथा सगमरमर को भी वे प्रयोग में लाते थे। उन पर नक्काशी और तक्षण 
का वे अच्छा काम बनाते थे | जानवरों के शिल्पित चित्र बनाने में वे सिद्धहस्त थे । 
दीवारों की सतह को चिकनी कर रंगीन ऐतिहासिक चिक्रो-तथा उत्कीर्ण या सादी 
मृत्तियों के बनाने का उन्हे शौक था । छकटी पर हाथी-दाँत और तारों की जड़ाई 
का भी वे अच्छा काम करते थे । 


शासन 


असीरिया एक प्रकार का सैनिक राज्य था, जिसकी सत्ता उसकी सनिक 
अगक्ति पर थी । अतएव राजा के अधिकार नि.सीम थे। फिर भी सम्राट मविष्य- 
वकताओ और उनके संरक्षक पुरोहितों के कथन पर काफी ध्यान देता था। वह 
अद्शुर (सूर्य ) का पुत्र और देवता-तुल्य समझा जाता था। उसकी आज्ञा का पालन 
प्रजा का राष्ट्रीय ही नही वरन्‌ घामिक कर्तव्य भी था। सम्राट के मुख्य पदाधि- 
कारियो मे प्रधान मन्त्री, मुख्य सेनाध्यक्ष, नगराधिपति तथा प्रान्तों के गवर्नर थे । 
उनके सिवा शिप्टाचाराध्यक्ष, भाण्डागाराध्यक्ष, राजमवनाध्यक्ष आदि अनेक 
पदाधिकारी रहते थे। प्षाञ्राज्य कई प्रान्तो में विभक्‍त था। बडे प्रान्तों में सम्राट 
प्रधान गासक नियुक्त करता था। प्रान्त के महत्त्व के अनुसार गवर्नर का दर्जा माना 
जाता था । उसका उत्तरदायित्व सीघे सम्राट के प्रति था । प्रान्त का सेनापति 
प्रान्त का सबसे बड़ा शासक अथवा अध्यक्ष (जकनू, 3रसू, वलपखती) कहलाता 
था। उस पद पर या तो कोई राजवग का या सम्राट्‌ के वंश का अथवा कोई प्रभाव- 
गाली व्यक्ति नियुक्त किया जाता था । अपने प्रान्त मे वह सबसे शक्तिआाली पदा- 
धिकारी था। तत्कालीन समस्याओं के कारण उसको सिपाही नियुक्त करने 
प्रान्त्त की आय बढाने, न्याय करने, दण्ड देने का अधिकार देना आवव्यक-सा था । 
उसका दरवार भी सम्राट्‌ के दरवार के समान, किन्तु छोटे पैमाने पर संगठित होता 
था। अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो वह साधन एकत्रित करता 
ही था, उसी के साथ साम्राज्य के लिए धन-घान्य एकत्रित करके सम्राट्‌ के पास 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन धरे 


मेजता था। प्रत्येक प्रान्‍्त को सम्राट के लिए क्या देना चाहिए, यह केन्द्रीय शासन 
प्रान्त की क्षमता के अनुसार निर्धारित करता था। इसके सिवा उसको प्रान्त की 
गति-विधि तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट मेजनी पडती थी। प्रत्येक प्रान्त में 
सम्राट्‌ की सेनाएँ भी रखी जाती थी, जिनका निरीक्षण सम्नाट्‌ के नियुक्त किये टहेए 
निरीक्षक करते थे। प्रान्ताध्यक्ष का उस सेना पर विज्येप अधिकार न था, क्योकि 
उसका उत्तरदायित्व सीधे सम्राट के प्रति होता था। 

किसी धर्म-विशेष, रीति-रिवाज, भाषा आदि को किसी प्रान्त या समुदाय पर 
आरोपित करने की चेष्टा नही की जाती थी, ताकि लोगो के साधारण जीवन में अना- 
वश्यक हस्तक्षेप की मावना उत्पन्न न हो । यदि कही निरन्तर उपद्रव अथवा विद्रोह 
होते तो वहाँ की उपद्रवी प्रजा को अन्यत्र मेजकर दूसरे लोगो को बसा दिया 
जाता था । 

प्रान्त मे कई 'पखती' (जिले) होते थे जिनके शासक 'शनु' या अमूल' कहे 
जाते थे । उनकी सहायता के लिए कई छोटे-बडे अधिकारी रखे जाते थे। शासको 
के क॒तंव्य कर वसूछ करना, शान्ति रखना, इमारतो के लिए मजदूर और सेना के 
लिए सिपाही एकत्रित करना था । राज्य का प्रवन्ध सुसंगठित और व्यवस्थित था ! 
कहा जाता है कि राजधानी से दूर स्थित प्रान्तो का शासन भी उतना ही अच्छा था 
जितना कि नजदीक के प्रान्तो का। ऐसी व्यवस्था सम्भवत. किसी साम्राज्य में उस 
समय तक न हो सकी थी । राजब्रोह का दमन बडी निर्देयता से किया जाता था। 
वहाँ का दण्ड-विधान भी कठोर था | अग-विच्छेद और देश-निर्वासन एवं प्राणदण्ड 
देना साघारण बात थी। 

असीरिया में सैनिको का प्रावल्य होने के कारण, वहाँ सिपाहियो के शारीरिक 
बल तथा उनकी सैनिक दीक्षा का उचित प्रबन्ध रहता था। रथो और घोडो का 
प्रयोग होतर था और उनके अस्त्र-शस्त्र लोहे के थे । ७०० ई० पू० वहाँ लोहे के शस्त्र 
प्रयुक्त होने लगे थे । कहा जाता है कि उन्होनें किलो को तोडने के अस्त्रो का भी 
आविष्कार कर लिया था। सेना दस-दैस और पचास-पचास के जत्यो में श्रेणीवद्ध 
थी। अनूमान किया जाता है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अनिवाये सैनिक शिक्षा दी 
जाती थी। सम्मवत उसका कारण यह था कि सैनिक-शक्ति ही साम्राज्य का मुख्या- 
धार थी। निरन्तर यद्धो के कारण सैनिको का अधिक सख्या में निधन होता 
था, जिसकी पूर्ति, वहाँ के लोगो में कम पैदाइश होने के कारण, कठिनाई से हो 
पादी थी । 


द४ विश्व-इतिहास 
सभ्यता को देन 


असीरिया वालो ने विद्या और विज्ञान मे कोई विशेष उन्नति नही दिखायी; किन्तु 
बडे साम्राज्य की रचना और उसके शासन का मार्ग उन्होने अवश्य दिखाने का प्रयत्त 
किया । उनकी राजनीतिक कल्पना अनेक सीमाओ का उल्लंघन कर उत्तरोत्तर 
व्यापक होने की चेष्टा करती रही । इसके साथ ही 3नकी देवताओ की कल्पना भी 
विश्द होती गयी, जिसका पूर्ण विकास हिन्दू लोगो के अखण्ड एकेव्वरवाद में हुआ । 
किन्तु सैनिक आदझे के कारण उनमें घारमिक असहिष्णुता और संकीर्णता का अधिक 
मिश्रण हो गया जो चिन्त्य था। कलाओ में नगर और गृह-निर्माण का का असीरिया 
में अच्छा विकास माना जाता है। दीवार पर चिकनी सतह बनाकर रंगीन चित्र 
चित्रित करने की कला में भी उन्होंने अच्छी उन्नति को थी । 


सीरिया--पेलेस्टाइन 


भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर टारस की पर्वतमाला से नील नदी के दहाने 
तक चार सौ मील लम्बा और सौ मील चौड़ा जो भू-भाग है, वह सीरिया-पेलेस्टाइन 
कहलाता है। पेलेस्टाइन (फिल्स्तीन) का हिस्सा सीरिया (शाम) से अधिक चौड़ा 
है परन्तु सीरिया उससे क्षेत्रफल मे बडा है। सीरिया और पेलेस्टाइन का घरातलू 
पहाड़ी तथा ऊबड़-खाबड़ है । पहाडियों में इघर-उघर घाटियाँ है । उसके उत्तर- 
यूवे में फरात नदी, पूर्व मे अरब का रेगिस्तान, पदिचम में भूमध्यसागर, नील नदी 
का दहाना तथा एक अंश रेगिस्तान का है, जो उसको मिस्र से अलूग करता है । 
रेसे प्रदेश में केवल छोटी-छोटी रियासतो के ही बनने की सम्भावना हो सकती है, 
बडे राज्य की नही | कुछ भाग, जो समुद्र के तट के समीप ढे, बहुत उपजाऊ है 
परल्तु प्रदेश का अधिक भाग बहुत कम उपजाऊ है। फलत: वहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या 
का होना सम्भव न था। छोटी-छोटी रियासतो में आपसी स्पर्घा और वैमनस्य रहता 
था और वे एक-दूसरे को हडप लेने को सदा उच्चत रहती थी, जिसका दुष्परिणाम यह 
हुआ कि वे आपस में कमी अच्छी तरह संगठित न हो सकी । इसलिए प्रवल साम्राज्यो 
को उन पर आक्रमण करने मे अधिक कठिनाई का सामना नही करना पड़ता था । 
वेबीछॉन, मिट्टनी, मिश्र, असीरिया और केल्डिआ उन पर आक्रमण करते रहे । 
उस परिस्थिति का उनकी सस्क्ृति तथा विश्वासो पर बहुत प्रमाव पडा । समुद्र 
के तद पर बसे हुए नगरो के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे समुद्र मार्ग से आगे 


मित्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ६५ 


चढ़कर अपनी बस्तियाँ या उपनिवेश अन्यत्र स्थापित करे और व्यापार से जीविका 
चलाये । ह 

ईसा से पूर्व की पचम सहसख्राव्दि में उस भू-माग पर किसानो के छोटे-छोटे गाँव 
बसे थे। चतुर्थ सहस्नाव्दि में मेसोपटेमिया का उन पर प्रभाव पड़ा । तृतीय सहस्नाब्दि 
में वे समुद्र-मार्ग से पश्चिम की ओर बढने और व्यापार करने छग्रे । वहाँ की जनता 
यद्यपि मिश्रित थी तथापि उसमें सबसे बड़ा अश अरब की सेमेटिक जातियो का था । 
उन्ही लोगो के एक बडे दल ने बेबीलोनिया साम्राज्य की स्थापना की थी । द्वितीय 
सहलाब्दि में अरब के कनआनी भाषा-माषी सेमेटिक बहुत बड़ी संख्या मे आते रहे । 
उनके बाद ही आरभेएन आदि कबीलो के सेमेटिक कबीले आ-आकर बस गये । 
इसका परिणाम यह हुआ कि वस्ती में अनेक बड़े-बडे नगरो, बन्दरगाहो, किलों 
आदि की स्थापना हो गयी । व्यापार तथा पारस्परिक सम्मिलन से उनके सास्कृतिक 
विकास की गति बढती गयी ! पेलेस्टाइन पर मिस्र, तथा सीरिया पर भेसोपटेमिया 
का अधिक प्रभाव पडा जिससे उत्तरी कनआनी समाज ने अपनी महत्त्वपूर्ण संस्कृति 
का निर्माण किया । समुद्र-तट के सेमेटिक निवासियों को ग्रीस के छोग फोनीशियन 
कहते थे । 

सीरिया और पेलेस्टाइन' में सेमेटिक प्रजाति के कनआनी भाषा बोलने वाले 
तथा हिम्र लोग बसते थे। इसीलिए वह प्रदेश कनआन के नाम से प्रसिद्ध था। 
तेरहवी शती (ई० पू०) में अरब से हिब्रू भाषा-माषी यहाँ आकर बसने लगे । 
बारहवी शती में पेलेसेतः (फिलस्तीनी) छोग, जिनको मिस्र के फेरो रामेसस 
तृतीय ने मिस्र से खदेड भगाया था, आ बसे । यह निश्चित रूप से ज्ञात नही कि 
फिलस्तीनी कौन थे और कहाँ से आये । पहले यह धारणा प्रचलित थी कि वे छोग 
भी सेमेटिक प्रजाति के होगे किन्तु अनुसन्धानों से यह पता चला कि वे सेमेटिक न 
थे। वरन्‌ वे एनाठोलिया (टर्की) के निदासी थे, जिनपर माइसीन की सभ्यता का 
काफी असर पड़ चुका था । उनके पास. लोहे के अस्त्र थे और उनका सैनिक संगठन 
मी अच्छा था । इसलिए उनको कनाआनियो और हिन्रुओ पर विजय प्राप्त हुई । 
उन्ही के नाम पर फिल्स्तीन या पेलेस्टाइन का नामकरण हुआ । उसके पाँच प्रमुख 
सेताओ ने अशृदाद, गाजा, गाथ, अस्कलान और एकरान पर अपना प्रभुत्व जमा 
लिया। उनमें गाजा नगर का विशिष्ट स्थान था । 

फिलस्तीनी लोग हिन्न तथा कनआनियों को नीची दृष्टि से देखते थे। अतः 


उनमे चैमनस्थ बढ़कर विद्रोह हो गया । विजित कबीलो ने घीरे-घीरे अपना संगठन 
५ 


६ विदव-इतिहास 


कुछ मज़बूत बनाकर साल के नैतृत्व में विजेताओं से वरावरी का लोहा लिया 
(१०२० ई० पू०) । जब डेविड विद्रोहियों का प्रमुख नेता हुआ तो उनको अच्छी 
सफलता प्राप्त हुईं। वीर और साहसी होने के साथ ही डेविड (दाऊद) उदास्वेत्ता 
प्रमन्नवददन और संगीत कला का प्रेमी भी था। इजराइल और जूडा पर अपना 
अधिकार स्थापित कर उसने अपनी राजधानी जेरुसलम में बनायी और वहाँ के किले 
को और भी सुदृढ कर दिया । 
दाऊद का पुत्र सुलेमान (सोलोमन, ७९०--९३७ ई० १०) भी अपने पिता के 
समान योग्य, नीतिज्ञ और चतुर था । व्यापारी बेडे को बढाकर उसने समुद्री मार्ग से 
भी वैसा ही सफल व्यापार किया जैसा कि स्थलू-मार्ग से । सोने तथा जवाहरात की 
खानें मी उसने खुदवायी । ताँवा वहाँ अच्छा बनता था जिसके बदले उसे सोना 
मिलता था। घोड़ो का व्यापार उसने बडे पैमाने पर किया। व्यापार से उसे 
अपार घन प्राप्त हुआ | अपना सामाजिक तथा राजनीतिक महत्त्व बढाने के लिए 
उसने सैकडो शादियाँ की । कहा जाता है कि उसकी सात सो व्याही रानियाँ थी 
और तीन सौ अनूढा स्त्रियाँ थी । उसका समकालीन टायर नगर का राजा हिराम 
था जिससे उसकी मित्रता थी। उसके सहयोग से उसने जेरुसलम के यहवेह के विशाल 
देवालय का निर्माण कराया । उसके निर्माण कराने के लिए उसने प्रजा पर कष्टप्रद 
कर लगाये और बेगार करवायी जिससे प्रजा में असंतोष वढा । परिणाम यह हुआ 
कि सुलेमान के पुत्र के समय में विद्रोह हुआ और पेलेस्टाइन दो भागों में विभवत 
हो गया। उत्तरी माग में इज़राइल का आधिपत्य रहा और दक्षिणी भाग जूडा 
कहलाया । इजराइल की सुमरिया' और जूडा या जूड़िया की जेस्सलम राजधानी 
रही । जेरुसऊम में सुलेमान का पुत्र और सुमरिया में विद्रोहियो का नेता जेरोबीअम 
राज्य करता था । दोनों राज्यो में यहवेह की पुजा होती थी । इजराइल की आथिक 
स्थिति अच्छी थी, वहाँ व्यापारी और घनीं लोग भी थे किन्तु जूड़िया की प्रजा 
गरीब थी । * 
पडोसियो की विरोधात्मक आर्थिक परिस्थिति होने के कारण उनमे घोर 
संघर्ष का होना स्वाभाविक था । उस युग में पश्चिमी एशिया में अपने-अपने अनु- 
यायियो का पक्ष लेकर देवता भी छूडते थे और उनके जय-पराजय में सुख-दुख मोगत्ते 
थे। पहले इजराइल वालों का मुख्य देवता बाल' था । और जूडिया वालो का युद्ध- 
प्रिय देवता येहवेह' था जो छः शत्ती के वाद जिहोवा नाम से प्रसिद्ध हुआ | वैमनस्य 
वढ़ता गया । यहाँ तक कि इज़राइल के राजा अहब के समय में उसके लोभ और 


मित्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ६७ 


जबरदस्ती से रुप्ट होकर जाड्डत के खानावदोशो के हिन्नू नेता एलिजा ने अहब और 
उसके वंशजों तक का वध कर डाला । यही नही, बालू के पुजारियो को भी मरवा 
डाला | | 
एलिजा के समय से हिन्नू लोगो मे एक न एक प्रभावशाली नेता प्रकट होता 
रहा जो नागरिक जीवन और उसके वैभव और विलासिता का विरोधी तथा सरल 
साधारण गरीब जीवन का गुणगान करता था । ऐसी ही विचारधारा मिस्र मे एक 
चार सुधारको ने चलायी थी जिसका ज्ञान हिन्नू सुधारको को प्राप्त हो गया था । 
अमीरी और गरीबी की प्रतिद्वन्द्विता और संघर्ष के नाटक के एक महत्त्वपूर्ण अंक का 
अ्रदर्गन पेलेस्टाइन के इतिहास मे हुआ जो विचारणीय एवं आलोचनीय है | छगभग 
सौ वर्ष तक विचारो का यह सघर्ष चलता रहा | 
जूडिया वालो को पाप का प्रसार चारो ओर दिखाई देता था । पाप से शरीर- 
धारी का बचना वे असम्भव मानते थे। मृत्यु के बाद पृथ्वीतरू के नीचे अन्धकार- 
'पूर्ण स्थान में जाना वे अनिवार्य समझते थे। पाप तथा पुण्य॑ का फल इसी जन्म में 
मोगना वे मानते थे पाप से बचने के वे दो उपाय बताते थे | एक तो प्रार्थथा और 
दूसरा कुरबानी । कुरवानी मे वे नरमेध, पशुमेघ करते और भेट चढाते । उन लोगों 
में पुरोहितों की एक पृथक्‌ श्रेणी थी जो यज्ञ तथा धर्म के रहस्यो को समझते थे । 
चहाँ के लोग जिन्नो, पर्वत तथा कन्दराओं के देवताओं, नन्‍्दी, भेड़-बकरी, सर्प 
आदि तथा शिवलिंग के-से पत्थरों को देवता या देवी मानकर पूजते थे। वहीँ 
समन्दिरों की प्रथा न थी । जेस्सलूम का ही मन्दिर उनके लिए बहुत था । ईसा के 
पूर्व सातवी शती के धर्मप्रचारक मूर्तियुजा का घोर विरोध करने और उसके मलो- 
च्छेद की चेष्टा करने लगे थे । 
विभिन्न जातियों ओर कबीलों के मिलने से तथा मेसोपटेमिया और मिस्र के 
प्रभावों से पेलेस्टाइन तथा सी रिया में अनेक प्रकार के देवताओं और देवियों की पूजा 
होती थी। प्रत्येक नगर के अपने-अपने देवी-देवता थे | कही का प्रमुख देवता इल' 
और कही का 'वआल' था| वआह तूफान, बिजली एवं वर्षा का प्रतीक था । उनके 
सिवा अन्य देवता भी » । देवियो में अनत और अस्तरते में, जो मेसोपटेमिया की 
इष्नरठेवी-सी जान पडती है, कुमारियव और मातृत्व का सयोग माना जाता है। 
उनकी प्रतिमाएँ मिथ्नत्व प्रदर्शनी थी। कनआनियो की »द्वा सूर्य, चन्द्रमा तथा 
अन्य देवताओं में धीरे-चीरे कम होती जाती थी | ईसा के यूवे आठवी शताब्दी में 
खुमोस नासक जूडिया के एक सुधारक ने यह प्रचार करना आरम्म किया कि 


६८ विश्व-इतिहास 


गेहवेह' युद्ध का अथवा किसी समुदाय या जाति का देवता नहीं, वरन्‌ मनुप्य-मात्र का 
ईद्वर है जिसमें पिता के तुल्य दया, माया एवं कृपा के गण हैं । उसे खनपात और 
ह॒त्याकाण्ड अप्रिय है। सरल जीवन और सासारिक सम्पत्ति-विद्दीन मलुप्यों के 
प्रति उसकी विशेष कृपा रहती है। घन. चैमव, सम्बति-संग्रह, वाहरी दिखावा, 
बगान-भौकत आदि उसको प्रिय नहीं । अमीरी जीवन मनृष्य को पदन की ओर छे 
जाता है। अतः उससे वचकर रहना ही श्रेयस्कर है । मन॒प्य को दायत्व की जंजीर 
में बाँवना वरा है । 
जिस समय विचारों का यह संघ चल रहा था उश्षी समय असीरिया की सेनाएं 
साम्राज्य-स्थापन के लिए आक्रमण कर रही थी । सीरिया का अमिद्ध नगर दमिव्क 
जीतने के बाद सम्राट की सेना ने जेम्सलम को घेर लिया। उस समय इजाया' 
नामक धामिक नेता ने हित्रू लोगो को आव्वासन दिया कि यदि वे साहसपूर्वक डरे 
रहेंगे तो येहवेह उनकी रक्षा अवध्य करेगा और असीरिया के देवता अस्मुर की 
कुछ न चलेगी । उसका आब्वासन और जेरुसठम की जनता की आखाएँ निष्फल 
न हुई । सयोग से असीरिया की सेना में ऐसी बवा फैडी जिससे बहत-से सैनिक मरने 
लगे । घब्राकर सेनापति जेम्सठलम छोड़कर छीौट गया | दस घटना से पेलेस्टाइन 
वालो का दुढ विश्वास हो गया कि येहवेह सर्वोपरि ईव्वर है और वह निर्बको क 
बल है। 
सातवी गती के आरम्म में असीरिया का साम्राज्य नप्ट ही गया (६१२ ई० 

पू०) | कित्तु उसके स्थान पर केल्डिया के साम्राज्य की स्थापना हुई । केल्डिया 
के सम्राट नेबकेदनजर ने पेलेस्टाइन को फतह करके जेरमसलम को नप्ट-पश्रप्ट कर 
दिया और वहाँ के हिन्रू लोगों को कंद कर बेबीलोनिया ले गया । (५८६ ई० पू०) । 
जो लोग बचे वे मिस्र माग गये | इतनी आपत्तियों पर भी हिव्र लोगो का विब्वास 
येहवेह' पर अटछ रहा और वे निराण न हुए । उनके धामिक नेता जेरीमिया से 
उनका उत्साह कायम रखा और उन्हें यह सिखाया कि येहवेह का मन्दिर किसी 
स्थान-विशेष में नहीं वरन्‌ प्रत्येक भक्त के हृदय में है । उसी में प्रत्येक व्यक्त के 
उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए । इस नव्य सिद्धान्त ने येहवेह को एक देश या जानि 
से उठाकर सर्वव्यापी और प्रत्येक भक्त का साथी बना दिया | वह एकराद हो गया 
ओर उसके अनुयायी एकेब्वरवादी हो गये । इन तयें बिचानो को इसाया नाम 
के सहृदय, प्रवचन-प्रवीण नेता ने अपने ओजपूर्ण उपदेगों से अनुयायियों के मन 
में जमा दिया। हित्रू अपने कप्टो को घान्तिपूर्वके सहन करते और यातनाओ कोः 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ६९ 


एक प्रकार की तपस्या समझते जिससे उन्हें इष्टदेव की कृपा के अधिकारी हो 
सकते की आशा थी। 

संयोगवश फारस की नवोदित शक्ति के नेता राजा काइरस ने केल्डियनो को 
परास्त करके उनकी राजघानी बेबीलॉन में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया 
(५३८ ई० पू० ४ उदार नीति का आश्रय लेकर उसने हिन्नू लोगो को मुक्त करके 
उन्हें अपने देश पेलेस्टाइन वापस जाने की स्वतन्त्रता दे दी। कुछ को छोडकर 
अधिकाजञ लछोग प्रसन्नतापूर्वक पेलेस्टाइन लौट गये। यद्यपि वे फारस के.सम्राट्‌ 
के अधीन रहे किन्तु उसने उनके विकास मे कोई हस्तक्षेप नही किया । फारस के 
साम्राज्य के पतन के बाद वे अलेक्जेण्डर के सेनापतियों के शासन में लगभग दो 
शताब्दी तक रहे । ग्रीक लोगो के सम्पर्क में आ जाने से पेलेस्टाइन वालो के आचार- 
विचारो में नयी लहरे उठने लूगी और हेर-फेर होने हूगे। वहाँ उदार नवीनता 
और प्राचीनता का संघर्ष शुरू हो गया। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्नू धर्म-प्रचारको ने, कुछ ज्ञातव्य सिद्धान्त 
प्थापित कर दिये थे । पहला यह कि ईदइवर एक ही है जो सारे विश्व का नियन्ता है। 
इूसरा यह कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने ही नमृने की वनायी जिसके कारण 
उसमे क्षमता, भिष्टता तथा आत्मोन्नति, आत्म-सम्मान आदि गुण पाये जाते है । 
तीसरा यह कि मनृप्य मे शुम एवं अगुभ भावनाओ का इन्द्र होता रहता है। उसे 
अशुभ गृणो का दमन करने और शुभ गुणो का सग्रह करने की स्वतन्त्रता है 4 
अपनी विवेक शक्ति का यदि वह उपयोग करे तो वह अधर्म से बचकर घर्मात्मा 
बन सकता है । धर्म के तीन विशिष्ट लक्षण है--न्याय, दया और दीनतापूर्वक 
ईदवर का अनुगमन । उनकी सिद्धि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 


केल्डिआ 

असीरिया के पतन-काल में उसकी ओर से नियुक्त बेबीलॉन के प्रशासक 
नेबोपोलस्सर ने स्वतन्त्र राजा बनकर विद्रोह का आरम्म किया। बेबीडॉन में 
अपनी शक्ति सगठित कर उसने असीरिया पर आक्रमण कर दिया (६१५ ई० पु०) | 
अस्सुर नगर के जीतने में वह असफल रहा, किन्तु मीडिया वालो ने अस्सुर को लूट 
लिया (६१६ ई० पू०) । तदनन्तर मीडिया वालो ने वेवीलॉन के राजा से मिलकर 
असीरिया की राजधानी पर सयुकत आक्रमण किया | दजछा मे भयकर बाढ़ आने 
के कारण निनेवेह की चहारठीवारी भी कमजोर हो गयी थी । आखिरकार निनेवेह 


७० विश्व-इतिहास 


का पतन हो गया और वहा का राजा सिनगर इब्कन लठता हुआ मारा गया (६१२ 
ई० पूृ०) । असीरियन लछोग इधर-उधर भाग गये अथवा खटडू दिये गये | मिस्र 
की सहायता भी उनकी रक्षा न कर सकी । सम्मव था कि राजकुमार नेब॒क़दनजर 
मिस्र पर भी आक्रमण कर देता किन्तु पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह छाट 
पडा (६०५ ई० पू०) । 


नेवकेदनजर (६०५-५६२ ई० पू०) 


प्रारम्भ के कुछ वर्षो तक उसका मित्र से संघर्ष चलता रहा क्योंकि वहाँ का 
फेरो जूडिया, पेलेस्टाइन और फोनीणिया वालो के साथ पड्यन्त्र किया करता था। 
इधर नेव॒केदनजर भी उन पर दाँत गठाये बैठा था । सन्‌ ५८६ ई० पू० नैब॒ुकेदनजर 
ने जेस्सछम जीतकर वहाँ के यहूृदियों को कैद कर लिया और बवर्हाँ पर दूसरे लोगो 
को छाकर वसा दिया | टायर नगर का भी उसने अवरोध किया किन्तु उसको के न 
सका । फिर भी उसका साम्राज्य फारस की खाडी से मब्य सागर के तट तक विस्तृत 
था और उसका आतर्क मिस्र पर जमा रहा। पूर्व और पश्चिम के व्यापार के स्थल- 
मार्ग पर अधिकार स्थापित होने के कारण उसका खजाना मरपूर हो गया और नव 
बेबवीलॉन एक समृद्धिशाली वैमवपर्ण नगर वन गया । ससार का सम्मवत- वह सबसे 
बडा, सुन्दर तथा धनवान्यवान नगर हो गया । उस नगर की जनसंख्या कम से कम 
अस्सी हजार होगी । रूगमंग दो सौ वर्गमील मुमि पर वह नगर वसा था । उसकी 
सी फूट ऊंची, सात गज मोटी सुदृढ बाहरी चहारदीवारी ने उसे अजेय दुर्ग सा बना 
दिया था। उसका जगत्प्रसिद्ध सात मंजिलो का जिग्गुरत' ६५० फुट ऊँचा (पिरा- 
मिड से भी ऊँचा )था जिसकी चमकदार रगीन ईटे दूर से ही चकाचौव करती थी । 
मरदक देवता तथा अन्य देवताओं के बिद्ञाल मन्दिरों, राजमहरू तथा खम्मो की 
इंट भी उसी प्रकार वी थी | उसने जिग्गुरत के चबृतरो पर वाग छूगवायें जो ससार 
के सप्त आच्चर्यों में गिने गये तथा राजदानी की शोभा बढाते रहे । फरात नदी पर 
उसने एक्र पुल वनवाया जो सम्मवत. ससार में सबसे पहला परक्ठू था । इनब्रे सिधरा 
उसने व्यापार के योग्य वन्दरगाहो वी रचना करायी | वेवील्टन का यह अमृतपूर्व 
उत्थान और वैभव नेव॒केदनजर असरस्थ का प्रताप था | उसकी मृत्य ५६० ई० 
पू० के लगभग हुई 

नेनुकेदनजर कौ मृत्यु के बाद वहाँ के तीन राजाओं के निण्य में किसी उल्लेख- 
नीय घटना का पता नही चछता । अनुमानत. केल्डिआ का पतन हो रहा होगा । हाँ, 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ७१ 


नबोनिदस के राजत्वकाल में (५५६--५२९ ई० पू०) कुछ जानकारी मिलती है । 
वह बेबीलॉन के राजवश का नही वरन हरीन के एक पुजारी का पुत्र था। इसीं 
कारण बह लोकप्रिय वन हो सका। दुर्भाग्यवश मीड लोगो से भी उसका सम्बन्ध अच्छा 
न रहा | यह भी कहा जाता है कि वह सीडिया के खिलाफ फारस के विद्रोहियों की 
सहायता भी गुप्त रूप से करता था (५५० ई० पृ०) । मीडियनो के पतन के उप- 
रान्त आगे चलकर फारस वालो से भी उसका झगडा ठन गया, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि फारस वालो ने पूर्वी व्यापार के स्थल-मार्ग को बन्द कर दिया जिससे बेबी- 
लॉन की आथिक दशा बिगड़ने लगी । चिन्तित होकर नबोनिदस ने अरब से छाल- 
सागर तक कारवान के रछायक मार्ग खोलने का प्रयत्न किया । उसकी गैरहाजिरी 
में फारस वालो ने बेबीलॉन के कुछ धर्माधिकारियों से षड़यन्त्र रचकर राजधानी 
पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की, जिससे केल्डिआ के साम्राज्य का 
अन्त हो गया (५३९ ई० पू०) । 


लीडिया 


हिट्टियो के उपरान्त एशिया माइनर की सभ्यता में लीडियनो ने विचारणीय 
स्थान प्राप्त किया। वे छोग मिश्रित जाति के थे जो पश्चिम की ओर से आकर 
एशिया मे वस गये थे । उनमे तीन राजवश हुए जिनके विषय में कुछ निश्चित 
ज्ञान नही । सातवी झती (६७५--६५० ई० पू०) के आरम्भ में गाइगेज या गूयू 
नामक एक राजा हुआ जिसमे पराक्रम तथा दूरदशिता के लक्षण थे । उसकी राज- 
धाती सारडिस मे थी । उसने राज्य की नौ-शक्ति का अच्छा सगठन किया । उसने 
असीरिया का भी यथाशक्ति विरोध किया । उसके वशजो ने शत्रुओं का दमन करके 
स्मरना पर अधिकार कर लिया तथा राज्य को समुद्र तट से हालिस नदी के तट तक 
बढा दिया । व्यापारी नगरो पर अधिकार प्राप्त कर लेने से राज्य समृद्धिशाली तथा 
राजा बड़ा घनी हो गया । सारडिस ने भी अच्छी उन्नति की और यूनानियो के व्यापार 
का वह केन्द्र हो गया । गाइगेज कभी असीरिया और कभी मिस्र में मिल जाता था 
किन्तु उसकी सबसे कठिन समस्या थी काईमीरियन जाति के आक्रमणों को रोकना । 
उनसे कई युद्ध हुए । आखिर उनसे लूडते हुए उसका निधन हो गया । 

गाइगेज के बंशजो ने समुद्र के तट पर स्थित कई नगरो पर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया । एशियाई कोचक मे बढेते-बढते वे हालिस नदी तक पहुँचे जहाँ 
मीडो ने उनका सफलतापूर्वक सामना किया (५८५ ई० पु०) । लीडिया के राजा 


७२ विश्व-इतिहास 


अलयत्तेस ने अपनी एक पुत्री का विवाह मीडिया के राजकुमार भरत्यगस ने कर 
'दिया। उसी व्याह से प्रख्यात क्रीसस का जन्म हुआ । सन्‌ ५६० के आसपास ऋोसस 
लीडिया के राजासहासन पर बैठा । उसके राज्य काल में छीडिया का अच्छा उत्कर्ष 
हुआ | क्रीसस की अपार सम्पत्ति और समृद्धि की कहानी झैकडो वर्ष तक पण्चिमी 
एशियां और ईरान मे प्रचलित रही तथा वहाँ के साहित्य,मे अकित हो गयी । उसके 
सहायको में मिस्र, स्पार्टा एवं मीडिया के राज्य थे। फारसियों ने जब भोड राजा 
अस्त्यगस को परास्त कर दिया तव उन पर क्रीसस ने आक्रमण कर दिया । फारस 
वालो ने उसको हराया जिससे श्री-हत ओर असफल होकर वह सारडिस छीट गया । 
फारसी राजा काइरस ने सारडिस को जरा दिया और क्रीसस को पकट लिया (५४६ 
ई० पू० ) |। 
लीडिया के निवासियों का व्यापार में अनुराग था अतएव वे सम्पन्न थे। वहाँ 
चमड़े की सादी तथा रगीन वस्तुओ काछीनो और कम्बलो तथा सोना-चाँदी की 
स्वर्णकारी, ओपधियो, सुगन्बित पदार्थों तथा अग-राग की सामग्री द। अच्छा काम 
और व्यापार होता था। यूराप तथा एथचिया के अनेक जातियों के व्यापनो वहां 
आकर कय-विक्रम करने थे। ण्यपि यह तो अब नहीं माना जाता कि सिदको का 
उन्होंने ही आविष्कार किया तर्थाए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सबसे पहले 
सुन्दर कछदार और क्रमवद्ध सिक्के बनाकर चलाये, जिनका सबने आदर किया । 
उस वातावरण मे वहां सम्यता को उन्नति तथा भोगोपषभोग के उत्तेजक साधनों वी 
वृद्धि हो रही थी। वाद्यननत्य, भोज्य-पेय पदार्थों प्रीतिभोजों, बूत तथा आमोद- 
प्रमोद वी धम-धास के साथ ही गारीरिक सजावट, व्यायाम और खेल-कूद का भी 
उनकों बड़ा शौक था। वहाँ वे व्यापास्मूछक सभ्यता पर यूनानी तथा यूरोपीय 
सम्क्ृति की गहरी छाप थी। इसको यदि हम एशिया की थोर वटने वाली यरोपीय 
सभ्यता की लैनडोर क८ तो अवचित न होगा। यद्यपि उनमे यनवानो के व्यसन 
सेथा व्यभिचार चिन्ताजनक थे तथापि उत्साह, आत्मविश्वास एवं उच्यमझीलता 
वी उनमे कमी न थी। युद्धकला तथा गैनिक संगठन मे उन्होने अच्छी ख्याति प्राप्त 
कर ली थी। फिर भी ईरान की प्रब॒ुद्ध जक्ति के सामने वह कुछ न कर सकी । 
लीडिया वालो के धामिक विचार भी अनेक जातियों से प्रभावित थे अतएव 
उनकी सम्यता की तरह मिश्रित थे । उनकी देवी आर्तेमिस मे तत्कालीन तथा 
तद्ेशियो की मा आदि देवियो के लक्षण थे। उनका पूज्य देवता 'सन्‍्दोन' (सूर्य) 
था। उनके पुजारी बशानुगत होते थे । वे मुर्दो को दफन करके समाधि के ऊपर स्तूप- 


मिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्पान और पतन ७३ 


सा बनाते अथवा ऊँचे स्थान में गाड़कर ऊपर-से शिवलिंग की तरह चिह्न प्रतिष्ठित 
कर देते थे। छोटे-छोटे शिवलिंग से प्रतीक अनिष्ट-निवारण के लिए वे इधर-उधर 
प्रतिष्ठित करते रहते थे । 


यूट्रेसकन 


मध्य सागर मे यूरोप के तीन प्रायद्वीप हँ---प्रीस (ईजियन ), इटली और स्पेन । 
उसका पूर्वी तट एशियाई कोचक और पश्चिमी तट स्पेन है । उसके मध्य मे सिसली 
नामक द्वीप है जो इटली और उत्तरी अफ्रीका को संयुक्त अथवा पृथक्‌-सा करता है । 
सिसली के परिचिमी भाग का ऐतिहासिक एवं आथिक जीवन उसके पूर्वी भाग से 
प्रीस के अम्युदय काल मे एक प्रकार से भिन्न रहा। ग्रीस वालो ने सिसली तक अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर फोनीशियन लोगो से व्यापार तथा प्रभाव छीन लिया था। 
किन्तु सिसली के पश्चिमी भाग पर कार्थेज के फोनीशियन राज्य का प्रभाव अक्षुण्ण- 
सा रहा । जब रोम राज्य की सत्ता बढने लूगी तब कार्थज सुज्य के लिए एक भीषण 
समस्या उत्पन्न हो गयी जिसकी पूर्ति कार्थेज के विनाश से ही हो सकी । 

इटली की मौगोलिक स्थिति भी मध्य सागर के बीच में है। उसकी लम्बाई 
लगभग ६५० और चौडाई २०० मील की है। उसके पूर्वी पाइव॑ मे बलकान और 
पद्िचमी मे स्पेन है। एड्ियाटिक समृद्र उसको बलकान से और पश्चिमी मध्य सागर 
स्पेन से पृथक्‌ करता है। यद्यपि आल्पूस पर्वत इटली को यूरोप से विभक्‍त करता है 
तथापि वह भी पहाडी प्रदेश है । उसकी पर्वंतमाला एपिनाइन उत्तर से दक्षिण की 
ओर मेमरूदण्ड के समान फैली है । उसका प्रभाव पश्चिमी तट के जलवायु पर बहुत 
अच्छा रहा । उसका ढलाव उसके पश्चिमी तट की ओर है। अतएवं पदिचमी 
तट पर ही अधिक वस्तियाँ वसी जिससे वहाँ की समस्याएँ परिचमोन्मुखी अधिकतर 
रही । यद्यपि इधर-उधर कुछ दर्रे है जिनसे होकर आक्रमण किये जा सकते है तथापि 
वह पर्वत ग्रीस के पर्वतो की तरह बहुत विच्छिन्न नही इसलिए वहाँ के निवासियों का 
ऐतिहासिक विकास ग्रीस से भिन्न रहा । वहाँ बड़े राज्यों की स्थापना में विशेष 
प्राकृतिक अड़चनो की सम्मावना न थी। इसके सिवा खेती करने का भी वहाँ 
अधिक सुभीता था जिससे अधिक सख्या मे लोग वहाँ बस सके । वहाँ दो फसले 
होती और पश्षु दो बार व्याते। पुरुष और स्त्रियाँ सुडौल और सुन्दर है 4 वहाँ 
की पो नदी की उपत्यका अतिशय उर्वेरा है। समुद्री पश्चिमी तट पर अच्छे 
बन्दरगाह कम होने के कारण व्यापार निश्चित स्थानो पर ही केच्द्रित हो सका 


डे विश्व-इतिहास 


जिससे राजनीतिक एवं आथिक समस्या उतनी जटिल और विविध न थी जैसी कि 
भीस में उत्पन्न हो गयी थी । इटली का दक्षिणी भाग उत्तरोत्तर कम उपजाऊ है । 
इटली का जलवायु आकर्षक है। वहाँ न अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी 
और वर्षा भी अच्छी होती है । 
अनुमान किया जाता है कि ईसा के पूर्व वारहवी शती मे एटेलिक लोगो को 
भगाकर यूट्रे्कन लोय इटली के पश्चिमी तट पर टाइबर नदी के उत्तरी भाग में 
वस गये । यूट्रेस्कन सम्भवत: पश्चिमी एगिया से आये थे। वे वेलीडिया, हिट्टी राज्य 
अथवा ईजियन सागर के टापुओ से आये होगे, क्योकि वहाँ की सम्यताओ का कुछ 
न-कुछ प्रभाव यूट्रेस्कस संस्क्ृति मे पाया जाता है। वे लोग एक साथ नही वरन्‌ 
समय-समय पर कई दलों में आये होगे । उनके बारह वर्ण थे जो अपनी-अपनी 
मर्यादा की रक्षा करते हुए भी एक प्रकार के संयुक्त विधान में रहते थे, जो शिथिल 
ढंग का था । प्रत्येक वंश और नगर अपनी स्वतत्नता तथा उत्कर्प के लिए प्रयत्नशील 
था, किन्तु आपस मे मिलकर काम करने की कला अथवा योग्यता उनमें कम थी । 
यही उनकी बडी कमजोरी थी जो उनकी पराजय का मुख्य कारण सिद्ध हुई | यूद्रे- 
स्कनों के पास घोड़ो की संगठित सेना तथा समृद्री बेड़ा भी था जिसके द्वारा वे व्यापार 
करते थे । 
यूट्रेस्नन सम्यता अच्छी खासी थी । उन्होनें दकदल तथा जंगली पेड-पल्लवो 
को साफ करवाकर सड़के बनवायी तथा पानी छाने और निकालने के लिए मेहरावदार 
गोल नालियाँ खुदवायी । वे ताँबे तथा लोहे की चीजे, हथियार आदि बनाते और 
बेचते थे। पॉचवी गती (ई० पू०) में व्यापार के लिए वे सिक्‍को का उपयोग करते 
और आमूषण पहनते थे । प्रतियोगिता के खेलो, शस्त्रास्त्र-सचालन, भोज, द्यूत, 
ताच-गाने, घुडदौड़, रथ-दौड़, साड़ो के युद्ध, भल्लयुद्ध, मुष्टि-ए॒द्ध आदि का उन्हें 
शोक था। खेल में खून-खच्चर होने से उनको न तो भय था और न ग्लानि होती थी। 
उनका समाज मातृक था । स्त्रियाँ और पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक मिलते-जुलते थे । 
स्त्रियो को शिक्षा भी दी जाती थी। वहेज की प्रथा होने से जो स्त्रियाँ गरीब होतीं 
वे वेश्यावृत्ति से पर्याप्त धनोपाजेन करके अपना व्याह कर छेती थी । उस विधान 
में उन्हे कोई जुगुप्सा की या आपत्तिजनक बात न दिखाई पड़ती थी । 
जल एव स्थल द्वारा फोनीशियनों, ग्रीकों आदि से व्यापार करने से यटेस्कनों 
को अच्छा छाम हुआ। व्यापार तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए उन्होने अपने 
नगरो के चारो ओर पत्थर की प्राचीरे बना ली थी। नागरिक तथा आमीण जीवन 


सिस्र साम्राज्य के नये युग का उत्थान और पतन ७५ 


की समस्याओ से उनका परिचय था। धनी व्यापारियों के कुटुम्ब वाले अपने को 
उच्च अथवा विशिष्ट श्रेणी का समझते और इटली के पुराने निवासियों को नीची 
नजर से देखते थे। उस भावना के कारण कुलीन (पेट्रीशिअन) और अकुलीन 
(प्लीविजन) की समस्या चल पड़ी जिसका कमोबेभ प्रमाव रोम के इतिहास पर 
शतियो तक पड़ता रहा । 
बादलों की गरज तथा बिजली की चमक और तडप वाले तीनिया' नामक 

देवता को यूट्रेस्कन प्रमुख एवं प्रधान मानते थे । उसके आज्ञानुवर्ती वारह देवता 
थे जिनमें पाताल का देवता भन्तू' बहुत ही भयकर और दुराराध्य समझा जाता था । 
देवताओं में तीतन-तीन की इकाइयाँ थी । प्रत्येक इकाई का एक प्रमुख होता था । 
यही नही, प्रत्येक नगर तथा व्यापार का अपना विशिष्ट देवता होता था । देवताश्रों 
को प्रसन्न करने के लिए वे पशुवल्ति और कभी-कभी नर-बलि भी चढाते थे। वे लोग 
नरक में विश्वास रखते थे। देवताओ के सिवा भूत-पिशाचों में भी विश्वास रखते 

॥ उनकी घारणा के अनुसार मरणोपरान्त प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाना और 
अपने-अपने कर्मो के अनसार फल भोगना अनिवार्य था| पापियों को जो अत्यन्त 
पीड़ाजनक यातनाएँ भोगनी पड़ती हैँ उन सबसे बचने का एकमात्र उपाय देवताओं 
को स्तुतियों और बलिदानो द्वारा तुष्ट रखना समझा जाता था । मुर्दो को यदि 
सम्भव हो तो गुफाओ में रखते थे, अन्यथा जला देते थे । 

यूट्रेस्कनो को अक्षरों का व्यावहारिक ज्ञान था यद्यपि शिक्षा में उनकी अधिक 

रुचि न थी। फिर भी व्यापार और कलाप्रियता से उन्होने अपनी सभ्यता की छाप 
सिसली, कार्सिका और सारडीनिया पर लगा दी । स्थापत्यकला, चित्रण, गस्त्रास्त्र 
बनाने, मिट्टी के काले सुन्दर बरतन और रगीन खिलौने तैयार करने, सुन्दर दर्पण 
तथा कपडे बनाने मे उन्होने अपनी योग्यता का अच्छा प्रदर्शन किया । रोम वालो 

उनके सैनिक सगठन और शस्त्रीकरण से लाभ उठाया । ईसा के पूर्व छठी शती में 
यट्रेस्सन सभ्यता अपनी पराकाष्ठ[ तक पहुँच गयी थी। व्यापारादि क्षेत्रों में उनके 
प्रतियोगी ग्रीक और कार्थेज के छोग थे। कार्थेज से मिलकर उन्होने ग्रीको को उनके 
उपनिवेश् कासिका से भगा दिया । पाँचवी शती में उनका हास होने लगा, यहाँ 
तक कि वे इट्ररिया प्रान्त में सीमित रह गये । 


अध्याय ५ 
रोस 


इटली की प्रसिद्ध नदी टाइवर के दक्षिण मे समुद्र के किनारे लेटियम नाम का 
प्रान्‍्त है जिसके छेटिन वण के निवासी आगे चलकर रोम राज्य के ही नही वरन्‌ 
रोमन साम्राज्य के सस्थापक बने । रोम के ऐतिहासिक उत्थान में जिन लोगो ने 
प्रमुख भाग लिया वे किसी एक जाति या वश्य के न थे। ग्रीक, यूट्रेस्कन, सेवाइन 
आदि के सम्मिश्रण से वह जन-समदाय प्रकट हुआ जिसने संसार के इतिहास में 
अपना विशिष्ट स्थान प्रातत किया | लेटित छोग आरम्भ में कृपि तथा पश्पालन 
करते थे । 

आटबवी शती ($० पृ०) में यूट्रेक्कनी ने टाइवर के इस पार भी अपना शासन 
स्थापित कर लिया था । उस यूग « राजा टारक्यूनिअस वंश से ही जीवन भर के 
लिए चुन लिया जाता था । आवश्यकता पड़ने पर वह वृद्धो की समा वछाकर उनका 
मत ले लेता था तथापि उसका अधिकार अवाधित आर पूर्ण था । टाइ्वर नदी के 
उस पार यद्रेस्‍्कन लोगी के नगरो और उनकी समृद्धि को देखकर वे आइचर्य करते थे। 
आठवी शती के मध्य में यट्रेस्कनों ने उन पर आधिपत्य जमा लिया और रोम नगर 
पर उनका एक राजा राज्य करने लगा। किन्तु लेटिन लोगो ने अपना व्यक्तित्व और 
ऐक्य कायम रखा । यूद्रेस्कनो के नगर से नदी की बाढ का पानी निकालने का 
मेहरावदार पटा नाछा वनाकर रोम के स्वास्थ्य थार जारिक जीवन वा सुधार 
दिया । 

जनता की एक समा थी जिसे.कमीशिआ क्यूरिआटा कहते थे । कमीशिया 
क्यूरिआटा असेम्बली में प्रमुख तीन कबीछो के दस-दस व्यक्ति प्रतिनिधि थे। जो 
प्रण्न उनके सामने आते थे उन पर अपना निर्णय वह दलो के वोट से निश्चित करते 
थे। प्रत्येक दल के पास एक वोट होता था । 

यूट्रेस्कन राज्य के प्रति लेटिन लोगो में अश्रद्धा और भी वढ गयी जब उन्होने 
केपिटोलइन के मन्दिर के निर्माण कराने के लिए गरीब लोगो से बेगार ली । यह 


रोम ७७ 


स्मरण रखने योग्य बात है कि उस समय रोम में दास-प्रथा नाम-मात्र के लिए ही 
थी । केवल वे ही व्यक्ति निर्धारित अवधि के लिए दास बनाये जाते थे जो कर्ज 
अदा करने मे असमर्थ होते थे । साधारण किसान और कारीगर यद्यपि गरीब था 
किन्तु था स्वतन्त्र । लोगो के रोष का यह भी कारण था कि एक शाहजादे ने 
एक भछे खानदान की स्त्री ल्थ्केटिया पर बलात्कार किया था। जनता की यूट्रेस्कन 
'विरोधिनी प्रवृत्ति से लाभ उठाकर पेट्रीशियन अर्थात्‌ कुडीन या अमीर लोगो ने 
जिनमे यूट्रस्कस लेटिन आदि भी थे राजवंशियो को रोम से बहिष्कृत कर दिया । 
तीन बार प्रयत्न करने पर भी वे रोम मे न घंस सके (ई० पू० ५०९) । 
राज-शासन बदल कर जनता ने वहाँ जनसत्ता की स्थापना की । शस्त्रधारी 
जनता ने एक के बदले दो प्रीटर कान्सल (मजिस्ट्रेट) चुनना आरम्भ कर दिया जो 
'एक वर्ष तक शासन के पूर्ण अधिकारो का प्रयोग करते थे। दोनो को समान तथा 
पूर्ण अधिकार प्राप्त थे । यद्यपि जनसभा उनको चनती थी तथापि वे पेट्रीशियन 
श्रेणी के व्यक्ति होते थे। अतः पेट्रीशियन श्रेणी का महत्त्वअधिक बढ गया और जनता 
के साथ उनका व्यवहार उदृण्ड रहने लगा | 
तदनसार पेट्रीशियना और प्लीवियनों मे सघष प्रारम्भ हो गया जो दो सौ वर्ष 
तक चलता रहा । शस्त्रधारी प्लीबविअनों का साधारण छोगो का बल था। चूँकि 
अस्त्रघारी जनता ही सेना का मुख्य अग थी अत. प्लीवियन आन्दोलनो में वछ था। 
पहले आन्दोलन मे जब उन्होने युद्ध में जान से इनकार किया तब उन्हें हो अधिकार 
मिले। पहला यह कि प्रति वर्ष अपनी श्रेणी में से ही दो ट्राइव्यून' चुन छे जो कान्सरूू 
या पेट्रीशियनों के अनाचारो से जनता की रक्षा करे । कुछ समय के बाद ट्राइव्यूनो 
की संख्या दो से बढ़कर दस तक पहुँच गयी (४४९ ई० पू० )। दूसरा यह कि किसी 
को तब तक प्राण-दण्ड न दिया जाय जब तक कि सग्टूरियन' समाउसका अनुमोदन 
न करे। ट्राइव्यून प्लीबियनो के स्वाभाविक नेता और पथ-प्रदर्शक हो गये । वे ही 
उनकी सभा आयोजित करते और उनके हित वाले प्रस्ताव स्वीकृत कराते थे । सग- 
ठन कुछ पृष्ठ होने पर प्लीबियनो ने भूमि-सम्बन्धी कानूनों मे सुधार के लिए आन्दो- 
लन किया । दस वर्ष के बाद पेट्रीशियनो ने दस सदस्यो की कमेटी कानूनो को स्पष्ट 
करने और सुधारने के लिए बनायी । उसी कमेटी ने कानूनो को लिपिबद्ध कर दिया । 
वेही १२ पट-लेखो के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध है। यद्यपि अधिक सुधार तो कानूनों 
में न हुए किन्तु एक यह बात स्पष्ट हो गयी कि प्लीबवियनो की समा को रोम के विधान 
में स्थान मिल गया। दूसरा सुधार यह हुआ कि कान्सल पद के चुनाव में प्लीवियन 


७८ विश्व-इतिहास 


भी लिये जाने छगे। कात््सलों की अधिक समय तक अनुपस्थिति मैं आर्थिक कार्मों 
के लिए बलेस्टर' लगान, करों की व्यवस्था के लिए सेन्सर, और न्याय के लिए 
'प्रीटर' नियुक्‍तत किये गये । अति विपम रॉकट पड़ने पर निर्धारित समय के लिए 
'डिक्टेटर' नियुक्त करने का विधान माना गया | डिक्टेटर का सम्पूर्ण, यहां तक 
कि प्राण-दण्ड देने का भी, अधिकार मान लिया गया। अन्य विव्वान प्राय. वैसे ही 
रहे जैसे कि यूट्रेस्कन राजाओ के समय में थे । 

पदलेखों से सघर्प का अन्त न हुआ वयोकि जनता यह चाहती थी दि उसकी 
अपनी एक स्वतन्त्र सभा हो जिसको क्रानून बनाने का अधिकार हो । उसकी यह 
शिकायत थी कि कमीशिया या सेन्चुरियाटा' में केवल गस्त्रधारी संनिक भाग छेते 
है । जो शस्त्रधारी नही उनकी कही, पूछ नही होती । शस्त्रादि वे द्वी छे सकते है 
जिनके एस आ्थिक साधन हों । अतः पुरानी सभा पैसे वालो की ही है, साधारण 
जनता की नही । आन्दोलन का यह फल हुआ कि एक ऐसी सभा का निर्माण हआ 
जिसमें अमीर-गरीब सभी के निर्वाचित सदस्य मिलकर काम करे । उसका नाम 
रखा गया कमीशिया ट्राइब्यूटा पोप्यूछाइ । यही नही, उस समा को राज्य के पदा- 
धिकारी सेन्सर, क्लेस्टर, प्रीटर जिसे वह चाहे, उसे चुनने का अधिकार मिल 
गया। साधारण व्यक्तियों के लिए भी रास्ता साफ हो गया किन्तु व्यवहार में लोग 
पेट्रीशियनो अथवा पूर्व पदाधिकारियों में से ही चुनाव करते थे, क्योकि समाज में 
उन लोगो का अधिक मान था । 

सेनेट में भी कुछ परिवर्तन हुआ । पहले उसके सदस्य केवल पेट्रीगियन ही 
होते थे। किन्तु नयी व्यवस्था के अनुसार उसके सदस्यों के चुनाव में उन लोगो को, 
जो मजिस्ट्रेट रह चके हो, अधिक महत्त्व दिया जाने छगा | फलत: प्लीवियन लोग 
जो कभी मजिस्ट्रेट रह चुके थे, सेनेट के सदस्य होने छूगे | दूसरा लाभ उससे यह 
भी हुआ कि सेनेट में अनुभवी शासको की सख्या उत्तरोत्तर बढने छगी । सेनेट के 
सदस्यों की सख्या तीन सो थी। सदस्यता जीवन भर के लिए होती थी । उसका 
सभापति कान्सल होता था जिसका चुनाव प्रति वर्ष किया जाता था। सेनेट का 
कान्सल पर ही नही वरन नागरिको पर भी बड़ा रोवदाव और आतंक था। इसके 
सिवा तये' कानूनो को प्रस्तावित करने का अधिकार सेनेट को ही प्राप्त था। २८७ 
ई० पू० तक होरटेन्सिआ विधान स्वीकृत हो गया जिसके अनुसार साधारण जन- 
समा द्वारा निर्मित कानून का ज़्वतत्र वैध होना मान लिया गया। तब से उसको किसी 

कन्य संस्था या व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता न रही। इस कानून के बनने 


रोम ७९ 


के साथ उस सघर्ष का अन्त-सा हो गया जो दो सौ वर्ष से चछा आता था। जन-सभा 
का एकमात्र कर्तव्य उसे स्वीकार या अस्वीकार कर लेना ही था। कानून को कार्वा- 
न्वित होने से रोक देने का अधिकार ट्राइव्यूनो को था अत सेनेट उनसे पहले ही परा- 
मर्श कर लेती थी। इस ढंग से सेनेट ही प्रबलतम सस्था हो गयी । जनता उसे बडे 
सम्मान की दृष्टि से देखती थी । इसी कारण बिना अधिक रक्‍तपात के रोमवासियों 
ने अपनी सस्थाओ में सुधार कर लिये । नीचे दी हुईं वर्षक्रमानुसार तालिका से 
प्लीवियनो की अधिकार-प्राप्ति का इतिहास सरलता से जाना जा सकेगा-- 


४४५ ई० पु० _... प्लीबियन और पेट्रीशियन का विवाह गैरकाननी समझा 
जायेगा । 

३७६ ई० पू० ... किसी नागरिक का निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन पर 
मिल्कियत का अधिकार न रहेगा । 

३६७ ई० पू० .. दो कानन्‍्सलो में एक प्लीवियन होगा । 

३५६ ई० पू० ... डिक्टेटर चुना गया। 

३५० ई० पू० ... सेन्मर बन सकते है। हु 

३३७ ई० घु० प्रीटर बन सकते है । 

३१३ ई०पू० .. कर्ज न अदा करने पर भी गुलाम न बनाये जायेगे । 

३०० ई० पू०. ... धर्मसघ में सदस्य होने का अधिकार मिला | 

२८७ ई० पू०.... साधारण सभा द्वारा बना हुआ कानून बिना किसी अन्य 


सस्था या पदाधिकारी की स्वीकृति के प्रयुक्त होगा । 


गणतत्र शासनकाल 


जिस युग से रोम की साधारण जनता अपने अधिकारों के लिए सघर्ष कर रही 
थी उसी में रोम इटली में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्तशील था | 
अधिकार के सघर्ष ने रोम के नागरिको की अपनी जाति के प्रति, नगर और सस्थाओं 
के प्रति सम्मान और भक्ति की भावना मे: अथवा उनके प्रति कर्तव्य की साधना में 
किसी प्रकार की कमी न आने दी । रोम के हित के लिए वे हर तरह के कष्ट और 
आपत्ति झेलने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उसके लिए भूख-प्यास, अग-भग यहाँ 
तक कि प्राणदान के लिए भी वे कोई आनाकानी न करते थे । कतेव्य और अनुशासन 
के प्रति उनकी विलक्षण निष्ठा ने ही उनको राजनीतिक क्षेत्र में जो सफलताएँ 
प्रदान की, वे इतिहास में विशेष स्थान और महत्त्व रखती है । रोमन लोग किसी 


८० विव्व-इतिहास 


राजा या व्यवित के लिए, जैसा कि अन्यत्र बहुधा देखा जाता है, भयव्य या लोभवद्य 
नही छहते थे। उत्तकी भक्ति रोम तथा रोम के निवासियों के छिए थी। कर्तव्यपरा- 
ग्रणता ही उनकी प्रेरक शक्ति थी। उसके उदाहरण यरोप और विशेपकर ब्रिटिण 
लोगों के छिए आज तक पथ-प्रदर्शन कर रहे है। रोमवासियों के कानूनों की रचना 
किसी झास्त्रीय हग, सामोगग, विचारधारा अश्या सिद्धान्त के अनूसार नहीं की 
गयी थो। व्यावहारिक जीवन में जो समस्याएँ या कठिनादइर्यां दिखाई पटी, उनके 
समाधान के लिए वे कानन बना लेते थ । इसीलिए उनका कासून अनुझवमूलक 
माना जाता ह । वही ढंग "रोम के राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रिटिण लोगो का 
भी हे। 
इटली मे एक राष्ट्र की स्थापना हो गयी किन्तु गीण विषयो को छोटकर वहाँ 
सरोमनो का ही घासन था। ऐसे कुछ प्रान्तो के, जिनका संण्वत छेन्रफल इटल्टी के 
तृतीय भाग के लगभग था, प्रणमामन का सम्पर्ण काम रोमनो ने अपने हाथ में रेट 
लिया था। जहाँ वे स्वय शासन-प्रवन्ध में त्रठिनाएं पाने, वहां जामन का कुछ अंग 
स्थानिक लोगो के सुपुर् कर देते थे । किस्तु फिर भी वे काफी निगरानी रखते थे । 
मच्चि, विग्रह्ठ, विदेशी नीति, सिक्‍को का प्रचलन एकमात्र रोम से ही हो सकता था 
प्राय, सभी गण्य स्थानों पर सोमन लोगो के उपनिवेश स्थापित कर दिये गये थे; 
जिससे इटली के राजनीतिक, सामाजिक और आश्िक जीवन पर रोमनत्व का रग 
उत्तरोत्तर चद्ता रहे । श्टलीवालो के लिए गोमनो से विवाहादि सम्बन्ध करने में 
कोई रोक-टोक नहीं रुखी गयी थी । उसके सिवा उन्होंने युद्ध के लिए, विजेषतः 
व्यापार की सुविवा के निमित्त सडके बनवा दी और स्थान-स्थान पर सैनिकों के दल 
स्थापित कर दिये। 
रोम के गणराज्य (रिपक्लिक) की स्थापना से लेकर काथज वालो के साथ 

हुए प्रथम युद्ध के आरम्म तक के करीब दो सौ वर्षो तक, रोम राज्य को तीन विरपष 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहला युग (५०९--३३४ ई० पु०) वह था 
जब रोम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अपने आसपास के राज्यो से सघर्ष 
करना पडा। उसी यूग में गारू जाति के आक्रमणकारियो ने रोम को लूटा और लाखो 
रुपयो का सोना छेकर वे छोट गये (३९० ई० पू०) । फिर भी हताश न होकर 
रोमन ल्टोग अपने ध्येब से विमुख न हुए । परिणाम यह हुआ कि रोम का महत्व 
पश्चिमी और मध्य इटली मे स्थापित हो गया | दूसरा युग (३३४---२९० ई०पू० ) 

रोम को इटली में अपना आधिपत्य प्राप्त करने मे बीता । फिर भी दक्षिणी प्रान्त 


रोम ८९ 


पर अधिकार करना बाकी रह गया। तीसरे यूग में (२९७--२६५ ई० पू०) रोम 
का प्रमुत्व उत्तर से दक्षिण तक सारे देश में फैल गया। यद्यपि उपर्यक्त यगो की 
घटनाएँ अपना महत्त्व रखती हैँ तथापि उनका विशद वर्णन यहाँ अनपयुकत होगा । 
फिर भी तीसरे युग की एक घटना की ओर इशारा करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
दक्षिण इटली का टेरेण्टिइम नामक नगर ग्रीको का अदृडा और व्यापारिक केन्द्र 
था। पहले तो उन्होने रोमनों को दक्षिण की ओर बड़ने मे काफी सहयोग दिया विन्तु 
जब उनको यह जान पडा कि रोम सारे दक्षिण भाग पर अपना आधिपत्य जमाने पर 
तुला हुआ है तब उन्होने युद्ध करना अनिवार्य समझा और एपिरस के राजा पिरस 
को, जो अपने युग का महान्‌ सेनापति माना जाता है, सहायता के लिए आमन्त्रित 
किया । पिरस ने रोमनो को ढो बार (२८० ई० पूृ०) परास्त किया । सयोग से 
कार्थेजवालो से रक्षा करने के लिए सिराक्यूज के ग्रीको ने उसे आमन्द्रित किया । 
वहाँ से तीन वर्ष के बाद जब वह लौटा तब रोमनो ने उसको ऐसा परास्त किया 
(२७५ ई० पू०) कि उसे वापस चला जाना पडा । इटली में रोमनों का कोई 
प्रतिद्वन्द्दी न रहा (२६५ ई० पू०) । 

ग्रीक सत्ता का क्षय हो जाने से रोमनवालो को कार्थेजवालों का सामना करना 
पडा। 


कार्थेज 


ग्रीक प्रतिद्वन्द्रियों के दमन के पश्चात्‌ परिचमी भूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिए रोमनों का कार्थेजवालो से सघर्ष शुरू हुआ । यद्यपि उनकी उत्पत्ति 
का विषय अभी तक अन्तिम निश्चय तक नहीं पहुँचा तथापि विद्वानों का बहुमत 
उनके अरब से पेलेस्टाइन मे आकर बसे हुए सेमेटिक जाति के कानआनी' वंध का 
होने के पक्ष मे है। उन्होने भूमध्यसागर को अपना कार्यक्षेत्र नाया और जलमार्ग 
से व्यापार करने लगे । ग्रीक लछोग उन्हें व्यापार तथा गुलामी के लिए मर्दों और 
औरतो को पकड़ ले जाने वाले डाकू कहते थे। मित्र वाले उन्हे जहाज बनाने वाले 
समझते थे । वे फोनीशियन और सिडोनी कहलाते थे। 

ईसा की नवी शती मे, जब कि इजराइलू और जूडिया आपस में लड़ रहे थे, 
फोनीशियनो ने मुमध्यसागर में अपना व्यापार और उपनिवेश बढ़ा लिये। पहला 
उपनिवेश साइप्रस में स्थापित हुआ। उसके पद्चात्‌ मूमध्यसागर और स्पेन मे जहाँ- 
तहाँ उन्होने बस्तियाँ कायम कर ली । उत्तरी अफ्रीका में यूटिका और काटिरादस्त में 

द्‌ 


८२ विश्व-इतिहास 


(कार्थेज, आधुनिक दर एस्साफी जो बान अन्तरीप के एक पाइ्व में हू नया तगर ) 
नवी या आठवदी झ्वती में उपनिवेश कायम किये । अनुश्रुति के अनुसार नगर को 
बसाने वाली राजकुमारी एलिस्सा थी । यद्यपि उनकी सस्कृति मूछत: सेमेटिक 
प्रजाति की कानआनी: थी तथापि उस पर मेसोपटामिया और मिल्र तथा ईजिअन का 
भी प्रभाव था । मिस्र तथा ग्रीस की प्रतियोगिता के कारण पूर्वी भ्ूमध्य सागर में 
सघर्पजनित कठिताइयों से बचने के लिए सातवी थती से उन्होंने पथ्चिमी ओर 
अपना प्रयत्न केन्द्रित किया। सिसली टापू पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्थेज 
बालो को सेराक्यूज के ग्रीक राज्य से सघर्ष करना पडा । जब रोमनो और ग्रीको की 
टक्कर शुरू हुई तब कार्थेज ने रोमनों का सहायक बनकर ग्रीवग की गवित का क्षय 
करवा दिया । 

उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट पर कार्थेज नगर की स्थिति सब प्रकार से अनुकूल 
थी। जहाज बहुत नजदीक तक जा सकते जिससे व्यापार तथा रक्षा में सुमीता था । 
पीछे विस्तृत मरुमूमि होने के कारण सहसा उस ओर से आक्रमण की भी सम्मावना 
बहुत कम थी । ग्रीको और मिस्रियो से भी भय की आध्ंका नगण्य-सी थी। उसके 
आसपास ऐसे स्थान न थे जिनसे निरन्तर खटपट होने की चिन्ता हो। दयूनीसिआ 
में इतना पानी वरसता था जिससे अनाज और फलो की खेती हो सके । दो सी फूट 
की ऊंचाई पर नगर की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ किला वना दिया गया | नगर के 
चारो ओर ऊँची चहारदीवारी जो २५ मील लम्बी और कहदी-कही ४० फूट ऊँची और 
तीस फूट तक मोर्टी थी, बनवायी गयी । साठ-सत्तर फूट के फासलों पर वुर्जियाँ 
बनी हुई थी । नगर के बाहर साठ फट चौोडी खाई खदी हुई थी | कार्थेज वाले 
स्पेन से चाँदी, टिन, लकड़ी, कपडा, रग आदि अनेक पदार्थों का व्यापार करते थे । 
व्यापार से उनको इतना छाम हुआ कि उनका नगर जो रोम से पेंचगुना बड़ा था, 
प्रमूत घन-घान्यवान्‌ हो गया । पाँचवी शती (ई० पृ०) में वहाँ की जनसख्या दो 
लाख थी। उसके बाद बडे शहरो मे ट्यूनीसिआ का स्थान माना जाता था। तीसरी 
शती (ई० पू०) में वहाँ की जनसख्या वढ़कर सम्मवत. पॉच या छः: लाख तक हो 
गयी। कार्थेज भयकर मस्स्थली और कृषि करनेवाली प्रजा के अभाव के कारण अच्छी 
स्थल-सेना न बना सका किन्तु उसकी नौ-शक्ति काफी प्रवल थीं। उसकी सेना 
मे अनेक देशो और जातियो के छोग भरती थे, जिससे उसपर पूरा विश्वास नही किया 
जा सकता था। इसके विपरीत रोम की सेना जातीय और सुसगठित थी। कार्थेज 
नगर में गुलामों की सख्या बहुत ज्यादा थी । कारण यह था कि सौदागर लोग 


रोम ८३ 


उद्योग-घंघे तथा विविध प्रकार की सेवाएँ उन्ही से करवाते थे | वास्तु-कला 
में वहाँ के कारीगर बड़े निपुण थे । 

नगर में एक खुला मैदान था जहाँ से तीन सडके, थानिट के देवालय, समाधि- 
स्थल और समा-भवन को जातीं थी। नगर में एक किला भी था । साधारणतः 
गलियाँ सकरी तथा घूम-घुमाव वाली थी। मकान पत्थर के बने थे जिनमे वाज- 
वाज छ. मंजिले ऊँचे थे। दीवारों पर सफेदी की जाती थी । मकानों की छते अच्छी 
खरादी लकडी को धन्नियो पर रखी जाती थी | छते कुछ गोलाई लिये हुए वनायी 
जाती थी। नगर में तानित देवी, बआल हम्मोन आदि अनेक देवताओ के बाड़े थे + 
वहाँ का सबसे बडा और धन-सम्पन्न देवाढय एशमोअन का था जिस तक पहुँचने 
के लिए साठ सीढ़ियाँ चढनी पड़ती थी । उसके सिवा अन्य देवालय भी थे जैसे 
देमितर' और कोरी' के जिनमे चाँदी तथा सोना चढाया जाता था । उनका पूजन 
केवल ग्रीकों के ही लिए सीमित था । 

सेमेटिक जातियो के समान कार्थेज-निवासी भी धर्म के बडे पक्के थे। कुछ 
देवताओं का केवल स्थानिक और सूर्यदेव जेसे कुछ का सर्वेव्यापक महत्त्व था । 
लोक-सम्मानित देवताओ मे बआल हम्मोन, सम्भवत. एल' देवता का प्रतिरूप था 
और चन्द्रमा की प्रिया तानित देवी अशरत देवी की प्रतिरूपिणी थी। देवता नगर का 
रक्षक और देवी जीवन तथा सुख-सौख्य-प्रदायिनी मानी जाती थी । लोग देवी की 
अपार शक्ति के कायछ थे। उनका एक देवता मौलाक भी था जिसे किसी जमाने में 
वच्चो की वलि दी जाती थी किन्तु आगे चलकर पश्ु-बल्ि का विधान हो गंया । 
इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नही कि' वहाँ के किसी देवस्थान में मैथुन की प्रथा 
का प्रचलन था । मेलकार्त या मौलाक देवता के पुजारी ब्रह्मचारी रहते, शिर तथा 
दाढी मुड़वाते और खास ढंग के कपडे पहनते थे । उसके देवालय में स्त्रियाँ तथा 
सुअर न जाने पाते थे और उसके क्षेत्र मे मैथुन सर्वथा वजित था। यही नही, दर्गक 
लोगो को भी यह आदेश दिया गया था कि वहाँ आने के तीन दिन पहले ब्रह्मचर्य पालन 
करना आवश्यक है। कार्थेज के लोगो में पूजा के पशु, विशेषतः बैल की वलि चढाना 
आवश्यक माना जाता था । उसके सिवा चॉँदी-सोना, वस्त्र तथा भोज्य पदार्थ सी 
चढाये जाते थे । 

कार्थेज वाले मरणोपरान्त जीवन के विषय मे विरक्‍त थे इसीलिए शवों की 


सुरक्षा की उन्हें चिन्ता न थी । 
अपने धर्म और विश्वासो पर अपार श्रद्धा रखने के कारण उनमें आपसी वन्धुत्व 


८४ विद्वव-इतिहास 


और एकता का भाव अधिक स्थायी और दृढ था। उसमे इतना ही दोप रह गया था 
कि नवीन विचारों और सगठनो से लाभ उठाने की प्रेरणा जाती रही । 

ग्रीस के लोग कार्थेज के घासन की प्रणंसा इसलिए करते थे कि उसमे राजसत्ता, 
कुलीन सत्ता और जनसत्ता तीनो का अच्छा सम्मिश्रण हुआ । यह धारणा यदि 
अक्षरण: नही तो अंगत' सत्य है। उनके विधान के अनुसार दो व्यवित जो अच्छे 
6श के और घनाढ्य हो, पूरी जनता द्वारा सपेत' पदो के लिए नुने जाते थे। उनका 
चनाव पहले एक से तीन वर्ष के लिए होता था किन्तु बाद को जीवन भर के लिए हो 
गया | सेना पर तो उनका अधिकार न था किन्तु वे ही कार्यकारिणी सभा तथा जन- 
सभा को आमन्त्रित और उसका सभापतित्व करते तथा अन्तिम न्यायाधीण होते 
थे। वास्तविक गासन का सचालन तीस सफल व्यापारियों की स्थायी कार्यकारिणी 
सभा करती थी जो गेंडसिआ' कहलाती थी । वही सन्धि-बिग्रह, सेना-नियोजन 
तथा उपनिवेशों का स्थायन और सम्मवत. निरीक्षण भी करती थी। तीसरी मस्धा 
भी धनी व्यापारियों की थी जिसके सैकडो आजीवन सदस्य होते थे । यदि उसमे 
कोई स्थान खाली हो जाता तो पाँच सदस्यों की एक समिति उसकी पूति कर देती 
थी। कार्थेज की सबसे वडी सभा जनसभा" थी | यदि सपेत और गेरुसिआ में मतमेंद 
होता अथवा कोई भयंकर समस्या उठ खडी होती तो सपेत अथवा गेरसिआ समिति 
उसे आमन्त्रित करती और उसकी राय ले लेती थी। इसे कानून बनाने के भी कुछ 
अधिकार थे । उपर्यक्त पदाधिकारियों के अलावा सेनापति, आचाराध्यक्ष, कोपा- 
ध्यक्ष आदि के पद भी थे। 

कार्थेज के निवासी मुख्यत व्यापारी थे अत उनको गान्ति रखने में, अधिक 
दिलचस्पी थी, न कि राज्य-विस्तार में । मजबरी की दशा में वे यद्ध टानते थे । 
सेनापतियों पर उनकी कडी नजर रहती थी; क्योंकि उनकी धारणा थी कि सेनापतियो 
में निजी स्वार्थ के लिए अपनी सैनिक शक्ति का दृग्पयोग करने की प्रबल प्रेरणा 
पायी जाती है। इसी के साथ यदि सनापति को सेना पर यथेप्ट अधिकार न दिया 
जाय तो वह अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह न कर सकेगा। अत. सेनापति के लिए 
जितने आवश्यक अधिकार थे वे सव उसे दे दिये जाते थे | किन्तु उसका चनाव एक 
वर्ष अथवा निश्चित अवधि के लिए किया जाता था । यदि युद्ध मे बह असफल होता 
तो उसकी कड्टो जाँच होती और आवश्यकतानुसार दण्ड भी दिया जाता था । 

कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि आत्म-रक्षा, कृषि के विकास तथा बढती 
हुई रोमन जनता के निर्वाह के लिए प्रयत्त करते-करते रोमनो को इटली पर आधि- 


रोम ८प्‌ 


पत्य स्थापित करना पड़ा किन्तु कार्थेजवालों से व्यापांर के विकास के कारण ही 
उन्हें संघर्ष करना पड़ा । यद्यपि कुछ अंश तक यह सत्य है तथापि यह नही कहा जा 
सकता कि उनमें विजयैषणा एवं प्रभुत्व-स्थापना की छालना की कमी थी । 

रोमनो की इटली-विजयो ने उनके हौसले को बढ़ा दिया । उन्हें यह भय रहता 
था कि जिस प्रकार कार्थेजवालों ने अफ्रीका और मध्य सागर के टापुओं पर अड्डे 
जमा दिये है उसी तरह इटली में भी जमाने का वे प्रयत्न करेगे । इसीलिए उन्होने 
जितने समझौते उनसे किये रूगमग उत्त सभी मे यह शर्ते रखी कि इटली में वे कहीं 
स्थापित हो जाने का प्रयत्त न करेगे । इसके सिवा इटली के समुद्री तट की रक्षा 
के लिए उन्होने फौजो के दस्ते रख दिये थे और उसके किनारे-किनारे उनके छोटे 
जहाज पहरा देते रहते थे। इधर कार्थेजवालो को भी मय था कि इटली पर 
अभृत्व स्थापित करने के उपरान्त रोमन लोग सिसली में घुस आने का प्रयत्त 
करेगे । दोनो की मानसिक वृत्ति का परिणाम भयंकर हो सकता था | 

आखिरकार झगड़े का सत्रपात हो गया । सिसली में मेसेना नाम का एक 
नगर दक्षिणी इटली के बहुत समीप बसा हुआ था। उसमे इटली के दक्षिणी प्रदेश 
से भगे हुए अथवा वहाँ से बरखास्त किये हुए सैनिकों ने अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था। सेराक्यूजके भ्रीक राजा ने उन पर आक्रमण किया। उससे डर 
कर मेसेना के एक दल ने कार्थेज से सहायता माँगी जो उसने यथाशीघ्र भेज दी । 
दूसरे दल ने रोमनो की मदद चाही जो उन्हे भेज दी गयी । रोमवाले यह नही 
चाहते थे कि कार्थेजवाले इटली के समीप कही जम पाये। युद्ध मे कार्थेज और सेरा- 
क्यूज़ वालो की पराजय हुई (२६४ ई० पृ०) । सेराक्यूज के राजा ने रोमनो के 
साथ मेल कर लिया। इस युद्ध से रोमनों को विश्वास हो गया कि कार्थेजीनियनो से 
उनका तुरन्त सघर्प अवश्यंभावी है तथा इस उद्देश्य से उनके लिए प्रबल जहाजी 
वेंडा बनाना अनिवार्य है। दो-तीन वर्षो मे उन्होंने करीब उतना ही बड़ा बेड़ा 
तैयार कर लिया जितना कि कार्थेजवालो का था। 

रोम और कार्थेज में पहला युद्ध २६४--२४१ ई० पृ० मे, दूसरा २०९ से 
२०१ ई० पू० में और अन्तिम तीसरा युद्ध १५३ से १४६ ई० पू० तक हुआ : पहले 
युद्ध का परिणाम हुआ कि जल और स्थल पर कुछ लडाइयो में हारने पर भी रोमनों 
के जहाजी बेडे ने कार्थेज के बेड़े को नष्टप्राय कर दिया जिससे उन्हे सन्धि करने 
पर मजबूर होना पडा (२४१ ई० पुृ०) । कार्थेज को हर्जाने की बडी रकम देनी 
पडी और सिसली तथा उसके समीपस्थ टापुओ से हाथ धोना पडा । रोमनो में 


८६ विश्व-इतिहास 


आत्मविष्वास एवं अपनी नौ-शबिति का अभिमान बढ गया किन्तु दोनों राज्णे की 
यह ज्ञात हो गया कि यद्ध तव तक चलता रहेगा जब तक एक का दूसरे पर आबनिपत्य 
स्थिर रूप से स्थापित न हो । सम्भव था कि द्वितीय युद्ध पहले ही आरम्म हो जाता 
यदि उत्तरी इटली की गाल जाति के साथ रोम का भयकर युद्ध नछिद जाना आर 
कार्थेजवालो की यह विश्वास न हो जाता कि मध्य सागर के टापुआ--सिसर 
कारसिका और साईनिया-पर अधिकार चले जाने से जो क्षति हुई उसकी पूलि आब- 
व्यक है। रोमनो ने कार्थेज के विरोध करने पर भी सार्डीनिया और कारसिकर 
ले लिया था । उस क्षति की पूर्ति करने के लिए उन्होंने स्पेन पर आक्रमण करना 
आवध्यक समझा । वे सोचते 4 कि स्पेन वी चाँदी ओर ताँवे की खानो से उनके 
आश्थिक पूति होगी और बहा के साहसी लडाको को अपनी सेना में भरती करके स्थत्द- 
सेना की कमी दर की जा सकेगी । कार्थज के सेनानायक हेमिलकर की छारणा थी 
कि जब तक इटली से घस कर रोमनो को स्थत्व-2८ में हराया न जायबगा तब तक 
अर्थ वी सिद्धि न हो सक्रेगी । स्पेन में हमिल्कर को यरथेप्ट सफलता मिली । उसद 
स्पेन के दुछ सरदारो से मत्री-सो स्थापित कर ठी। हैमिलकर की मत्य के दाद 
सेनायतित्व का भार उसके पीस वर्ण के पुत्र हेनीवाल को सोपा गया जिसका नाम 
आग चलकर मसार के सुप्रसिद्ध सेनानायकों में ही गया। 
जब कार्थजवालो ने सेगेण्टम नगर पर जिसकी रक्षा का रोमनो ले बचने दिया 

था, आक्रमण किया तब दूसरा प्यूनिक युद्ध आर्म्य हो गया (२११ ई० पू७) 
रोमनो दे एक सेना कार्थेज और दूसरी स्पेन की आर झेज दी ।  किन्‍्त देनीवाल् 
उसकी चिन्ता न करके अपूर्व चतुरता साहस ओर सावधानता से एक विद्याल सेना 
के साथ पेरीनीज पर्वतमाछा, रोन नदी ओर दूृरतर 7फं से छदे आत्पस पर्बन को 
राँघता हुआ एकाएक इटली से घुस गया । उस अप उद्योग आर साहस के कार्ट 
कारण थे । मुख्य कारण था जहाजी बेचे की अक्षमता, उतनी बी सेना को घोड़ा 
सहित ले जाने की अक्षमता । इसके सिव्रा उसे आज्ञा थी कि गान आदि जातियाँ, 
जिनको रोम दवा रहा था, मार्ग में उसका साथ वेगी ओर रसद श्यदि का प्रव॒न्श 
भी हो सकेगा । तूफानों में रोमनो ने उसको रोकने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु एक 
न काम आया। इटली में उसके साथ सिर्फ ३४ सहख्र सेना रह गयी थी । रोमनो 
की दो ग्टृत वटी सेनाओ को भी हेनीवाल ने विनप्ट कर दिया। हेदीवाल चाहता तो 
रोम को भी विध्वस कर देता किन्तु उसकी नीति थी कि इटली में विद्रोह की आग 
भडका कर उसी मे रोमनो को स्वाहा कर दे | दो करारी पराजयो से रोम का आतक 


रोम ८७ 


नष्ट हो गया और इटली की जातियों ने ही नही, सेराक्यूज ने भी सिसली में विद्रोह 
कर दिया । हेनीवाल का दबदवा इतना बढ गया कि मकदूनिया का राजा पचम 
फफिलिप भी उसका साथ देने के लिए आ गया । विपत्तियो के,मयंकर घटाटोप से भी 
रोमनो का घैये और साहस न छूटा । केपुआ की रक्षा के लिए हेनीवाल ने रोम के 
सामने अपनी सेना छा खड़ी की । उसके पास न तो इतनी बड़ी सेना थी कि वह उसका 
अवरोध कर सकता और न प्राचीरो को तोडने के यन्त्र थे। फाटक बन्द करके रोम 
वाले चुप बैठे रहे । कुछ दिनो तक बेकार पड़े रहकर वह फिर दक्षिण को लौट गया। 
धीरे-घीरे उन्होने इटली की जातियो का दमन कर लिया । सिसली पर फिर 
अधिकार स्थापित कर दिया। मकदूनिया के विरुद्ध रोम वालों ने ग्रीस में विद्रीह 
की आग सुरूगा दी जिससे त्रस्त होकर फिलिप पहले ही लौट गया था । रोमनो 
की गम्भीरता, अविचलता, धैये, साहस और वीरता से प्रभावित होकर मध्य इटली 
के निवासियों ने भी विद्रोह का प्रसंग न छेडा । 
स्पेन मे पहले तो रोम वालो की पराजय रही किन्तु बाद को सेना बढ जाने से 
उनको विज़य प्राप्त हुई और कार्थेज का प्रभाव वहाँ निरस्त हो गया (२०६ ई० 
पृ०) । स्पेन को रोमनो ने दो सूबी मे विभकत कर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
फिया (१९७ ई० पृ०), जिसे कायम रखने के लिए उन्हें ऐसी बेईमानियाँ और 
युद्ध करने पडे जिनमे मयकर रकतपात हुआ । 
सौभाग्य से रोम की सेवा में भी सीपिआ नामक एक सुयोग्य सेनानायक था । 
उसने पहले ही सफल नेतृत्व कर रोमनो को विजयी किया। फिर छौटकर वह अफ्रीका 
गया (२०५ ई० पूृ०) और अपनी नीतिकुशलता तथा सैनिक पराक्रम से कार्थेज 
वालो पर ऐसा आतंक फैला दिया कि हेनीवाल की सहायता करना तो दूर रहा 
उसको उन्हें कार्थेज की रक्षा के लिए बुलाना पडा। जामा के मैदान में दोनो 
प्रतिभाशाली सेनापतियो का सम्राम हुआ । सीपिया की पैदल सेना तथा घोडो 
का रिसाला सख्या ही मे बडा न था वरन्‌ युद्ध-कला मे भी सुशिक्षित था। कार्थेज 
की सेना नष्ट हो गयी जिससे व्याकुल होकर हेनीबाल ने सन्धि करने के लिए वहाँ 
के शासको से आग्रह किया (२०२ ई० पू० ) । रोम वालो ने बहुत बडी रकम हरजाने 
की ली और उनको यह माननेके लिए बाधित किया कि वे दस जहाजो से अधिक समुद्री 
वेडा न रखे और बिना रोम की स्वीकृति के किसी से युद्ध न ठाने (२०१३० पु०) । 
दूसरे प्यूनिक युद्ध के महत्त्व और परिणामो के विचार से इसे प्राचीन युग का एक महा- 
युद्ध माना जाता है। करता की दृष्टि से रोमन ही दोष के भागी है। यद्यपि विवश्ञता 


८८ विदद-इतिहास 


के कारण अन्ततोगत्वा हेनीवाल की पराजय हुईं किन्तु उसकी योग्यता और सेना- 
पतित्व की दक्षता अलेक्जेण्डर, जलिअस सीज र, नेपोलियन से कुछ अधिक ही मानी 
जाती है। कार्थज से प्राण बचाकर हेनीवाल तृतीय एण्टिआकस के पास चला गया 
किन्तु ग्रीक सम्राट अपनी अहमन्यता के कारण उसका उचित उपयोग न कर सका । 
निआर्कस के हारते पर रोम वालो ने हेनीवाल को माँगा किन्तु वह भागकर पूसिअस 
के पास वेथीनिया चेला गया । रोम ने जब पूसिअस पर जोर डाला तब हेनीवाल 
ने विप खाकर प्राणान्त कर लिया (१८३ ई० पू०) । 


तीसरा प्यूनिक युद्ध और कार्थज का विध्वंस (१५६-१४६ ई० पू ०) 


रोम का सितारा बुलन्द था । ई० पू० २०० और १९० वर्ष के वीच में ग्रीस, 
एशिआई कोचक तथा मध्य सागर के पूर्वी भाग पर रोमनो ने अपना आविपत्य जमा 
लिया और मिस्र को अपनी छत्रछाया में छे लिया । इसके वाद कार्थज का अन्तिम 
काल आ पहुँचा । कार्थज का पडोसी राज्य न्‍्यूमीडिया जिसने रोमन लोगो से मेल 
कर लिया थ्य, कुछ-त-कुछ झगडा उठाता रहता और रोमनो को कार्थेज के विग्द्ध 
उमारा करता था। उसको यह जलन और रोम को यह चिन्ता रहती थी कि कार्थज 
की व्यापारिक निपुणता फिर उसे सपन्न वना रही है | वे दोनों देश इसी घात में 
रहते थे कि कोई अच्छा बहाना मिल जाय तो कार्थज का सदा के लिए अन्त कर 
दिया जाय । इधर हेनीवाल की ईमानदारी और जासन-प्रवीणता के कारण उसके 
शत्रुओं ने उसके विरद्ध पडयन्त्र करके रोम के अधिकारियों को उसके विरुद्ध उमाडा । 
परिणाम यह हुआ कि उसका देश से निप्कासन हो गया । कार्थेज के स्वार्थी व्यापा- 
रियो ने अपने स्वार्थ की सिद्धि में पूर्ववत्‌ सलग्न हो कार्य किया । किन्तु वे भी न्यू- 
मीडिया के अतिक्रमणों से तथा रोमनो द्वारा उतके अनुकूछ पक्ष भ्रहण करने हे 
इतने परेशान हो गये ५ कि उन्होंने न्यूमीडिया पर चढ्माई कर दी। बस ऐसे ही अवमर 
की रोम प्रतीक्षा कर रहा था। यह्मपि व्यूमीडिया की विजय हो छकी थी ओर 
कार्थजवाले पराजित हो गये थे तथापि रोम ने कार्थेज पर आक्रमण कर दिया । 
कार्थेज वाला ने बडो अन॒नय-विनय की, अनेक प्रकार से अपनी वफादारी के प्रमाण 
दिये किन्तु रोम ने कुछ ध्यान न दिया, क्योकि वह उसको समल नप्ट करने पर तुला 
हुआ था। छाचार होकर कार्थजवाले भी लुडकर मरने को तैयार हो गये। कार्थज 
का अवरोध चार वष तक चलता रहा। भूख-प्यास तथा अन्यान्य क्लेशों को सहन 
करते हुए भी कार्थेजवालो ने गहर के भीतर और उनके साथियों ने बाहर से गोरिल्ला 


रोम ८९ 


युद्ध किया । अन्त में रोमन दीवार तोड़कर नगर में घुस पड़े, घोर रक्तपात तथा' 
अग्निकाण्ड का ताण्डव हुआ। कार्थज का पतन हो गया । केवल पचास हजार 
अस्थि-पंजर वाले प्राणी जीवित मिले जो गुलाम बनाकर बेच दिये गये । नगर 
जमीन से मिला दिया गया ताकि उसका नामोनिशान भी न रहे । कार्थेज के खेंड- 
हरो में रोम वालो की घू्तेता, निष्ठुरता और वर्बेरता का ज्वलन्त प्रमाण संसार के 
लिए रह गया (१४६ ई० पू०) । कार्थेज की शक्ति के छोप हो जाने से मध्य सागर 
के निचले और पश्चिमी भाग पर तो रोम का अवाधित अधिकार हो ही गया, 
'प्र साथ ही पूर्वी माग पर भी उनके अधिकार की अथश्री हो गयी । 
रोम तथा कार्थेज के संघर्ष में जव शिथिलूता और शान्ति आ जाती थी तव रोमन 
लोग अपने आधिपत्य के प्रसार मे प्रवृत्त हो जाया करते थे। आल्पूस पर्वत से दक्षिणी 
इटली के समुद्र तट तक उन्होने अपना प्रभुत्व दृढ कर लिया था। स्पेन में भी प्रसार 
और संगठन का काम होता रहा । इलीरिआ के समुद्री डाकुओ और अनेक ग्रीक 
नेताओं का रोम वालो ने दमन कर दिया | इस समय तक श्रीक और फोनीशियनो का 
पश्चिम में उच्छेद हो चुका था, अब पूर्व की समस्या छेडने मे कोई विशेष अड़चन न 
रही । इटली पर इपिरस के राजा पिरस के आक्रमण की कहानी भी पुरानी हो 
गयी थी; किन्तु मकदूनिया के राजा पचम फिलिप का हेवीवाल की सहायता के 
“लिए आना रोमनों को खटकता था । तभी से वे ग्रीस की राजनीति में अधिक दिरू- 
चस्पी लेने लगे थे। फिलिप की बढती शक्ति और सीरिया के ग्रीक राजा एण्टिआकस 
सृतीय के सहयोग से मध्य सागर के पूर्वीय टापुओ तथा दक्षिणी प्रीस पर अधिकार 
जमाने के प्रयत्नों को रोम अपने हितो के विरुद्ध समझता था । यद्यपि रोम ने मिस्र 
के टालमी राज्य को आश्वासन दे दिया था कि वे उसका अनहित न होने देंगे तथापि 
उसको कार्य-रूप में'परिणत करने का कोई उपाय न हो सका। जब फिलिप ने 
एथेन्स पर आक्रमण किया तब मित्र होने के नाते रोम ने शस्त्र उठाना आवश्यक 
समझा। रोम के साम्राज्यवादी पहले से ही इस वात का मय फैला रहे थे कि फिलिप 
इटली पर आजकल में आक्रमण करने ही वाला है। यद्यपि इसकी विशेष सम्मावना 
'न थी तथापि उस आन्दोलन से रोम मे युद्ध के लिए एक वातावरण तैयार हो गया था । 
यह जान पड़ने रूगा कि अलेक्जेण्डर के उत्तराधिकारी ग्रीक राजाओ से रोम का 
संघर्ष अनिवार्य है। 
ग्रीस वालों का स्वभाव रोम वालो से अनेकांशो में भिन्न था। सबसे विचित्र 
प्रविभिन्नता तो यह थी कि भयंकर स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रीस वाले ऐक्ये स्थापन | 


९० विश्व-इतिहास 


करने मे बिलकुल असमर्थ रहते थे । इसके विपरीत रोम वाले उस दिया में विशेष 
सामर्थ्य प्रकट करते थे । वस्तुत रोम को ग्रीस के साम्राज्य के आन्तरिक मामछ 
में हस्तक्षेप करने का कोई न्‍्यायसगत अधिकार न था किन्तु रोम की सांम्राज्य- 
विस्तार की नीति ने उनको हठात्‌ इस ओर प्रेरित किया। ग्रीस पर जब रोम से 
आक्रमण किया तो वहाँ के राज्य तटस्थ, नि संग और अकर्म ण्य रहे (२००४० पू० )। 
फिल्छिप की सेना ठो वार पराजित हुई जिससे हताण होकर उसने सन्धि को याचदा 
की । सन्धि इस शर्त पर हुई कि मकदूनिया वाले ग्रीस के राज्यों मे हस्तक्षेप ने करे 
ओर रोम की आज्ञा प्राप्त किये बिना उनसे यद्ध न छेडे । उन राज्यों से अपनी 
सेनाएँ और अपमे प्रतिनिधि हटा छे, अपना समद्री वेडा सोम के सुपुर्द कर दे । साराण 
यह कि ग्रीस की एकता जिसे मकदूनिया के फिलिप प्रथम और अलछेक्जेण्डर ने 
स्थापित किया था, समाप्त हो गयी । राज्यों को स्वतन्त्र कर देने की घोषणा 
भें उनकी स्वतन्त्रता की इतिश्री गुप्त रूप से निहित थी (१९४ ई० पू०) । तीन 
वर्ष व्यतीत होने न पाये कि रोम की सेनाएं फिर ग्रीस में जा पहँची | इसका कारण 
यह था कि इटालियन लोगो ने रोम की आक्रान्ति से प्रीस की रक्षा के लिए सीरिया 
के सम्राट वतीय एण्टिआकस को निमन्त्रित किया । एण्टिआकस ने सिन्ध नंद से 
मध्य सागर तक ग्रीक आध्रिपत्य की रक्षा करने तथा पाथिआ के अर्वशिश्षित्त 
खानावदोणो के आक्रमणों को रोकने में अपने उत्साह, कर्मठता और योग्यता का 
अच्छा प्रदर्शन किया। इसी से ग्रीक उसे अपना उद्धारकर्ता-सा समझने लगे थे। 
उसने मकदूनिया के पच्रम फिलिप से मिस के टारूमियो के विरुद्ध समझोता भी 
कर लिया था जिमके प्रतिकार के लिए रोम ने टालमी राज्य को सहायता देने का 
आच्वासन दिया था । एण्टिआकस ने अपना आधिपत्य सीरिया ओर फिल्स्चीन 
पर स्थापित करके पचम टालमी से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया । 
लियन लीग के निमन्त्रण को स्वीकार कर :ण्टिओकस ने दस सहसख्र सेना 
के साथ ग्रोस में पदापंण किया। अपनी परिपाटी के अनसार ग्रीस के राज्यों से 
उसकी सहायता करना तो दूर रहा उसके प्रति या तो उदासीनता या विरोध का 
प्रदर्शन किया । मकदटूनिया का ग्रीस पर आधिपत्य जमाने का स्वप्न अभी तक भग 
न हुआ था। ब्ास के अन्य राज्य 7 स अ्रम में थे कि सम की छत्नछाया में वे स्वतन्त्रता 
का सर्टव उपभोग करते रहेगे। फ़हत एण्टिआकस को उनसे कुछ सहायता न मिस्दी । 
उसके विमरद्ध सोम ने बीस सह्ख्र सेना भेजी । थर्मापली के युद्ध में एण्टिआकस वी 
सेना विनप्ट हो गयी (१०२ 





०१ ई०७ पृ०) और ग्रीस को उसके भाग्य पर छोट 


रोम ९१ 


कर वह वापस चला गया | इटालियन लीग विच्छिन्न कर दी गयी । ग्रीस 
के राज्यो की काल्पनिक स्वतन्त्रता के विछीन होने की दूसरी मजिल आ 
गयी । 
रोम ने अपनी विजय से यथासम्भव छाभ्म उठाना उचित समझा । अत रोम 
के प्रबल बेड़े ने पूर्वी टापुओ के जहाजो के सहयोग से एण्टिआकस के जहाजी बेडे 
का विध्वस कर दिया (१९० ई० पूृ०) । उसके साथ ही रोम की सेना एशियाई 
कोचक में उतर पडी । यह रोम का एशिया मे प्रथम पदापेण हुआ | यद्यपि एण्टि- 
आकस की सेना रोमन सेना से दुगुनी से अधिक थी तथापि मेगनोसिया के मैदान 
में रोमनो के नवीन युद्ध-कौशल के कारण उसका निपात हो गया । एण्टिआकस 
सन्धि करने पर मजबूर हो गया । उसको अपना सारा समुद्री बेडा, टारस (तूर) 
पहाड का पश्चिमी भू-भाग तथा बहुत बडी रकम हरजाने में देनी पडी । इससे 
वचन ले लिया गया कि वह हलिअस नदी को कभी पार न करेगा। एशियाई कोचक 
सैल्यूकस के वंशजो से छिन गया । चौबीस वर्ष के बाद पर्णथयनों ने, जो सीथियन 
जाति की एक प्रवल शाखा थी, चतुर्थे एण्टिआकस से मेसोपटेमिया और बेबीलोनिया 
छीन लिया। सेल्यूकस वश के साम्राज्य का अन्त हो गया यद्यपि उसके वंशज सीरिया 
में येनकेन प्रकारेण राज्य करते रहे । ग्रीक लोगो के रजवाडे रोम के आधिपत्य में 
चले गये । एण्टिओकस चतुर्थ के आक्रमण से घबराकर मिस्र का टोलेमी, जिससे 
"रोम की मित्रता थी, रोम की छत्रछाया में आ गया । गृह-कलह से (१६८ ई० पू० ) 
टालमी वंश और मिस्र राज्य जर्ज रित होकर रोम का अधिकाधिक आश्रित हो गया। 
रोम के ग्रीक प्रतिद्वन्द्दी निरस्त हो गये और दूसरा प्रतिद्वन्द्दी कार्थेज मृत्यु-शय्या तक 
पहुँच गया, उसका केवल शव-संस्कार रह गया । रोम ने आइचयेजनक प्रगति से 
अपना आधिपत्य तो स्पेन से सीरिया और ग्रीस तक बढा लिया किन्तु उसी के साथ- 
साथ उसकी समस्याओं की भी अपार वद्धि होती गयी। आधिपत्य के अन्तर्गत 
अनेक विधान, विविध प्रकार की सन्धियाँ और समझौते आते थे । राज्यो के अनेक 
प्रकार के आपसी झगडे तथा आपसी दलबन्दियो के सघर्ष सुलझाने का भार उसके 
ऊपर आ पूडा। कभी-कभी व्यवस्था करने मे, अव्यवस्था सुलझाने से उलझने और 
उपकार से अपकार उत्पन्न हो जाता था। रोमनो को बडे साम्राज्यो के शासन का 
न तो कोई अनुभव ही था, न परम्परागत ज्ञान ही । यह स्पष्ट-सा प्रतीत होता था 
कि प्रीस वालो की तरह रोम वाले भी नगर राज्य के शासन के ही अभ्यस्त थे किन्तु 
विशाल राज्य अथवा साम्राज्य के शासन की कला से अनभिज्ञ थे ' इसीलिए वे निर- 


९२ विश्व-इतिहास 


न्तर अपनी अयोग्यता के प्रमाण देते रहे । वे ईरान की नकल करने का प्रयत्न तो 
समय-समय पर करते थे किन्तु प्राय, असफल ही होते रहे । 

रोम साम्राज्य का मानचित्र तो ईसा के पूर्व द्वितीय शती में ही तैयार हो चुका 
था अत. कोई विद्येष चमत्कारपूर्ण विस्तार बाद को न हुआ। फिर भी विजित 
प्रान्तो की सीमाओं की रक्षा और उनके अतिक्रमण करनेवालो के दमन करने, तथा 
शान्ति कायम रखने के लिए उन्हें समय-समय पर युद्ध करने और साम्राज्य की 
सीमाओ को विस्तृत एवं दृढ करने के लिए अपने आधिपत्य का क्षेत्र बढाना आवश्यक 
सा हो गया। उन घटनाओं में से कुछ का सक्षिप्त वर्णन अनुचित न होगा । 

कार्थेज विनप्ट होने के बाद उसके पड़ोसी राज्य न्यूमीडिया ने जो उत्तरी 
अफ्रीका मे था, अच्छी उन्नति की, विशेषतः अनाज के व्यापार से । ११८ ई० पृ० में 
राज्य के उत्तराधिकार के प्रण्त पर वहाँ गृहयुद्ध छिड गया। रोम की सेनेट से झगठा 
निपटाने की प्रार्थना की गयी। रोम ने उस राज्य के दो टुकड़े कर दिये । औरस 
पुत्र को अधिक सम॒द्ध भौर दत्तक पुत्र जुगार्था को साधारण अंग मिला । दोनों में 
युद्ध छिद गया । जुग़ार्था को सफलता तो मिली किन्तु उस युग में उसके प्रतिपक्षी 
इटोलियनो का कत्लेआम हुआ । रोम ने जुगार्था से युद्ध छेड दिया । बडे साहस 
और वीरता से जुगार्था लडा किन्तु अन्त मे छछ से पकड़ कर मार डाला गया (१०५ 
ई० पू०) । कार्थज की भन्नुता का दुष्परिणाम न्यूमीडिया को भोगना पडा। 

काले समृद्र के दक्षिण मे पाण्टस राज्य था। उसके युवक राजा मिथ्नीज छठा 

(१२०--१६३ ), जिसमे फारस तथा ग्रीस का रक्त प्रवाहित था, क्रीमिया के नगरो 

की प्रार्थना पर सीथियन आदि से उनकी रक्षा करने गया । उसको ऐसी सफलता 
मिली जिससे उसकी जक्ति और साधनों में खब वृद्धि हुई। रोम ने क्षुग्य होकर 
उससे राज्य का वह भाग छीन लिया जो उसके पिता को दिया गया था । झगड़े 
की जड पड गयी । प्रीक नगरो मे मिथ्रनीज का साथ दिया। रोम को काफी परेशानी 
उठानी पडी । रोम का पाण्टस से युद्ध पुण्त-दर-पुण्त चलता रहा। 


रोस (२) 


टाइबर नदी के दक्षिणी तट के छंटिन कृषक सैनिको ने रोम मे सस्थापित नगर- 
राज्य को विगारू और प्रवलू साम्राज्य का शासन-केन्द्र बना दिया था। उनके 
उत्साह, उद्योग, विजर्ययणा, साहस और वीरता का वह एक देदीप्यमान और 
गोरवपूर्ण प्रमाण हे । किन्तु इस साम्राज्य-विस्तार का रोम पर जो प्रभाव पडा 


पे 


रोम ९३ 


वह मनोरंजक, ज्ञानवर्घक और उपदेशप्रद है। उसके हानि-लाभ का विवरण और 
सन्तुलन इतिहास के प्रेमियो के लिए अत्याकर्षक रहा है। साम्राज्य के विकास के 
साथ-साथ गणतन्त्र राज्य द्वारा अपने स्वरूप को भूछ जाने की आश्वका, अपने 
व्यक्तित्व एव वशिष्ट्य की रक्षा के लिए संघर्ष और छटपटाहट, और अन्त में 
चोला बदल देना, नवोदित समस्याओं के लिए नये-नयें उपाय निकलना, उनकी 
सफलता और विफलता, साम्राज्य के अनुमव, विभव और पराभव की कथा, यह सब 
घटनाक्रम एक वुतूहलूवर्धक महाकाव्य-सा है। 
जब तक रोम के समीपस्थ प्रदेश मे आत्मरक्षा के लिए रोमनो का युद्ध होता 
रहा तव तक उनके क्ृषिमूलक सामाजिक और आथिक जीवन में अधिक क्रान्ति 
को सभावना कम थी किन्तु ज्यो-ज्यो राज्य बढता गया और क्षपको को खेती-बारी 
छोडकर अधिकाधिक समय तक बाहर रहने की आवश्यकता बढती गयी त्यो-त्यो 
उनका प्राचीन सगठन और जीवन अस्त-व्यस्त होता गया । कृषक और ग्रामीण 
जीवन की सरलता, एकरसता और उसके दैन्य से उन्हें उत्तरोत्तर अरुचि होने छंगी । 
नागरिक जीवन के प्रछोभन गाँवी से किसानो को खीचते चले गये । गाहँस्थ्य जीवन, 
पिता, भ्राता, पुत्रादि के सम्बन्ध शिथिल होते गये। स्त्रियों ने यथासाध्य कृषि, गोरक्षा 
का काम चलाया किन्तु वे बढ़ती हुई अव्यवस्था का सीमित अंश तक ही प्रतिकार कर 
सकी । क्ृपि-कार्य के लिए गुलाम सुलूम दिखाई पडे ॥ उनकी सख्या रोम प्रदेश 
के क्षेत्रों मे क्रशः बढती चली गयी। फिर भी वहाँ-का पदा किया हुआ अनाज 
उतनी सस्ती दर पर न विक सकता था जितनी पर साम्राज्य के प्रान्तो से प्राप्त हुआ 
अन्न । कृषि की लाभहीनता से जनता मे बेकारी, गरीबी और असन्‍्तोप बढने लूगा । 
उसमे किसानो के साथ गुलाम भी शामिल हो गये । किसान कर्ज और सूद के बोझ 
सें घवराकर अपनी भूमि बेचने लूगे जिसे खरीदकर उस पर अमीर आलीजान मकान 
वनवाते और वबाग-बगीचे रूगवाते या चरागाह बना छेते थे। 
रोम में चारो ओर से लहूट-पाट का माल तथा करो, महसूलों और खानो से 
प्राप्त धन-द्रव्य आने लगा जो उत्तरोत्तर बढता गया । नये प्रान्तो का व्यापार, 
ठेकेदारी और महाजनी रोम के व्यापारियो, अफसरों और सेनानायकों के हाथ 
में आती गयी जिससे पूँजीपतियो का समुदाय दृद्धि और समृद्धि प्राप्त करता गया । 
घन के वल पर वे राजनीति के क्षेत्र मे अधिकाधिक प्रभाव डालने लगे और उनमे 
अनेक प्लीविअन लक्ष्मीपति पेट्रीशिअनो में सम्मिलित कर लिये गये | ये नवजात 
पेट्रीशियन पुरानो से भी अधिक अहम्मानी, अभिमानी होकर प्लीविअनो को नीची 


्ड विश्व-इतिहास 


निगाह से देखते थे जिससे प्लीविअनो को क्षाम और रोप होता था। अमीर लोग 
गुलमो को सेवा करने के लिए अधिकाधिक सख्या में नीकर रखन लगें जिससे 
रोम में उनका समुदाय बहुत बढ गया। अमीर बड़े धैेण आराम का जीवन 
व्यतीत करते थे । उनकी स्त्रियां भी बडे सज-धज से रहती और विलासपूर्ण 
जीवन व्यतीत करती थी । उनके रेशमी बस्त्र, श्रगार, मोती और रत्नों के 
आभूषणो को देखकर प्राचीन सरलता के प्रेमी दुखी, छज्जित और क्षव्ब 
होते थे । 

गरीबों के वोट प्राप्त करने के लिए अमीर छोग विविध उपायो का अवरूबन 
करते थे। वे उनको रिश्वत देते, सस्ता और कभी विमा मल्य भी अन्न वितरण करते 
और उनके मन-वबहलाव तथा विनोद के लिए खेल-तमाणों और उत्मवों का आयोजन 
करते थे। उन खेलो में सबसे प्रसिद्ध रगागण (एम्फी थियेटर) के खेल थे जिनमे 
गस्त्रधारी आपस में अथवा भयकर हिसके पणओ के साथ आमरण द्वन्द् युद्ध करते 
थे। उन रक्‍ताकत पाशविक प्रदर्शनो के लिए विजित जातियो के हृप्ट-पुप्ट वन्दी 
और गुलाम बडे उपयकत सिद्ध होते थे। उन प्रदर्शनों से छोगो में रक्तप्रियता का 
दोप तो वढ ही सकता था किन्तु उन क्षणिक उपायों से उनके क्लेश और गरीबी की 
समस्या की पूर्ति असभव थी। स्वतन्त्र जनता की शिकायते बहुत थी किन्तु गुलामो 
को तो परिस्थिति सर्तवथ। दयनीय और उनका जीवन सतत यातनामय था। जनसत्ता 
का इफोंसला चछता चला जा रहा था किन्तु जनता दीन और क्षीण होती जाती थी । 
उस द्‌ खद परिस्थिति में केवल क्ृपक और गुलाम दी नहीं वरन्‌ कारीगर और श्रम- 
जीब्री भी ग्रस्त थे। रोम प्रदेश मे ही नहीं वरन सारे इटली तथा रोसन उपनिवेशा 
में भी इस कारण देसी ही दशा हो गयी थी। रोम का साम्राज्य, उपकी घाक और 
त_भव वढ रहा था किन्तु बठली की जनता का ह्वास और पतन जारी था। विचित्र 
विद्ग्वना थी | 

विजित प्रदेणों की परिस्थिति और भी शोचनीय थी । अग्निकाण्ड, इृत्या- 
काण्ड, कंद आर गलामी से जो जीवित रह जाते उनको ल्टने, खसतोटने के लिए 
रोम के अफसर, व्यापारी, जमीन अथवा लगान के ठेकेदार थे और सूदखोर उनका 
खूब चूसत ४। थवकद्गध की छूट का माल सेनानायक और सैनिक वॉट लेते और शान्ति 
स्थापना हासन पर उतदणत समठाय भी जोक को तरह जनता से चिपट जाते थे । 
सोम राज्य को उतता छास ने होता था जितना उसके नॉकरों और पिछलग्गओ को 
होता । विजित प्रजा को फारप वालो तथा ग्रीको का जमाना याद आता था जब कि 


रोम रए्‌ 


उनका जीवन अनुपातत अधिक थान्‍्त और बहुत सुद्ची तो नही किन्तु सहनीय तो 
थाही। 

तत्कालीन परिस्थिति पदाधिकारियों और पूंजीपतियो के अनुकूल थी। वास्तव 
में मासन यन्त्र मी उन्हीं के हाथ में था। इसीलिए उसको वदलने की उनको न तो 
कोई चिन्ता थी और यदि कमी किसी को होती भी थी तो उनको साम्राज्य की 
समस्या को अच्छी तरह समझने ओर उसे हल करने का कोई उपाय सुझाई न पदता 
था । स्वार्थ ओर न्ञान-गन्यता तथा अनुमवहीनता ने मिलकर रोम के शासकों 
को स्तव्य कर रखा था । रोम की स्थिति के सुधार में यदि कोई मर्यादा-स्थापक 
या निपषेधात्मक कानून कमी बनाये जाते थे तो उनकी कोई परवाह न करता और 
कार्य ल्‍प में वे परिणत न होने पाते थे । साराग यह कि रोम-साम्राज्य के प्रदेण 
और प्रान्त भी दरिद्रता और दीनता के गर्तावर्त में फंसते चले जाते थे । 

सवसे विलक्षण बात तो यह थी कि विधान के अनुसार राजनीतिक अधिकार 
जनसभा और जनता के हाथ में थे किन्तु व्यवहार में वे असमर्थ थे। पेट्रीजियनारूढ 
सेनेट ही उसका पूर्ण प्रयोग और उपयोग करती थी । किन्तु मजिस्ट्रेट (कान्सलू), 
उपकान्सलू को अधिकार थे कि यदि वे चाहे तो सेनेट के परामर्श के बिना जनसभा 
में जो प्रस्ताव चाहें मेज दे । युद्धो के सचालन में जो सफलताएँ सेनेट ने प्राप्त की 
थी तथा उसके सदस्य पूर्व पदाधिकारी, अनुमवी एवं सामाजिक परम्परा द्वारा 
प्रतिष्ठित होने के कारण, उसका बहुत रोव और दवदवा था| फिर भी विधान 
के अनुसार उसकी शवित जनसभा से कम मानी जाती थी । 

जनता की बढती हुई गरीबी और असन्‍न्तोप ने उसमें एक कान्तिगर्भित वाता- 
वरण उत्पन्न कर दिया। उसको ऐसे साहसी नेता की आवश्यकता थी जो उसका 
पथ-प्रदर्शन कर सके । उसे बसा नेता प्रतिमाणालठी टाइबीरिअस ग्रेकस, जो सुप्रसिद्ध 
सेनापति और विजेता सीपियो का साला था, मिल गया। १३३ ई० पू० में जब वह 
ट्राइव्यून के पद पर नियुक्‍त्र हुआ तब उसने किसानों की दुदंशा दूर करने के लिए 
जनसमा में सरकारी भूमि के पुनवितरण और किसानो के सरक्षण के लिए कुछ 
प्रस्ताव उपस्थित किये और स्वीकृत भी करा लिये | यद्यपि प्रस्ताव सीमित और 
सावारण थे तथापि सेनेट में रोप इतना बढा कि सेनेट वालो ने उसका वध कर दिया 

(१३० ई० पूृ०) । सात वर्ष के पम्चात्‌ उप्तका छोटा भाई ट्राइव्यून नियुक्त 

हुआ। उसने ऐसे पंजीपतियों को जो सेनेट के सदस्य न हो सके थे, एशिया में लगान 


।] 


वसूल करने के ठेके दिलवाकर तथा लौटे हुए सूबो के उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध 


९६ विश्व-इतिहास 


अप्टाचार की जाँच कराने और अपराधी को दण्टित करने का अधिकार दिलाकर 
अपनी ओर मिला लिया | इसके वाद सेनेट के सुवेदार नियुवत्त करते तथा छग्ान 
वसूली के नियन्त्रण के अधिकार रीमित कर दिये गये । रोग की गरोब जनता को 
मासिक अनुदान देकर तथा सस्ते दाम पर अक्न देने के नियम बनाकर उससे मिला 
लिया । इटली के निवासियों को रोम की नागरिकता के अधिकार दिलाने का 
वादा करके उनकी भी सहानुभूति प्राप्त करने का जब उसने प्रयत्न किया तब उपद्रव 
होने छगे जिसमे उसका भी बंध हों गया (१२३ ई० पु०)। यद्यपि भुभि-सम्बन्धी 
सुधार कुछ अपने दोपो के तथा विरोध के कारण असफल रहे तथापि जनता मे आग्रति 
और अपने अधिकारों की चेतना उत्पन्न हो गयी । उसके सिवा, रोमन विधानो के 
दोपो की ओर भी लोगो का ध्यान आक्रृष्ट हो गया । 
जूग़ार्था (न्यूमीडिया) के युद्ध में पहली रोमन सेना के सेनापति कान्सल के 

घम खा लेने के कारण सेना के विनप्ट हो जाने, उत्तरी इटली में ट्यूटन और गाल 
जातियों के सफल आक्रभणो, और रोमन सेना की पराजयों के कारण रोम की 
जनता में बडी सनसनी फैली और हगामा मचा । इस पर जनसभा ने सेनेट हारा 
न्यकक्‍्त सेनापति की अवहेलना करके स्वयं मेरिअस नामी एक किसान नागरिक 
को सेनापति बनाया | मेरिअस ने न्‍्यूमीडिया और हटली के आक्रमणकारियो को 
परास्त कर जानत कर विया। उससे वह ऐसा लोकप्रिय हो गया कि छः वार निरन्तर 
वह ह्वी कान्सल निर्वाचित टुआ। जनसभा का सेना पर अधिकार स्थापित हो गया 
ओर सेना के संगठन तथा प्रवन्ध में ऊँच-नीच का मेद मिटा दिया गया | मेरिअस 
यद्यपि योग्य सेनापति था किन्तु वह राजनीति-कुणल न था और वह अपने सहयोगी 
नेताओं तथा अनुयायियो के ओऔद्धत्य का नियन्त्रण न कर सका। रोम में ऋान्ति- 

कारियो के उपद्रव तथा अनाचार से छोग व्याकुल हो उठे । परिणाम य्रह हुआ 
कि उपद्रवियों का दमन करने के लिए सेरिअस को शस्त्र उठाने पडे और सेनेट ने उन 

कानूनों को जो आतंक तथा बलज्रयोग द्वारा पास हुए थ रह कर दिया । 

उपर्यक्त सघर्प से चार वाले स्पष्ट जान पडने लगी । पहली यह कि कान्सल 

के चुनाव में सेनापतित्व की योग्यता होता व्थिप छक्षण-सा हो! गया। दूसरी यह 

कि रोस के नागरिक इटली वाको को नागरिकता के अधिकार देने के विग्द्ध थे । 

तीसरी यह कि राजनीतिक सुधार अथवा परिवतंत के लिए उपद्रव तथा मणसता 

का प्रयोग होने छगा | चौथी यह कि सर्वोपरि ज्ञासनिक झकित की त्राप्ति के 
लिए सेनेट और जनमभा मे, विद्वेपात्मक, भयकर और अमर्यादित वियह की अनि- 


रोम ९७ 


चायेता स्पष्ट हो गयी । गणतन्त्र राज्य के अन्तिम दिनों मे उपर्यक्त समस्याओ के 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल सेनापतियो, धनिको, राजनीतिक व्यवसायियों, तथा 
जनता की दलबन्दियाँ बनती-बिगड़ती रही । सेनापति सेला सेनेट का पोषक 
और मेरिअस जनता का समर्थक था। मेरिअस के बहिष्कृत हो जाने पर सेला ने 
सेनेट के अधिकार स्थापित कर दिये और जनसभाओ की अवहेलना की । जब 
वह युद्ध करने के लिए एशियाई कोचक चला गया तब रोम के सेनेट और जन सभा 
के प्रतिदृन्द्रियों में खून खज्चर होने लगा । उस अवसर पर जनसभा के निर्वाचित 
सेनापति के नाते मेरिअस ने आकर सेनेट के पोषको का भयकर बघ करा दिया । 
युद्ध से जब सेला लौटा तब तक मेरिअस मर चुका था। सेला ने अब सभा के पोषकों 
से और भी भयंकर बदला चुकाया और जनता की सेना को परास्त करके स्वय 
डिक्टेटर बत बैठा । उसने सेनेट की शक्ति की पुनः स्थापना की (८२ ई० पू०) । 

सेला की मृत्यु के उपरान्त जनसत्ता को एक पोषक मिल गया । यह सुयोग्य 
और प्रवलू सेनापति पाम्पे था पास्पे को स्पेन, पूर्वी मध्य सागर और एशियाई 
कोचक में जो अमृतपूर्वे सैनिक सफलताएं प्राप्त हुई उनसे उसकी घाक ओर शविति 
चहुत बढ गयी । पाम्पे ने सेला के बनवाये हुए कानून रहू करा दिये (७०--६९ 
'ई० पुृ०) । संयोग से पाम्पे का सम-सामयिक जूलिक्स सीजर हुआ, जो मेरिअस का 
मतीजा था। उसने पाम्पे का पूर्ण रूपेण समर्थन किया | पाम्पे के विदेशों में जाने 
के कारण रोम में जूलिअस सीजर नेतृत्व करता रहा और अपनी वाग्मिता से छोक- 
'प्रियता बढाता रहा । उसका एक पेट्रीशियन मित्र था, केटलीनि, जो कान्सल होने 
के लिए इटली भर मे विद्रोह की अग्नि भडकाने का पड़यन्त्र करता था। सिसरो ने, 
जो अपने युग का सबसे प्रभावशाली वाग्मी और सुशिक्षित नेता था, इन षड़- 
अन्त्रों को निष्फल कर दिया और अनेक षड्यन्त्रकारियो को प्राणदण्ड देकर शान्ति 
स्थापित कर दी । उसे घोर सन्देह था कि सीजर भी उसमे गुप्त रूप से सम्मिलित 
था। कोई स्पष्ट प्रमाण न मिलने के कारण सीजर बच गया । 

सयोग से पाम्पे उसी समय पूर्व से लौटकर आ गया। आते ही उसने अपनी 
सेना वितरित कर दी। उसे आजा थी कि उसकी सेवाओ के उपलक्ष्य मे उसके सैनिको 
को मूमिदान मिलेगा और राज्यो के साथ उसके किये हुए समझौते स्वीकृत हो जायेगे। 
किन्तु सैनेट ने दो वर्ष तक उसके प्रस्तावों को टका रखा जिससे वह क्षुब्ध हो गया। 
सीजर ने उसके प्रस्तावों को स्वीकृत करा देंने का आश्वासन देकर उसे मिला लिया 


ओर दोनो ने क्रीसस नाम के समृद्धशाली व्यक्ति को भी साथ ले लिया। वह सिसरो 
७ 


९८ विश्व-इतिहास 


को भी मिलाता चाहता था बिन्तु उसमे उसे सफलता न हुई । चुनाव में रीजर 
कान्सल हो गया । अपने वायदे के अनुसार उसने पाम्पे की माँगे तथा भूमि सम्बन्धी 
कुछ प्रस्ताव सेनेट और जनसभा मे रखे । जब उनके पारा कराने में अधिक विशय 
हुआ तब उसने पाम्पे के सैनिको को जो रोम मे थे, शस्त्रवल के प्रयोग के लिए उत्ते- 
जित किया । आतक और त्रास दिखाकर यशथेष्ट प्रस्ताव पास करा छिये गये । 
सीजर ने अनुभव कर लिया कि विना एक सबल सेना की सहायता के उसका भविष्य 
अनिश्चित रहेगा । उसने अपने सैनिक नेतत्व की परख स्पेन में वी थी जिससे 
उसका आत्म-विब्वास बढ गया था। उसकी इच्छा पूर्ण हुई जब उसको इलीरिआ 
और गाल की सूवेदारी मिल गयी । 
गाल उस प्रदेण को कहते थे जिसमे आजकल फ्रास और बेल्जियम सम्मिलित 
। वहाँ कई जातियो के छोग रहते थे जिनमें केल्ट, छाइजरिअन, जर्मन आदि थे । 
जिस समय सोमनो से उनका सम्पर्क हआ उस समय कम से कम पचास कवीछे गाठ 
म॑ रहते थे। प्राय वे आपस में छठते और सघर्पष करते रहते ० जिसका सम्भवत 
परोद्ष उद्दे्य विशाल संगठन होगा । फलत अरबर्नी नामक कवीलो के आक्रमणों 
से पीडित होकर मसिलिया (मारसेई ) के व्यापारियों ने रोम से सहायता की प्रार्थना 
की । सयोग से दक्षिणी फ्रास की ओर रोमनो का ध्यान विशेष रूप से इसलिए 
आकर्षित हुआ कि कार्थेज के सेनानायक हेनीवाल ने स्पेन से उसी प्रान्त को मझाकर 
इटली पर आक्रमण किया था। इटली को स्थल मार्ग से स्पेन जाने के लिए दक्षिणी 
फ्रास होकर जाना पडता था। मेसिलियनों का निमन्त्रण स्वीकार कर रोमनों थे 
वहाँ सेना भेजी जिसने छाइजरियन और अरबर्नी कबीलो को हराकर दक्षिणी फ्रास 
पर अपना आवधिपत्य स्थापित कर लिया (१२५--१२१ ई० पृ०) 
गाल के निवासी असम्य न थे। यद्यपि साधारण लोग लेखन-कला से अपरि- 
चित्त थ तथापि उनके धामिक नेता अपने कामों में श्रीक लिपि का प्रयोग करते 
थे। गाल के निवासी अच्छी ओर मा्जित भापा बोलते और वीर काव्य रचते 
। धामिक विपयो में उनके नेता डइड लोग थे जिनका जनता के ऊपर अच्छा 
प्रभाव था ओर वे घर्म तथा गान्ति की रक्षा के छिए समझीते से छेकर वहिप्कार 
प्राणदण्ड आदि अन्तिम दण्ड तक देने का अधिकार रखते ५ । गाल के बुछ कबीलो 
पर राजा किन्तु अधिकतर सामन्त राज्य करते थे। वहाँ भासनिक रुस्थाएँ तथा पदा- 
धिकारी भी काम करते थे । उत्तरी ण्गोप पश्चिमी मध्य सागर तथा स्पेन 
का व्यापार उनके ही द्वार" अधिकतर होता था। व्यापार जलमार्ग और स्थरूसा गे 


रोम ९९ 


से भी होता था जिसके लिए उन्होने अच्छी खासी सडके बना ली थी । लोहे के 
काम में वे स्पेत वालो से कम न थे । कृपिकर्म में तो वे रोम वालो से भी बढे-चढे 
थे। गाल देश को प्रकृति ने उटली से अधिक सपन्न और उपजाऊ बनाया था । 
उनकी सेना, विशेषत. घुडसवारो के रिसाछे, रोम वालो से भी अच्छे थे, साज-सामान 
भी अच्छा था। किन्तु अनुआासन और रणकौबणल मे वे इतने अच्छे न थे। 

जिस समय जूलिअस सीजर सूबेदार (कान्सछ) होकर वहाँ गया (५८ ई० 
पृ०) उस समय रोमनो के मित्र एडुई कबीले पर अरबर्नी और सीकानी के कबीले 
सयकत आत्रमण कर रहे थे। आपसी कलह के सिवा दूसरा सकट था सुएवे जाति 
के खानावदोशो का। जर्मनी की ओर से गाल पर धावो का वेग उत्तरोत्तर बढ 
रहा था। एडई कवीले ने रोस से सहायता की प्रार्थना की जिसको जलिअस सीजर 
ने जो महत्वाकाक्षी था, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके अपनी सेनाएँ सचालित कर 
दी। शजीघ्रता से बढकर पहले तो उसने एडुई प्रदेश मे घसने वाले हटवेटाई खाना- 
वदोणो को हराकर पीछे हटा दिया। उसके वाद उसने सुएबी दल के नेता एरिओ- 
विस्टस को कर्ने के समीप ऐसा परास्त किया कि वे भाग खड़े ही नहीं हुए वरन्‌ 
उनका दलूू ही छितर-बितर हो गया । जिससे दीर्घकाल के लिए राइन सीमान्त 
से आक्रमण की आशका जाती रही । उसके उपरान्त धीरे-धीरे उसने वैल्जिक, 
गालिक तथा राइन नदी के आसपास के बचे-खुचे खानावदोनों का दमन किया । 
गाल भे ही नही उसने ब्रिटेन के दक्षिणी पूर्णी तट पर भी अपना प्रमृत्व स्थापित कर 
दिया । उसका सबसे भयकर और निर्णायक युद्ध अरवर्नी कबीले के योग्य राजा, 
कुघल सेनानायक वर्रासजटोरी से हआ जिसकी अध्यक्षता में गाल के रोमनो से अस- 
नुप्ट कबीछो ने विद्रोह ठाना। पहले तो सीजर को गर्योविआ में हार उठावी 
'पद्ी किन्तु अन्त भे एलेसिआ में बरी तरह से घिरकर वर्रासजटोरी को हथियार रख 
देने पडे। इस विजय से गाल पर रोमनो का अवाधित आधिपत्य स्थापित हो गया, 
और जूलिअस के सेनापतित्व तथा योग्यता की धाक चारो ओर जम गयी (५१४० 
पूृ०) । सीजर ने गाल का दमन उसी नभसता, ऋरता, हत्या और आततायिता के 
साथ किया जिसके लिए 'रोमन सारे साम्राज्य में बदवाम थे । सीजर को अपार 
धन, सामग्री और सैनिक साधन प्राप्त हो गये जिनकी जावइ्यकता उसकी महत्त्वा- 
काक्षा की पूर्ति के लिए अनिवार्य थी । उसको यह भी विश्वास हो गया कि रोम का 
गणराज्य जर्जरित और नि शक्‍त हो चुका है अत. साम्राज्य के शासन के लिए नये 
संगठन और विधान की आवश्यकता है तथा उसके लिए वह स्वय सबसे योग्य और 


५०० विद्वव-इतिहास 


उपयोगी शासक सेनापति है । उसका सहयोगी क्रीसस पाथियनों के युद्ध में मर चुका , 
था। अतः पाम्पे ही से उसे अपनी चूल बैठाना शेष रह गया था। 
सीजर की विक्रान्त शक्ति, सत्रिक साधनों और महत्वाकांक्षा से घवराकर 
रोम की सेनेट ने पाम्पे को अर्पनी रक्षा करने के लिए एकमात्र कान्सल अर्थात्‌ 
डिक्टेटर निर्वाचित कर दिया । उस नीति के लिए अच्छा बहाना भी इसलिए मिल 
गया कि रोम में सीजर के समर्थक क्लाडिअस तथा पाम्पे के समर्थक एनिअस मिलों 
के गण्डो ने गदर मचा रखा था और ऐसी भशान्ति फैला दी थी कि छोगो की नाकोः 
में दम आ गया था | उसी मार-पीट में क्लाडिअस मारा गया। इससे क्रुद्ध होकर 
उसके गृण्डो ने सेनेट तथा अन्य इमारतों में आम रूगा दी। पाम्पे और सीज़र गें 
मनोमालिन्य पैदा करने के विविध प्रयत्न किये जाने छूगे । सीजर ने सेनेट से समझौता 
करने के लिए यह प्रस्ताव किया कि उसकी और पाम्पे की सेनाएँ मग्न और वितरित 
कर दी जारय॑ किन्तु सेनेट से तदनकुल प्रस्ताव पास हो जाने पर भी विरोधी दल ने 
पास्पे को उसके मानसे से इन्कार करवा दिया। तदुपरान्त सीज़र को आदेश 
दिया गया कि वह गाल से रोम वापस आ जाय । इस पर सीजर ससैन्य लौटा । 
और रुबिकन नदी पार कर इटली में घुसा। मार्ग में उसने पाँच छ: प्रस्ताव 
सप्झौते के लिए किये जो असफल रहे । संशयात्मा पाम्पे सीजर के विरोधियों की 
असहिष्णुता के कारण तथा राजनीतिक अज्ञता के कारण अनायास गुहयुद्ध के 
आवते में फेंसता चला गया । 
पाम्पे को गाल के सिवा सारे साम्राज्य के साधन प्राप्त थे किन्तु उसके पास 
तैयार सेना नगण्य थी, वह स्पेन तथा साम्राज्य मे इधर-उधर फैली थी । सीज़र के- 
साथ लगभग पचास हजार तैयार और अभ्यस्त सेना थी तथापि वह यथासंभव युद्ध 
बचाना चाहता था। इसमें उसको इतनी सफलता अवश्य हुई कि केवल सेना- 
संचालन द्वारा सारी इटछी उसके आतंक अथवा सहानुभूति से उसके पक्ष मे हो गयी ॥ 
इसके बाद वह रोम पहुँच गया। पाम्पे भी सीजर से बचकर उसके पहले ही भ्रिण्डि- 
जिअम और इटली से बाहर सेना एकत्रित करने के लिए चला गया (४९ ई० पू०)॥४ 
सीजर को रोम की जनसभा नें डिक्टेटर नियुक्त कर दिया (४८ ई० पू०) । 
जहाजो की कमी से सीजर पाम्पे का पीछा न कर सका । फिर भी यथाप्राप्त 
साधनो से एड्रिआटिक समुद्र पारकर उसने पाम्पे को फरसेलस के मैदान में परास्त 
कर (४८ ई० पू०) उसकी सेना तितर-बितर कर दी । पाम्पे भागा किन्तु सीजर 
उसका अनवरत पीछा करता हुआ मिद्न पहुँचा । मिस्र मे टोलेमी के मन्त्रियों के 


रोम १०१ 


सीजर के भय से पास्पे का वध करवा दिया । अनुमानत: सीजर यदि पाम्पे को पकड़ 
भी लेता तो उसके साथ वैसा व्यवहार न करता । मिस्र में सीजर कर वसूल करने 
तथा वहाँ के राजा बारहवे टोलेमी और उसकी सुविख्यात वहिन क्लिओपेट्रा के 
झगड़ो को निपटने के लिए अलेक्णैण्डिया मे ठहर गया । वहाँ के महल में उसे 
टोलेमी के सैनिको तथा नगर के विद्रोहियो ने कई महीनों तक घेरे रखा। कुछ 
सेनिको की सहायता आ जाने पर सीजर चुपके से अपने सहायको से जा मिला 
और युद्ध करके बारह॒वे टोछेमी को उसने मार डाला । यद्यपि उसका छोटा भाई 
सहयोगी शासक नियुक्त हुआ किन्तु वास्तविक शासन क्लिओपेट्रा के ही सुपुर्द 
हुआ । 

जेला के युद्ध मे मिश्रेडस महान्‌ के पुत्र फारनेसस को हराकर (४७ ई० पू०) 
थेप्सस से ठेटोछोरे को परास्त करके अफ्रीका मे (४६ ई० पू०) और पाम्पे के 
ज्येष्ठ पुत्र को मन्दा में हराकर स्पेन मे (४५ ई० पू०), तीन-चार वर्षो के भीतर 
ही सीजर ने साम्राज्य के सारे विद्रोहियो का दमन कर शाल्ति स्थापित कर दी । 
यद्यपि उसकी शक्ति अप्रतिहत थी किन्तु वह रोमन सस्थाओ और परम्पराओ का 
विनाश न चाहता था । यद्यपि वह जीवन भर के लिए डिक्टेटर बना दिया गया था 
तथापि उसने सम्राट होने की प्रत्यक्ष कामना कभी न की थी। अपने विरोधियों 
के प्रति उसने उदारता और क्षमा का ऐसा व्यवहार किया कि लोग उससे चकित ही 
नही हुए वरन्‌ उन्होने उसकी क्षमा के उपलक्ष में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा भी की । 

शान्ति-स्थापन के पश्चात्‌ सीजर ने सुधार और सगठन का कार्ये हाथ मे लिया। 
उसके सामने मुख्य चार प्रश्न थे। पहला, रोम के विशाल साम्राज्य की व्यवस्था 
का संगठन और सुधार तथा सीमाओ को सुदृढ बनाने की योजना । दूसरा, रोम 
नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसख्या का नियन्त्रण और नगर के स्वास्थ्य तथा 
जनता के रहने का प्रवन्ध। तीसरा, बिना रूगान बढाए क्षीण राज्य-कोप की पूर्ति । 
चौथा, सेना को तुष्ट करके आवश्यकतानुसार वितरण । 

अपने प्रथम उद्देश्य की सिद्धि के लिए साम्राज्य के प्रान्तो का प्रबन्ध उसने 
एक प्रकार से अपने हाथ में ले लिया । सूबों के प्रमुख शासको की सेवा वी अवधि 
कम कर दी ताकि वे प्रवक न हो सके और शासन में अधिक हस्तक्षेप न कर सकें । 
यद्यपि उस प्रबन्ध से कुछ हानि होने की सभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता 
तथापि सूबेदार के अधिकारों का कुछ नियन्त्रण कर ही दिया गया । सूबों के गान 
और टैक्स कम कर दिये गये और ठेकेदारों द्वारा वसूली कराने की प्रथा हटाकर 


१०२ विश्व-इतिहास 


वह काम संस्था के सुपुर्द कर दिया गया । वर्ष की गणना के लिए उसने चान्द्व वर्ष 
की गणना को हटाकर मिस्र की सूर्य गणना का प्रचलन किया जिसका लाभ कृषकों 
को हुआ। यह विधि थोडे परिवर्तन से आजतक यूरोप और एशिया के अनेक देशो 
में प्रचलित है । किसानो के लगान की मात्रा भी निश्चित कर दी गयी जो पहले से 
कम थी । कई सूबो को उससे रोम प्रान्त के-से अधिकार दिल्ाकर उस नवीन नीति 
का सूत्रपात किया जिससे रोम, इटली तथा अन्य प्रदेशों के सूबो में असमानता का 
भाव जाता रहा और राजनीतिक तथा सास्क्ृतिक सम्बन्ध द्वारा ऐक्च की भावना 
उत्पन्न हुई। इटली के जो निवासी सूबो में जाकर बस गये थे उन्हे अपने पुर्व अधि- 
कारो में प्रतिष्ठित कर दिया गया । इटली तथा रोम वालो को सुविधाएँ देकर 
सूबो में बसने के लिए उत्साहित किया गया जिससे वहाँ रोमनो की सस्क्ृति और 
सम्यता तथा स्थानीय सस्क्ृति और सम्यता में आदान-प्रदान द्वारा सामजस्य स्थापित 
हो सके और सूबो में शान्ति तथा शक्ति का अधिक सचार हो । सूबो में स्कूल खोले 
गये जिनमे शिक्षा देने के लिए रोमन मेजे जाते थे | सूबो की सीमाओ की रक्षा के 
लिए भर्मस्थानों को सुदृढ़ बनाने की योजनाएँ सीज़र ने स्वय बनानी आरम्म कीं। 
रोम नगर की जनसख्या करीब पाँच लाख के हो गयी थी जिससे वहाँ का जन- 
स्वास्थ्य जो पहले से ही अच्छा न था और अधिक खराब हो गया । रहने के लिए 
ही नही, सरकारी कामो तक के लिए स्थान और भवनों का अभाव हो गणा । नगर 
में शान्ति बनाये रखने मे कठिनाई का अनुभव होने लगा था। सीजर की योजना 
थी कि टाइबर नदी की धारा बदल दी जाय जिससे नगर के बढने की गुजाइश 
निकल सके । नगर के मध्य भाग को साफ करवा के वहाँ पर अच्छी और बड़ी इमा- 
रते बनवाने की योजना भी उसने तैयार करायी । समुद्र पार भूमि देकर शहर के 
अस्सी हजार आदमी वहाँ बसा दिये गये । शान्ति रखनें के लिए उसने अपने मनो- 
नीत अफसर नियुक्‍त किये और घाभिक तया व्यापारिक सघो को छोडकर जितने 
प्राइवेट क्लब ओर सस्थाएँ थी, अवैध करार देकर बन्द कर दी गयी । न्यायालयों 
में जनता के निर्वाचित न्यायाधीशों की नियुक्ति न करके उनकी जगह निष्पक्ष 
व्यक्तियों को स्थापित कर दिया गया । क्योंकि जनता उसे अपना नेता मानती थी 
इसलिए सीजर जनता को प्रसन्न रखना चाहता था, अत. शासनिक आवश्यकता 
पडने पर उपयुक्त प्रबन्ध से वह विमुख न होता था । पिछले आन्दोलनो तथा अनाज 
की महँगी के कारण लगभग सवा तीन लाख आदमियो को मुफ्त अनाज बॉटा जाता 
था। उसने डेढ लाख आदमियो को इस सुविधा से वचित करके मुफ्तखोरो की 


रोम १०३ 


सख्या कम कर दी और वाकी छोगो को उपनिवेशो में भेज दिया । नगर मे अनाज 
के अधिकाधिक आयात के लिए एक नया वन्दरगाह बनवाने की योजना कार्यान्वित 
की जानें लगी । इसके सिवा साधारण लोगो का कर्ज हलका करने के लिए कर्ज 
की रकम की एकदम माफी न देकर महाजनो से सूद की दर कम करा दी और अदा 
करने की सुविधा भी दिलवा दी। 

राजकोप तथा अपने कोप की पूति तथा इटली के उद्योग-घन्धों की उन्नति 
के लिए उसने विदेशों माल पर टैदस फिर से लगा दिये। इसके सिवा उसने 
अमीरो तथा रोम राज्य के आश्रित राजाओं और नगरो से उनके अधिकारों के 
एयज में उपहार के तं।र पर घन वसूल कर लिया । इस विधि से साढे सत्रह करोड़ 
दीनार राज्यकोप मे और ढाई करोड अपने कोप में जमा कर दिये । 

सेना की तुष्टि का सबसे पहला कारण तो स्वय उसका विजयपूर्ण और सफल 
नेतृत्व तथा व्यक्तित्व था | सैनिकों को वह इनाम-इकराम मुक्त हस्त से प्रदान 
करता और जमीचने और पेणने भी दिलवाता था। इसके सिवा उसने सैनिको का 
वापिक वेतन एक सौ बीस से २२५ दीनार जो रूगभग ११२ रुपये के वराबर था, 
करवा दिया । 


यह स्मरण रखना चाहिए कि सीजर का आधिपत्य केवल पाँच वर्ष तक रहा 
जिनमें चार वर्ष तो विभिन्न स्थानों पर लडने-भिडने और विरोधियों का दमन 
करने में ही व्यतीत हो गये । इस स्वल्पकाल से उसने जो सुधार किये वे उसकी 
आञज्चर्यजनक कर्मठ, प्रेरक तथा प्रवन्ध-शक्ति के देदीप्यमान प्रमाण हैं। वह 
केवल योद्धा और चतुर, साहसी, धर्यवान्‌ तथा निर्मीक सेनापति ही न था, वरन्‌ 
बहुश्ुत तथा विचारणील लेखक तथा वक्‍ता भी था । उसमे उत्साह, उद्योग, शौये, 
तेज और प्रतिभा का अच्छा विकास पाया जाता है। उसके विचार और उसकी 
योजनाएँ बहुमृख्ी एव ऊजित थी । यदि वह अधिक काल तक जीवित रहता तो 
बहुत कुछ कर जाता और पिदेप यज्ञ का अर्जन करता। 

सीजर ने सेनेट के सदस्यो की सस्या छ' सौ से नौ सौ करदी थी जिनमें अधि- 
काश उसी के आदमी थे। सेनेट पर उसका इतना प्रभुत्व हा गया था कि उसके 
आदेशानुसार ही सेनेट प्राय कार्य करती थी । उच्च और महत्व के पद या तो 
रिक्‍त रहते थे या उनको दिये जाने थे जिनकी वह नियक्ति चाहता था। उसकी 
शक्ति और प्रभाव की सेना, जनता तथा सेनेट और शासन में अभिवृद्धि देखकर 
उसके विरोणी तथा गणतन्त्र में विब्वास करने वाले कुटते-जछते थे । यद्यपि उनकी 


१०४ विश्व-इतिहास 


संख्या बहुत कम थी और यदि सीजर चाहता तो उन्हें सरलता से निरस्त कर सकता 
था तथापि लोकप्रियता तथा आत्म-विश्वास के कारण उसने अंगरक्षक अथवा 
गुप्तचरों को भी रखना अनावच्यक समझा । पड़यन्त्र की सूचना मिलने तथा हितै- 
पियो के आग्रह करने पर भी उसने अंगरक्षक रखने या सशस्त्र रहने से इन्कार कर 
दिया | सग्मवत*' वह यह सोचता होगा कि छोगो की उस पर अपार श्रद्धा है और 
राज्य तथा साम्राज्य के श्रेय के लिए उसकी अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव लोगों 
को है विशेषतः जब कि वह रोम के प्रवल विरोधी पाथथियनों से छड़ने के लिए 
जानें वाला था । अठारह मार्च को रोम से जाने की तिथि निश्चित हो चुकी थी किन्तु 
पन्द्रह तारीख को पड्यन्त्रकारियों ने, जिनके नेता पाम्पे के अनुयायी केसियस और 
ब्रुटस, जिनको सीजर नें क्षमा करके अपना विश्वासपात्र समझ लिया था, तथा 
टद्विवोनिअस थे, पचास साठ सेनेट के सदस्यों के साथ निरस्त्र सीज़र पर, जो मीटिंग 
के लिए एक संलग्न कमरे में प्रतीक्षा कर रहा था, एकाएक आक्रमण करके उसकी 
हत्या कर डाली (१५ मार्च ४४ ई० पू०) । कहा जाता है कि पडयन्त्रकारियों 
का मुख्य उद्देश्य गणराज्य की एक-सम्राट्‌ राज्य से रक्षा करना था । पड़्यन्त्रकारी 
यह न समझ सके कि एक व्यक्ति के निधन से घटनाओं का वह प्रवाह रुक न सकेगा 
जिसने मेरिअस और सेला के समय से दूसरा पथ ग्रहण कर लिया था और जिसकी 
तरग माला ने सीजर को ऊपर उठाया था। 


सीजर के मरणोपरान्त सत्रह वर्ष तक रोम साम्राज्य में अशान्ति और उचल- 
पुथल मची रही | सेनेंट का अथवा गणततन्त्र राज्य के पुनरुद्धार का प्रदन, जिसके 
लिए पड़यन्त्रकारी प्रयत्तशील थे, ओझल हो गया | सेनापतियों और सूबेदारों 
में सीजर के उत्तराधिकारी बनने के लिए तुमूल संधर्ष होता रहा जिसमें सैनिकों 
का तो मर्यर निधन हुआ ही, सेनेट के सैकड़ो सदस्यों और हजारो नागरिको के 
रक्त से रोम तथा अन्य नगरों की जमीन रंग दी गयी। सीजर के रिक्त स्थान के 
लिये यों तो कई सेनापति छालायित थे किन्तु उनमें तीन एण्टनी, सेक्स्टस पाम्पे और 
आक्टेविअस सबसे प्रवलू और प्रमावश्ञाली थे । एण्टनी प्रगल्म वक्‍ता, कुशल सेना- 
पति और वलवीयंबान्‌ तथा साहसी व्यक्ति था । वह सीजर के प्रमुख अनुयायियों 
में था और उसकी हत्या का बदला लेने पर तुला हुआ था। एण्टनी ने क्लिओपेट्रा 
से प्रसूत जूलिशस सीजर के तीन वर्ष के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर उसके 
नाम से कोपादि पर अधिकार कर लिया और उसका प्रतिनिधि बतकर शासन 
करना आरम्म कर दिया। 


रोम १०५ 


सेक्सूटस पाम्पे बड़े पाम्पे का दीघंकाय बलवान पुत्र मध्य सागर के जहाजी 
बेड़े की नौ-सेना का अध्यक्ष था और तीसरा अठारह वर्ष का सीजर का दत्तक 
पुत्र आक्टेविअस था । नवयुवक होने पर भी महत्त्वाकाक्षा मे वह कम न था और 
चतुरता, नीतिज्ञता तथा कूटनीति में अपने प्रतिद्वन्द्ियों से बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 
आक्टेविअस ने एण्टनी और लेपिडस से समझौता करके आपस मे अधिकार 
क्षेत्र वॉट लिये । उनका सबसे पहला काम सीजर के विरोधी षड़्यन्त्रकारियों और 
उनके समर्थकों का वध करना था । रोम मे उन्होने खून की नदी बहा दी । जिस 
स्थान पर सीजर का अग्निदाह हुआ था उस पर एक मन्दिर बनवाकर उसमे सीजर 
के देवत्व की प्रतिष्ठा की गयी । ब्रूटस और केसिअस से मेसीडोनिया मागकर सेना 
एकत्रित की किन्तु उनको फिलिपी के युद्ध मे सफलता न हुई । ब्रूटस का वध हुआ 
और केसिअस ने डरकर आत्महत्या कर ली (४२ ई० पूृ०) । बेचारा सिसरो जो 
अपनी योग्यता तथा वाग्मिता के कारण गणतन्‍्त्र राज्य का प्रवल पोषक माना जाता 
था तलवार के घाट पहले ही उतार दिया गया । आक्टेविअस के सुपुर्द हुआ सेक्स्टस 
पाम्पे का दमन तथा रोम में रहकर इटली और पश्चिमी प्रान्ती की व्यवस्था | एण्टनी 
ने पूर्वी प्रदेशों, ग्रीस एशियाई कोचक तथा मित्र मे व्यवस्था स्थापन का काम अपने 
हाथ मे लिया । आक्टेविअस को सौभाग्य से अग्निपा और मेसिनस नामक दो सुयोग्य 
और विश्वसनीय मन्त्री मिल गये । उसने शने शर्ने अपना जहाजी बेड़ा तथा स्थलू 
सेना सगठित कर ली और उसकी गासन-नीति भी लोकप्रिय एवं शान्ति-विधायक 
सिद्ध हुई । किन्तु एण्टनी पूर्वी प्रान्तो मे अपनी विजयो तथा लूट-खसोटो से प्राप्त 
सम्पत्ति के वैभव मे मस्त होकर अपनी प्रियतमा मित्र की सुन्दरी रानी क्लिओपेट्रा 
के साथ ऐशोआराम मे समय और शक्ति का नाश करता और उपहासास्पद बनता 
रहा । उसका आक्टेविअस से इसलिए और भी मयकर सघर्ष हुआ कि उसके वरू 
पर ही क्लिओपेद्रा ने यह दावा किया कि सीजर से उसकी कोख में जो पुत्र हुआ हैं 
उसी को सीजर का उत्तराधिकारी होना चाहिए। यदि उसकी वह अभिलापा 
पूर्ण हो जाती तो उसका आधिपत्य सारे रोम साम्राज्य पर स्थापित हो जाता । 
इसमे सन्देह नही कि क्लिओपेद्रा मे अनेक गुणो का समाहार हुआ था। अतिभा, 
वाक-चातुय्य, नी ति, कार्यकौशल, कुझ्ाग्र बुद्धि, सतकंता, प्रवुद्धता, युद्ध-चेतृत्व, अन्क- 
कल्ा-विलास, आत्मविश्वास, उत्साह, साहस, घीरता आदि गृणो से विभूषित होने 
पर भी सौन्दय, माधर्य, कोमलता, लालित्य तथा रसश्ता की उसमे विश्वेष मात्रा 
थी । उसकी समानता की गिनी-चुनी कुछ ही स्त्रियाँ इतिहास से मिल सकेगी । 


१०६ विश्व-इतिहास 


अपरिमित मात्रा में मद्यपान करने पर भी उससे वह कभी अमिमूत नही हुईं । 
उन्ही गुणो के कारण उसने सीजर और एण्टनी को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। 
उनके सिवा उसका अनुराग या ससर्ग अन्य पुरुषो से न था । क्लिओपेट्रा का दावा 
और एण्टनी जेसे अनुशासनवर्ती सहायक की सहायता आक्टेविअस के लिए घोर 
चिन्ता के विषय हो गये । अन्ततोगरत्वा एग्रिपा के पूर्ण सहयोग और एण्टनी की छापर- 
वाही से आक्टेविअस की जहाजी युद्ध मे पूर्ण विजय हुईं। अपनी सेना के शत्रु से मिल 
जाने के कारण तथा अपनी नौ-शक्ति की क्षीणता देखकर और यह झूठी अफवाह 
सुनकर कि क्लिओपेट्रा की मृत्यु हो गयी, एण्टनी ने आत्महत्या कर ली (३१३० 
पू०) । उसकी मृत्यु की खबर पाकर क्लिओपेट्रा ने भी आत्मघात कर लिया | 
वह समझ गयी कि आक्टेविअस उसको सह न सकेगा | 


रोम (३) 
गणतंत्रविडम्बना : सम्राट शासन 


आक्टेविशस (२९ ई० पू०, १४ ई०) का स्वभाव और उसकी नीति अपने 
घर्म पिता जूलिअस सीजर से अनेकानेक अझ्ो में विभिन्न थी । जूलिअस सामन्तो 
के-से राजसिक ठाट-बाट, शान-शौकत, व्यग्रता, चपछता और अनावृत आधिपत्य के 
प्रदर्शित करने मे स्वभावत. नि.शक था। किन्तु आक्टेविअस सरल, साधारण, गभी र, 
सावधान, सुक्ष्मदर्शी, यूढनीतिज्न, मितव्ययी, सयमी, अब्यग्र, शिष्टाचार-प्रिय और 
परम्परागत विचारों तथा भावनाओं का आदर करने वाला व्यक्ति था। उसकी 
रूपरेखा और विचारशली साधारण रोमन नागरिक की-सी थी । पुरानी परम्पराओं 
और विश्वासो का समादर करते हुए वह उनको ऐसा संयोजित अथवा व्यवस्थित 
करना चाहता था जिससे तत्कालीन समस्याओ की पूर्ति हो सके । पुरानी संस्थाओं 
तथा पदों का परिष्कार करके अथवा उनमे घटा-बढ़ी करके सुपरिचित एवं प्रचलित 
परिमाषाओं का प्रयोग करते हुए वह उन्हें नये अर्थों तथा उपयोगो से अनुप्राणित 
करके इष्ट सिद्ध करने में निपुण था। उसके सामने मुख्य प्रइन थे शान्ति एवं शासनिक 
क्षमता का संस्थापन, मयापहरण, गणतन्त्र शासन का उद्धार करके उसकी मर्यादा 
का स्थापन, साम्राज्य के आसन का सुधार और संगठन । रोम के नागरिको में 
साम्राज्य के गौरव की चेतना तथा उसके प्रति श्रद्धा और कतंव्यनिष्ठा जाग्रत करके 
तदनू कूछ विधान-रचना की आवश्यकता सिद्ध करते हुए उनका पथ-प्रदर्शन करना 
उसका मुख्य ध्येय था। 


रोम १०७ 


आक्टेविअस ने शासन के आरम्भ में ही पुराने देवताओं के मन्दिरो का जीर्णो- 
द्वार करवा दिया और परम्परागत पूजाबिधि का प्रचकतन कर दिया। नवीन 
देवताओं और आचार्यो का बहिष्कार करवा दिया गया । कुछ वर्षो के बाद उसने 
उन कानूनों को, जो, अवैध प्रतीत हुए रह कर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने सस्कार- 
पूर्वक अपने उन अधिकारों को, जो आपत्तिकाल की तीव्रता के अनुसार अवैध ढग 
से ग्रहण कर लिये गये थे, सेनेट और जनता को वापस कर दिया और उनके सद्पयोग 
के लिए उनको प्रेरणा दी । उसकी विजयो, शान्ति स्थापन की क्षमता, क्षमानीति 
और अभमयदान से सर्वसाधारण जनता पहले ही से प्रभावित थी । अवैध अधिकारो 
के उसके समर्पण से जनता में विश्वास उत्पन्न हो गया कि वह नि स्वार्थ,निर्लोम, 
कर्तव्य-परायण, और नि३छल जन-सेवक है । उसकी उदारता, दाक्षिण्य और त्याग 
तथा सरल जीवन का जनता तथा सेनेंट पर ऐसा जादू चला कि वे उसके निदिष्ट 
पथ पर चलना ही श्रेयस्कर समझने लगे | बिना माँगे ही उसको आगस्टस (महा- 
महिम ), भ्रिसेप (प्रमुखाघी श ) , इम्पेरेटर (महाघिपति ) आदि उपाधियों से जनता 
ने विभूषित कर दिया । उसको दस वर्ष के लिए सर्वाधिपत्य/ अखिल सैन्य का सेना- 
पतित्व, सन्धि-विग्रह के पूर्ण अधिकार, सूबो का प्रमुख निरीक्षण एवं नियन्त्रण और 
सीरिया, मिस्र, स्पेन, गालू सूचो की एकमात्र सूबेदारी प्रदान कर दी गयी । इटली 
तथा रोम के अन्न और जल का सम्भार, पुलिस का शासन तथा जन-पथो का नियन्त्रण 
भी उसी के सुपुर्द कर दिया गया । रोम राज्य तथा साम्राज्य के सब बडे अथवा 
गण्यमान्य पदाधिकारी भी उसकी छत्रछाया मे रख दिये गये । साराश यह कि 
उसको नाम को छोडकर व्यवहार मे वे सब अधिकार जो सम्राटो के होते थे सर्वेध 
मिल गये । केवल इतना भेद अवश्य रह गया कि उसका आधिपत्य वशानुगत न 
वनाया गया जिससे उसके पढ का चुनाव सेनेट के अधिकार मे रहा । प्रत्येक व्यक्ति 
को निर्वाचन का अपेक्षी रहना पड़ता था । आक्टेविअस को उपर्युक्त अधिकार एक- 
साथ न मिलकर धीरे-धीरे विना सनसनी पेंदा किये हुए प्राप्त होते गये । 
उस पर श्रद्धा-विश्वास होने के कारण उसके निर्देश के अनुसार सेनेट के सदस्यों 
की संख्या कम कर दी गयी । अवाछित सदस्य निकाल दिये गये । सेनेट की सदस्यता 
के चुनाव में उसका हाथ रहता और जिसे वह चाहता निकलवा देता था । यद्यपि 
वह उच्च कुल-जाति के व्यक्तियों को ही प्राय सदस्य चुनता तथापि किसी को भी 
चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता उसे थी । यही नही, वह जिन विपयो को उठाना या रोकना 
चाहता था, सेनेंट तदनुसार ही करती थी । यद्यपि सेनेट उसकी इच्छाओं और 


१०८ विद्वड्ृतिहास 


आदेशों का आदर और पालन करती थी, जिससे यह कहा जा सकता है कि सेनेट ने 
अपने अधिकार स्वत: खो दिये, तथापि आक्टेविअस द्वारा उसका सम्मान तथा सदस्यों 
करे सामाजिक और आर्थिक छाभों और मान-मर्यादा की रक्षा होती रहने के कारण 
वाह्माडम्बर पूर्ववत्‌ ही कायम रहा | अपनी सामाजिक नीति के अनुकूछ आक्टेविअस 
ने सेनेट के सदस्यों का समाज में सबसे ऊँचा स्थान बनाये रखा । 

जन-सभा (असेम्बली) का परिष्कार भी उसने उसी प्रकार कर दिया। 
राजनीतिक दलो की उन संस्थाओं को, जो उपद्रव खड़ा किया करती थी, उसने 
पहले ही बन्द कर दिया था । सभा में जो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फेली हुईं थी 
उसका दमन किया गया । यद्यपि विघान की परम्परा के अनुसार असेम्बली का ही 
अन्तिम आधिपत्य माना जाता था तथापि व्यवहार मे वह आक्टेविअस की इच्छानु- 
वर्तिनी थी। उसी के नामजद व्यक्तियो को वह मजिस्ट्रेट चुनती और उसके भेजे 
हुए प्रस्तावों को पास कर देती थी । उसकी नीति ने असेम्बली का महत्त्व एक प्रकार 
से सदा के लिए नष्ट कर दिया। 


आक्टेविअस ने ऐसी नीति और परिपाटी का अवरूम्बन किया जिससे प्रजा श्रेणी- 
बद्ध हो गयी । वह रोमन जाति की शुद्धता और रक्‍त-रक्षा का बड़ा हामी था । 
यथासाध्य वह वर्णसकरता का विरोधी और परम्परा का प्रेमी था। पुरानी घार्मिक 
सस्थाओ, वेषभूपा तथा रहन-सहत के पुनः संस्थापन के लिए वह प्रयतलशील रहा । 
पुरानी सामाजिक व्यवस्था को उज्जीवित करके स्थायित्व देने का प्रयत्त करता रहा। 
रोम तथा इटली की शुद्ध रक्त की जनता को वह राजवशी मानता और उसको अन्य 
लोगो अर्थात्‌ प्रान्तीय या विदेशीय लोगों, मुक्त दासों अथवा अन्य दासो से पृथक 
एव श्रेष्ठ स्थान देता था। उसके सामने सरल और उद्यमशील होने का आदशे 
रखकर बह उसमें स्फूर्ति, साहस, आत्माभिमान एवं कतेव्यपरायणता के सचार के 
लिए प्रयत्न करता रहता था । वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में, घर और बाहर, 
उत्सवो और बाजारो में शिष्टाचार के पालन का वह जनता से सक्तिय आग्रह करता 
और कानूनो द्वारा उसका प्रवतेंन कराता था। उपर्यकत सुधारों तथा नियमों का 
यह प्रभाव पडा कि रोम वालो मे एकता तथा जातीयता के भाव वढ़ हो गये । 
परम्परागत जीवन-विधान मे यह क्षमता तो रहती ही है चाहे और कुछ भी दोष क्‍यों 
नहों। 
महत्त्व के ऋ्रम से प्रजा मे सेनेटर, भट, रोम के साधारण जन और म॒क्‍त या अमक्‍्त 
दास थे। भटो की श्रेणी आक्टेविअस ने इसलिए प्रतिष्ठित की कि उससे उत्कृष्ट 


रोम १०९ 


सैनिकों और नागरिकों का उद्भव, संतुष्टि एवं सम्मान हो सके । उस श्रेणी में 
स्थान प्रदान करने अथवा उससे बहिष्कृत करने का अधिकार उसने अपने ही हाथ 
में रखा । उसकी सदस्यता वैयक्तिक जीवन काल के लिए थी व कि वंशान्‌गत । 
उनमे से सूबेदार, सम्राट्‌ के उच्च पदाधिकारी तक नियुवत हो सकते थे। भट श्रेणी 
सम्राट्‌ की मुखापेक्षिणी और उसकी अववरतिनी रहती थी । प्लीबियन श्रेणी में ये थे 
जोन तो सेनेटरों में न मटो में ही गिने जा सकते थे। रोम की जनता प्रायः उसमें 
थी । दासो के लिए अथवा मुक्त दासौ के लिए उसमे स्थान न था। आक्टेविजस मे 
ऐसे कानून बनाये जिससे लोग अपनी-अपनी श्रेणी में विवाहादि सम्बन्ध फरे, सी 
की मान-मर्यादा से रहे और उसे अतिक्रमण करने का प्रयत्त न करे । दासों के लिए 


मुख्य क्षेत्र सेवा और मजदूरी का ही समझा गया । __ है 
आक्टेविअस साम्राज्य के अधिकाधिक विस्तार करने के पक्ष मेत था । उसकी 


'घारणा थी कि साम्राज्य पराकाष्ठा तक पहुँच चुका है और उससे आगे गढ़गा 
अनावश्यक तथा अहितकर होगा । अत, उसने सीमाप्रान्तो की अत्यन्तावध्यवताएँ 
सोचकर कम-से-कम प्रदेश साम्राज्य के अन्तर्गत किये) सीसा के सगीपरथ सजी 
अथवा जातियों से यथासम्भव शान्ति विधायक समझौते उसने कर छिगे, जिमन 
दोनो ओर से छेड़-छाड़ रुक गयी । राइन और डेन्यूब नदी को ही यूरोप भ॑ एक 
साम्राज्य की सीमा निश्चित किया। 
सैनिको की सख्या उसने आधी से भी कम कर दी किस्तु शेष रोगा की भरडी, 
सेवाकालर, वेतन तथा अनुशासन के नियमो को परिष्कृत और गिश्णित कर (4%0 + 
उसके शासन में सेता सम्नाट-मवत रही । साम्राज्य के बढ़ते एए शर्च के दपरक 
सूबों पर टैक्स वढ़ा दिये और अधीनस्थ रजवाडों से अधिक गेंद छी गरढी ५ ## 
के निवासियों को कुछ अधिक कर देता स्वीकार था क्योंकि गे भश्यकरश्ा, (०>द्रल, 
समनमाने करो तथा माँगो से व्यथित हो गये थे । 
बद्धावस्था आने पर उसने टाइबेरिअस को अपना उत्तयप्निद्धाडीर #«१#* 
निश्चित कर उसकी दीक्षा और मर्यादा को उन्नत करने के गधामर/क ह77० ६-३ 
और अपने जीवन काल में ही उसको इस योग्य बना दिया कि बढ़ श्राक्क्र # २०० 
वहन कर सके । इकतालीस वर्ष तक सफल शासन करके कह दरद्रक्लननह 2५ 
(२७ ई० पू०, १४४६०) । ॥ 
शान्ति, सुव्यवस्था, राजकोष की सम्पन्नता, भान्तों के ९९ 22 ७ ऋद लमा 
स्रीस, पश्चिमी एशिया और मिस्रकी »..._ स्थासंस्कृतिहशक/ २५ बता 
५ 


डे 


११० विश्व-इतिहास 


साहित्य, नयी भावनाओं और उदार विचारों की अच्छी उन्तति हुई। उसका शासन- 
काल रोम के इतिहास का स्वर्ण युग' माना जाता है । 

टाइबे रिअस कुशल सेनानायक था । उसको रोम, इटली तथा प्रान्ती के शासन 
और समस्याओ का व्यावहारिक अनुभव भी था । किन्तु उसमे कुछ चिन्त्य दोप 
भी थे जिनके कारण वह सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा । वह सवरणणील, 
चुप्पा, अवसन्न, शकाकुलित और संशयात्मा था । अपने बुल, प्रयूति, सिक्षा-दीक्षा 
और पराक्रम के कारण उसमें अभिमान की मात्रा इतनी वढ गयी थी कि वह साधा- 
रण जनो को उपेक्षा और अनादर की दृष्टि से देखता था जिसके कारण वह लछोक- 
प्रिय न हो सका । वस्तुतः उससे लोग घबराते, डरते और अगन्तुष्ट रहते थे । 
मितव्ययी होने के कारण जनता को प्रसन्न तथा अनुरतत रखने वाले कामो, क्रीड़ाओ, 
उत्सवी, दान-दक्षिणाओ, जनोपयोगी इमारतों आदि के प्रति वह सर्वेक्!ः उदासीन 
रहता था । गृहजनित पड़्यन्त्रों ने उसके चित्त मे उच्चाटन उत्पन्न कर दिया जिससे 
रोम छोड़कर वह क्रेपी में रहने लगा। फिर भी उसके समय में शासन में कोई 


लगे थे। उसकी मृत्यु ३७ ई० में हुई। 

उसके पश्चात्‌ क्रमशः केलीगुला, क्लाडिअस और नीरो सम्राट हुए किन्तु 
तीनो निकम्मे, निष्ठर, निर्दयी, असंयमी सिद्ध हुए । उनके समय में गुलामो, पड- 
यन्त्रकारियो, लटेरो, हत्यारों और आततायियों की धूम रही । उनका समय रोम 
के इतिहास का लज्जाजनक काल कहा जाता है। उनके समय में व्यवसायही न, 
लफगो, मुफ्तखो रो, गुण्डो और अबम लोगो का वोलबाला रहा । 

केलीगुला ने जा-वेजा कर लगाने शृरू कर दिये । उदाहरण के लिए उसने 
नजराने, गुलामो के ऋय-विक्रय तथा वस्तुओं की विक्री, ओर वेश्याओं की विभिन्न 
केलि तथा सहवास कलाओ पर टेक्स लगाये । वह अपने को देवता मानता था 
और अपना पुरोहित उसने एक घोडे को नियक्त किया । दुत्यंसनी और व्यभिचारी 
होने के कारण उन्तीस वर्ष की आयु में ही वह जीर्ंणीर्ण हो गया । कऋुद्ध होकर 
अगरक्षकों के एक नेता ने उसका वध कर डाला । 

वलाडिअस भी नितान्त निकम्मा निकला । अपने पत्र नीरा के उत्तराधिकार के 
छिन जाने के डर से उसकी रानी अग्निपिना ने उसे जहर देकर मार डाला । 

नीरो की शिक्षा ग्रीक साहित्य तथा आचार-शआस्त्र में हुई | अग्निपिता ने उसे 
दर्शन इसलिए नही पढ़वाया कि उससे वह गासन के योग्य न रह जाता । उसको 


रोम १११ 


गद्य पर अच्छा अधिकार था। बोलने और लिखने में उसे अच्छी क्षमता थी । 
कुछ कविता भी कर लेता था । गाना भी गा छेता था । अन्य कलाएं भी कुछ-कुछ 

सीख ली थी । व्यायाम, व्यभिच्यर, तथा भेप वदलरूकर गुण्डई करने का उसे 
व्यसन था । उसने टैक्स कम कर दिये । प्राणदण्ड वह छाचारी से ही देता था और 
क्षमा का पक्षपाती था । नववयस्क होने के कारण शासन की वागटोर उसने अपनी 
माता अग्निपिना के सुपुर्द कर दी । फिर लोगो के कहने पर उसने जब शासन अपने 
हाथ में लेना चाहा तब माता नें उसको नकछी पुत्र का अभियोग छूगाकर पदच्युत 
करने की धमकी दी । नीरो ने माता को अन्ततोगत्वा मरवा डाला | उसने एक 
हमीन गुलाम को आख्ता करवाकर उससे विवाह भी कर लिया । ऐंयाणी, फलसूफी, 
इमारतों, उतामो मे उसने खजाना खाली कर दिया, अमीरो और मन्दिरों का धन 
लूटा तथा सोने-चाँदी की मूर्तियों को गलवा डाला । इसी के समय में वह भयकर 
भूचाल आया जिससे पाम्पिआई नगर धरती में समा गया । आखिरकार उत्तरी 
गॉल में राजद्रोह की आग सुलगी और स्पेन के सेनापक्ति गेल्वा ने विद्रोह का झण्डा 
उठाया जिसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि नीरो को उसके नौकर-चाकरो के 
सिवा कोई सहायक न मिला । सेनेट ने सुअवसर समझकर नीरो को पदच्यूत कर 
दिया ओर डण्डा स मार डालने का फंसला दे दिया । उस घोषणा से त्रस्त होकर 
उसने स्वय आत्महत्या कर ली (६८ ई०)। नीरो की मृत्यु से सुविख्यात जूलिओ 
क्लाडियन' वेश का पतन हो गया । 


रोस (४) 


सन्‌ ६९४० में सम्राट के आसन के लिए स्पेन, राइन, डेन्यूब, पेनोमिया तथा 
सीरिया के सेनापतियों में घोर यू द होते रहे ओर भारी रक्‍्तपात हुआ। अन्ततोगत्वा 
सीरिया के सेनापति प्लेविअस वेस्पेसिअन को सम्राट होने का श्रेय प्राप्त हुआ । 
उसी के उत्तराधिकारी फ्लेविअन वश्ञी सम्राट कहे जाते हूँ । उपर्यकत सघर्ष से यह 
स्पष्ट हो गया कि सम्राट्‌ का चुनाव सेनेट के हाथ में नहीं वरन्‌ सफल सेनापति 
के हाथ में चला गया । इसके सिवा यह भी सिद्ध हो गया कि सम्राट का उच्चकुलीन 
रोमन होना आवश्यक नही है, और यह कि उसका वास्तविक निर्वाचन रोम के वाहर 
से भी हो सकता ह | वेस्पेसिअन न तो इटली में ही उत्पन्न हुआ था ओर न किसी 
उच्च कुल से ही उसका सम्बन्ध था । वह साधारण राजसेवका मे मरती किया गया 
था । सघधषं का महत्त्वपूर्ण दूसरा पक्ष यह था कि प्रत्येक सेनापति ने अपने स्वल्पकालिक 


११२ विश्व-इतिहास 


शासन में अपने-अपने प्रान्तो के निवासियों को रोम की नागरिकता प्रदान करा दी 
थी जिसका अपहरण किसी भी सम्राद के लिए भयावह होने के कारण अनुचित 
और अव्यावहारिक हो गया। 

वेस्पेसिअन के समय में उपर्युक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त यह भी प्रयत्न हुआ 
कि सम्राट्‌ का चुनाव पुश्तेनी बना दिया जाय । सम्राट लोग अपने औरस अथवा 
दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उसे सीजर' की उपाधि से भूपित 
करके लोक मे उसका महत्त्व प्रतिष्ठित करने लगे थे। विधान शास्त्रियों ने उसे ऐसा 
रूप दिया जिससे वह पद पुश्तेनी तो हो जाय किन्तु परम्परागत चुनाव का आडम्बर 
भी कायम रहे । इस दुष्कर प्रयत्न में उन्हे न्‍्यूनाघिक सफलता भी प्राप्त हो गयी । 
वेस्पेसिअन ने सादगी और मितव्ययिता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
उसने शिक्षा के प्रसार और उपयोगी भवनो के निर्माण कराने मे तथा भूकम्प द्वारा नप्ट 


नगरो को सहायता प्रदान करने में उदारता दिखायी । गरीबो की सहायता के लिए 
उसने विशाल देवालयों तथा कोली सिअम (स्टेडियम) आदि का निर्माण कराया । 
उनके निर्माण में उसने यन्त्रो का प्रयोग इसलिए मता कर दिया कि जिससे अधिका- 
घधिक आदमियो को श्रम द्वारा जीविकोपाजन का अवसर मिल सके । आथिक 
स्थिति ज्यो-ज्यो सुधरती गयी, त्यो-त्यो उसने टैक्स कम कर दिये | इस नीति का 
पालन उसके उत्तराधिकारी न कर सके । शासन का खर्च फिर बढ़ने गा जिसके 
लिए डोमीशियन सबसे ज्यादा जिम्मेदार था क्योकि सेना को सन्तुष्ट रखने के लिए 
उसने वेतन खर्च तीन सौ से चार सौ दीनार वापिक बढ़ा दिया था । 
फ्लेवियन वंश के राज्य काल में पेलेस्टाइन के यहूदियों से घोर युद्ध हुआ और 
बड़ी कठोरता से उनका दमन किया गया । उनका विशिष्ट देवस्थान जेरुसलूम का 
मन्दिरों सहित विध्वस कर दिया गया, धर्म-प्रचार अवेध घोषित कर दिया गया और 
वहाँ के बचे-खुचे लोग गुलाम बना दिये गये । विद्रोह की आग राइन तथा उत्तरी 
गॉल में मड़ठी किन्तु वेस्पेसिअन ने उसको भी शान्त कर दिया। ब्रिटेन में वेल्स और 
स्कार्टलेण्ड की तराई तक रोमन आधिपत्य स्थापित हो गया । डोमीशियन ने राइन 
तथा डेन्यूब की सीमाओ को सुदृढ बनाकर वहाँ रोमन सेनाएँ नियुक्त कर दी । 
फ़रात घाटी तथा एशियाई कोचक को भी सगठित करने का थोड़ा-बहुत प्रयत्न किया 
गया। उन सब प्रयत्नों के कारण रुत्रों और प्रदेशों मे शान्ति स्थापित हुई जिससे 
यहाँ की प्रजा की आथिक दशा भी सँमलने लगी । रोम साम्राज्य में स्थिरता, 
शान्ति तथा आत्मविश्वास स्थापित करने के कारण वेस्पेसिअच करीब-ररीव 


रोम ११३ 


उतना ही लोकप्रिय हो गया जितना आक्टेविअस था। मरणोपरान्त उसको देवत्व की 
प्रतिष्ठा प्रदान की गयी, किन्तु डोमीशियन के विरुद्ध वैयवितक स्वतन्त्रता चाहने- 
वाले गणतन्त्रवादी पड़्यन्त्र करने लगे । उनको कठिन दण्ड भी दिये गये तथापि 
साजिश चलती रही | अन्ततोगत्वा उसकी रानी डोमीशिया की प्रेरणा से छरा 
भोककर वह भार डाला गया । सेनेट के प्रस्ताव से डोमी शियन का नामोनियान 
सव स्मारकों से हटा दिया गया । 
सेनेट ये नर्वा तामक एक प्रसिद्ध कानूनदा को सम्रादु नियृकतत किया । वह सेनेट 

का आदर करता था । इठली की जनसख्या तथा खेती की उन्नति के लिए उसने 
विशेष ध्यान दिया । यद्यपि वह शासन-विधान और कला में निपुण था तथापि 
वयोवुद्ध होने तथा युद्धकका से अनभिन्ञ होने के कारण उसको कठिनाइ्यो का अनु- 
भव होने रूगा । अत. उसने उत्तरी जर्मनी के सेनापति ट्रेजन को अपना उत्तराधिकारी 
एवं सहयोगी नियुक्त कर दिया। सयोग से नर्वा तथा उसके पश्चात्‌ के दो सम्राटो 
के कोई सन्तान न थी जो अधिकार के लिए लडती-मभिड़ती अतः उन सम्राटों को 
अपना उत्तराधिकारी चुनने में स्वतन्त्रता रही, जिसका उन्होने अच्छा उपयोग किया, 
और चुनाव की अच्छी परिपाटी का प्रचलन कर दिया । नर्वा तो दो ही वर्ष तक 
राज्य कर सका किन्तु उसकी मृत्यु के बाद क्रमश. ट्रेजन, हेड़ि यन, एण्टोनियस, ऑरि- 
लियस सम्राद हुए । वे सभी योग्य और प्रभावशाली व्यवित सिद्ध हुए जिनके शासन- 
काल पच शूभगृणी शासको का युग' नाम से रोम के इतिहास मे प्रसिद्ध है । 

ट्रेजन 

उपर्यकत यूग में सैनिक उत्कष तथा साम्राज्य-व्यवस्था के कारण ट्रेजन का स्थान 

ऊँचा है। वह अपनी सहनशीलता, शिष्टाचार और शौर॑, शिक्षा तथा विज्ञान 
के संरक्षण और संवर्धन, छोकोपयोगी रचनात्मक कार्यो--जसे सडको, इमारतों, 
घाटो, पुलो, विजय स्तम्मो आदि के निर्माण के कारण छोकप्रिय हो गया । साम्राज्य 
को दृढ और व्यवस्थित बनाने के लिए उसने रोमनो में रण-प्रियता और विजय- 
कामना को उत्तेजित करने का प्रयत्व किया। सदा उद्यत दण्ड' वाली नीति का 
अवलूम्बन कर उसे साम्राज्य को सुदृढ बनाने का श्रेष्ठतम उपाय उसने मान लिया। 
तदनुसार साम्राज्य के सीमा प्रान्तो के आस-पास के राज्यो अथवा कवी छी पर आक्र- 
मण कर उनका दमन करने में वह लग गया । डेन्यूब नदी के निचले प्रान्तो में डेशिया 

नाम का एक प्रान्त था । वहाँ के तथा आसपास के रहने वालो ने सध बनाकर डेसि- 


५१४ विद्व-इतिहास 


बेलस तामक एक कुशल योद्धा को अपना नेता नियुक्त किया था । उसके नेतृत्व में 
रोम राज्य के निकटस्थ सूबो पर वे आक्रमण करने छगे | यद्यपि कई बार रोमन 
सेना ने उनको दवाने के प्रयत्न किये किन्तु यर्थप्ट सफलता प्राप्त न हुई । आखिर 
लाचार होकर सम्राट डोमिशियन ने उनको जान्त रखने के लिए निश्चित वापिक 
रकम देता स्वीकार कर लिया । सम्राट होने पर ट्रेजन ने रकम देना बन्द कर दिया 
और उन पर चढाई कर दी | डेसिवेल्स को परास्त करके उसके गढ विध्वस कर 
दिये । भारी मश्ञीने और अस्त्र छीन लिये और डेजिया में अपने गढ़ बनवाकर 
उनमे रोमन सैनिक नियुक्त कर दिये । इस निष्थर नीति से डेशिया के कबीछो में 
असन्तोष की आग सुलगती रही । अन्ततोंगत्वा ट्रेजन को उन कवीछो के प्रान्त को 
जीतकर साम्राज्य के अन्तर्गत कर लेना पठा (१०६४०) ट्रेजन ने ईसाई धर्मा- 
वलम्बियो के प्रति उदार और सहिष्णू नीति का पालन किया। यह स्मरण रखना 
भाटिए कि ईसाइयो के सिद्धान्त उन सिद्धान्तों के अनुकूल न थे जिनपर रोम का 
सामाजिक, सास्कृतिक८ एव नैतिक जीवन अवलम्बित था। 

ट्रेजन ने दमिश्क और लाल सागर के बीच रहने वाले कवी लो को परास्त कर 
उनके प्रदेशों को भी साम्राज्य में मिला लिया जिससे मेसोपटेमिया और लाल 
सागर के वीच के व्यापार मार्ग रोम के अधिकार म॑ आ गये । उसी प्रकार पाथिया 
के आधिपत्य से आरमी निया छीनकर राम का प्रान्त बना लिया गया । ट्रेजन की 
नीति पश्चिमी एशिया मे असफल हुई क्योंकि वहाँ की जातियाँ और कबी ले अवसर 
मिलते ही विद्रोह करते रहे । वह उनसे लडते-लडते थक गया । अपने प्रमख सेना- 
पति हेड़ियन को वहाँ की समस्या सुपुर्द कर वह लौट पडा किन्तु मार्ग में ही उस्तकी 
मृत्युहो गयी (११७ ० )। 


हेड़ियन 


यह भी स्पेन का निवासी था। ग्रीक और लूंटिन साहित्य का उसने अच्छा 
अध्ययन किया था, किन्तु गणित, दर्शन, विज्ञान, राजनीति, गरासत और कानून में 
उसकी विशेष अभिरुचि थी। वह अच्छा कवि, प्रौढ गद्य-लेखक, कुणल चित्रकार तथा 
सगीत विद्या एव कला में निपुण था। उसकी मेघा शक्ति विलक्षण थी । उसकी 
योग्यता और युद्ध तथा शासन की विलक्षणता का लोहा सभी मानते थे तथापि उसके 
व्यवहार से बहुत लोग उसके प्रतिकल अथवा ज्ञत्र हो गये । वीर एवं रणकुशल 
होते हुए मी वह शान्तिप्रिय था। उत्तम किन्तु व्यावहारिक नीति तथा सुब्यवस्थित 


रोम ११५ 


शासन द्वारा वह शान्ति स्थापित करना चाहता था। साम्राज्य की सीमाओ की रक्षा 
करना नितान्त आवश्यक था। अतएव उसने ट्रेजन द्वारा जीते हुए प्रान्तो का उतना 
ही भाग साम्राज्य के अन्तर्गत रखा जितना कि रक्षा के लिए तथा अन्य राज्यों से 
युद्धनिवारण के लिए आवश्यक समझा । साम्राज्य को दूसरे राज्य से पृथक करने 
के लिए उसने छकडी की सरहद खिचवा दी । मेसोपटेमिया और आरमीनिया से 
उसने फौजे हटा लछी । प्रादेशिक शान्ति रखने के लिए उसने कही उपनिवेश और 
कही सैनिक दल स्थापित कर दिये। उसकी नीति का फल यह हुआ कि अधिक काल 
तक साम्राज्य मे शान्ति रही । साम्राज्य के शासन का भार रोम नगर अथवा इटली 
के ऊपर न छोड़ उसने साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के ही ऊपर रखा | सैनिक शासन 
और नौकरियो को उसने साधारण शासन से पृथक्‌ कर दिया । कानूनों का विधि- 
वत् सकलन कराके शासनयन्त्र को व्यवस्थित कर दिया । न्‍्यायालयो के लिए साव- 
धानतापूर्वक न्यायाधीशों का चुनाव किया । प्रदेशों मे भी शासन तथा न्याय के 
विधानो को स्थिर करके प्रान्तीय शासन तथा केन्द्रीय शासन के परस्पर सम्बन्धो 
को निर्धारित कर दिया । अपने विघानो को सुव्यवहृत करने, साम्राज्य की समस्याओ 
को समझन तथा सम्राट का प्रभाव स्थापित करने एवं परस्पर का सम्बन्ध घनिष्ट 
करने के लिए उसने साम्राज्य में दौरे किये । सेना की उचित शिक्षा और अभ्यास 
के लिये भी उसने कुछ सुधार किये । विद्रोह के दमन करने मे उसने कठोरता का 
प्रदर्शत किया । उसके सुधारों तथा निर्माण-कार्यो से प्रेरित होकर उसकी रानी 
सेवाइना ने भी स्त्रियो की एक सस्था स्थापित की जो स्त्रियों मे शिष्टाचार, सामा- 
जिक पद तथा वेषभूषा का नियन्त्रण करती थी । साम्राज्य का उत्तराधिकारी 
उसने एक प्रमुख सेनेटर आरिलिअस एण्टोनिअस को बना दिया। एण्टोनिअस 
वृद्ध और श्ञान्तिप्रिय था। हेड़िभन ने अपने ही जीवनकाल में एण्टोनिअस के 
आग्रह से-उसके भत्तीजे मार्कंस आरिलियस को उत्तराधिकारी नियुक्त करवा 
दिया । एण्टोनिअस ने यथाशक्ति हेड़िंअन की नीति का पालन किया और वह 
सेनेट के आदर का पात्र बना रहा। 


माकंस आरिलिअस (१६१-१८० ३० ) 


मारकंस आरिलिअस सुशिक्षित विद्वानू, विवेकशी छ, विचारक, दाशनिक, सयमी 
सदाचारी और सरल जीवन का प्रेमी पुरुष था । वह विचार-स्वातन्त्रय तथा नाग- 
रिको के समान अधिकार के पक्ष में था । प्रजा ने उसका सादर स्वागत किया । 


११६ विश्व-इतिहास 


गरीबों को सहायता देने, दान देने, करो को माफ करने में उसे अधिक संकोच न हीता 
था चाहे उससे राज्य-कोप का नुकसान ही क्या न हा। अत्याचार, अपव्यय तथा 
अप्टाचार को रोकने के लिये उसने कई सुधार किये । 

मार्कस के सहयोगी शासक (रिजेण्ट) लूसिअस ने उसकी नीति और निर्णयों 
का सदा समर्थन किया । आठवर्पष के वाद लूसिअस की मृत्यु हो गयी जिससे साम्राज्य 
का कुल बोझ मार्कस पर आ गिरा | उसकी शान्तिप्रिय नीति को निर्वकता का 
द्योतक मानकर साम्राज्य के द्रोहियो ने, विधेपतः सीमान्त के युद्धप्रिय कवी लो और 
राज्यों ने, आक्रमण करना भृरू कर द्विया । यद्यपि रोमनो ने पाथियनों के आक्र- 
मणों को निरस्त कर उन्हें पीछे हटा व्या किन्तु वहाँ से वे प्ठेग (महामारी ) का 
भयकर रोग ले आये जिससे सीरिया से गाल तक असख्य प्रजा की मृत्य और विनाण 
हुआ । उसके सिवा डेन्यूव नदी के उस पार के भ्रमणणील, असस्क्ृत किन्तु लड़ाक्‌ 
कबीलो ने आक्रमण भर किये । सम्भव है कि इन कबीलो पर उनसे भी पीछ रहने 
वाले कवीलो ने इतना द्वाव डाला ढोो कि वे आगे बढने पर मजबर हए हो । जो 
कुछ हो, उनके आक्रमणो से साम्राज्य के छिए भयकर सकट उठ खडा हुआ। लाचार 
ट्रोकर माकस को साम्राज्य की मर्यादा ही नही वरन्‌ इटली की रक्षा के लिए युद्ध 
छेडना पडा । णद्ध तेरह वर्ष तक चलता रहा । उसी के बीच केसिअस ने विद्रोह 
की आग भडकायी जिससे और भी उलझन पंदा हो गयी । यद्यपि केमसिअम के विद्रोह 
का दमन कर दिया गया किन्तु उसके कारण उपयंक्‍्त कबीलो को पूर्ण रूप से परास्त 
करने में अडचन पैदा हो गयी । कठिनाइयों को तीज्तर बनाने के लिए अतिवृष्टि 
ने अकाल फैला दिया । अनेक आपत्तियो के आ जाने से त्ञाम्राज्य की आ्थिक 
व्यवस्था डगमगाने छगी । ऐसी दणा में नये कर रूगाना अनुचित एड असम्मव 
समजकर सम्राट्‌ को राज्य की ब्मारते, जवाहरात, कलात्मक मतिया, सजावट 
क सामान, यहाँ तक कि कपडे भी वेंचकर यद्ध के लिए धन एकत्रित करना पडा । 

नही, लाचार हाकर उसका आक्रमणकारियों से सन्धि करनी पडी जिससे कुछ 
समय के लिए सीमाओ पर थान्ति रही । किन्तु वर्वरों को अनुमव हो गया कि रोमन 
सेना अजेय नही जिससे उसका आनक क्षीण होने लगा । 

मार्कस का गाहुंस्थ्य जीवन भी चिन्ताजनक रहा। संयम, दिन मे एक बार 
स्वत्प भाजन तथा मानसिक चिन्ताओ के कारण वह अपनी रूपवती किन्तु चचल 
स्वभाव की विनोदप्रिय स्त्री को यथेष्ट समय और ध्यान न दे पाता था। लोग 
तरह-१रह को झूठा-सच्ची बाते कहने और व्यंग्यात्मक तथा उपहासजनक लेख और 


शोम पा 


रचनाएं लिखने तथा सुनने-सुनाने ऊगे । गयि रोग के अ्नैक्र टुजसल 77 
प्रतिष्ठित सेनानियों तथा सम्राटों के सम्बन्ध में ऐसी ही दाने उत्तकत हे 
और होती रही किन्तु अधिक फोगऊभित्त होने के कारण अह बात 5 
जाता था । 

मार्कस ने एक भयंकर भूल की जब एउराने आपे पुत्र कर्मी दिस्‍्सात 77 
उत्तराधिकारी बनाया । हट्टा-वट्टा, लापरवाह गसयूबता बम टिकल तु त_ 
शिकार, शराब, जुआ और रवाभाविक एवं जरवाभाहिक्क भोसलन्‍िएटइललला 
रहता था। उसे स्त्री-रूप बनावार तदनुवाछ प्यवह्ाश्य्रश्टत गए 7 
निर्दंयता के दृश्यों से उसका मनोबिनोद होता था | शाह दा बल ता 
नर-पथु था। 

एण्टोनाइन वंश का अन्तिम संयोग्य, सर्ग ८ क्षीर टला न्यए २: 7 
उसकी मृत्यु के परचात्‌ उस बंध का छवाग होता छा एए 


कमोडिअस (१८०-१९२ ४०) 


है 


११८ विश्व-इतिहास 


गया। अपने प्रतिद्वन्द्रियों को अपनी ओर मिला कर या उन्हें हराकर सेप्टिमस सेवे रस 
सम्राट हो गया । 


सेप्टिमस सेवेरस (१९३-२११ ४०) 


अफ्रीका मे फोनी थियनों तथा इसाइयो के वीच उसका पालन-पोपण हुआ था । 
एथेन्स में उसने साहित्य तथा दर्गान का अध्ययन किया था। उसे कवियों और 
दार्शनिको को अपनी गोष्ठियो मे रखने का शौक था किन्तु उनके ससर्ग से उसके 
साहस, शौर्य भीर क्षात्र धर्म मे विकार या दुर्वछता न आ पायी । डील-ठोल मे पृप्ट 
तथा वीर एव चतुर सेनानी होते हुए भी वह सरल जीवन और रहन-सहन की सादगी 
का प्रेमी था। उसने सम्राट के गार्ड (अगरक्षक ) दल को छिन्न-भिन्न कर दिया । 
प्रिटोरिअन गार्ड का चुनाव इटेलियनों में से ही हुआ करता था किन्तु नये सम्राट 
ने वह परिपाटी तोडकर विभिन्न प्रान्तो के सिपाहियो को उत्तरोत्तर भरती करना 
शुरू कर दिया । उद्ृण्ड व्यक्तियों तथा सेनेंट के वी ॥ उपदठ्रवी सदस्यों का भी वध 
उसने करवा डाला । इसके सिवा वहुत बड़ी सम्पत्ति वाले कुलीनो की जायदादे भी 
उसने जब्त कर ली। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी आज्ञान्‌वर्तिनी सेना थी जिसको 
उसने वेतन बढ़ा-बढ़ाकर और अच्छे-अच्छे पदो पर निणुक्‍त करके सन्तुप्ट कर रखा 
था। जिन सैनिकों की नियुक्त प्रान्तो मे होती उनको वहाँ विवाह करने को उत्साहित 
किया जाता । परिणाम यह हुआ कि उनकी सनन्‍्तति रोम साम्राज्य की संस्कृति, 
व्यापार और हित साधन में स्वाभाविक दिलचस्पी लेती और सीमाओ की रक्षा में 
दत्तचित्त रहती थी । सबसे विलक्षण सुधार सैनिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर 
भी इटेल्यिनो को उससे वचित रखना था । इस नीति का यह परिणाम हुआ कि 
भविष्य में प्रान्तीय सेना ही सम्राट्‌ के चुनाव के लिए समर्थ हो सकी । रोम में उसने 
प्रान्तीय सेना के कई छीजन्स लाकर जमा दिये जिससे रोमनों पर आतक छाया रहे । 

रोम साम्राज्य मे टैक्सों की इतनी वृद्धि हो गयी थी कि लोग टैक्स छेने वालो 
की सूरत देखकर मागते और मुंह चुराते थे । इसके सिवा रोम के द्वारा नियूकत नौकरों 
अथवा ठेकेदारो को स्थानिक प्रजा के साथ सहानुमूति नहीं हो सकती थी, जिसका 
दुप्परिणाम यह भी हुआ था कि छोग रोमनो को घृणा की दृष्टि से देखने छगे । 
इन सब कठिताइयो को समझकर सम्राद्‌ ने टैक्स वसूछ करने की जिम्मेदारी 
म्युनिसिपल सभाओ को दे दी और उनको यह आदेश दिया कि समाज के नानवाई, 
तेली आदि अत्यावश्यक सेवको पर टैक्‍स न लगावे । 


रोम ११९ 


सेप्टिमस ने 'इम्पेरेटर की उपाधि घारण की जो रोमनो के लिए एक नयी 
'पदवी थी उससे एशियाई और मिस्री सम्राट्‌ की ध्वनि आती थी । वह एक नये 


य॒ग की सूचना-सी बन गयी । सैन्य बल शासन का आघ्यर और स्वच्छन्द सम्राट 
साम्राज्य का सर्वेसर्वा बन गये । 


सेप्टिमस की महारानी जूलिआ जो एक धनाढ़्य पुरोहित की पुत्री थी, अपने 
रूप और लावण्य के लिए विख्यात थी । सम्राट्‌ राजनीतिक उलझनो में फंसा था 
'पर वह एक संस्था का सचालन कर रही थी जिसमे साहित्य और कलाओ क के प्रेमी 
तथा कलाकार एकत्रित होते और विचार-विनिमय करते थे । महारानी उनके 
उत्साह का उन्मुक्त सव्धत करती थी । उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सेप्टिमस के 
“विचारो और व्यवहारों पर भी दिखाई पडने लूुगा। अपने पुत्रो को सम्राट ने 
यह' उपदेश दिया कि सेना को यदि सन्तुष्ट रखा जाय तो फिर किसी की भी चिन्ता 
करना अनावश्यक है। 


केरकेला (२११-२१७ ई०) 


सेप्टिमस का पुत्र मारकस एमेलिअस, जो केरकेला के नाम से विख्यात है, सम्राट्‌ 
हुआ । साझीदार होने के सय से उसने अपने छोटे भाई का वध करा दिया और 
उसके सहायको को भी हजारो की सख्या मे तलवार के घाट उतार दिया। केरकेला 
मी एक विलक्षण जीव था । साधारण शासन का भार तो उसने अपनी माँ के हाथ 
में छोड़ दिया और स्वय सेनिको, इन्द्र युद्ध करने वालो और गरीबो के साथ मिलता- 
जलता रहता था । उसे शिकार और शेर से अकेले रूडने का व्यसन था। उसके 
"मोजन के समय मेज के पास सिह बैठा रहता। एक सिह उसके पलंग पर भी बैठा 
रहता था । युद्ध करना उसे प्रिय था किन्तु बल के बदले छल से काम चलता हो तो 
वह उसका निस्सकोच प्रयोग कर डालता था । धोखा देकर उसने आरमीनिया के 
राजा और राजकुमारो को कैद कर लिया । उसका सबसे निर्देयतापूर्ण और घृणित 
काम था अलेक्जैण्ड़या के युवको को सेना मे भरती करने के बहाने बुलाकर सबका 
वध करवा देना । सरकस के खेलो का उसे इतना व्यसन था कि उन पर वह अपार 
घन व्यय करता रहा और सैनिको का वेतन भी ड्योढ़ा कर दिया। रोम का 
बड़ा स्तानागार बनवाने मे मी उसने खूब घन लगाया । उसकी बड़ी उत्कट आकांक्षे 
महान्‌ अलेक्जैण्डर के समान विजयी होने की थी । मनसूबो तथा व्यसनो में घन 
का अपव्यय करने से राज्य-कोष खाली हो गया । उसकी पूर्ति के लिए उसने ऐसा 


१२० विश्व-हतिहास 


ढंग निकालछा जिससे साम्राज्य की नीति में बडे मार्क का परिवर्तन हो गया और 
जिसका प्रभाव विस्मयजनक हुआ । उसने साम्राज्य की सब स्वतन्त्र प्रजा को रोमनो 
के-से नागरिक अधिकार प्रदान कर दिये (२१२ ई० ) । यद्यपि क्छाटिअस के समय 
से ही इस विचारधारा का कुछ कुछ विकास हो रहा था किन्तु उसको निर्भयता के 
साथ पूर्ण करने का श्रेय केरकेला को ही प्राप्त हुआ। उसकी नीति का एक परिणाम 
तो यह हुआ कि साम्राज्य में रोमनो का विथ्िप्ट महत्व नरहां। दूसरा यह कि 
प्रान्तीय प्रजा का राजनीतिक स्तर रोमनो के समान हो जाने के कारण साम्राज्य 
मे उनको समान अधिकार प्राप्त हुए जिससे उनमे आत्माभिमान की वृद्धि हई 

किन्तु सम्राट को तात्कालिक लाभ यह हुआ कि प्रान्तीय प्रजा पर वे विशिप्ट कर छग 
गये जिनसे अभी तक वह मुक्त थी । इसीलिए यह शका की जाती हे कि केरकेला 
इस कार्य मे किसी उच्च आदर्श से प्रेरित नही था वल्कि अपने रिक्त कोप की आम- 
दनी बढाने के लिए ही उसने एक साधन प्रचलित किया था । उस आध्थिक 


ब्ब 


ध्येय को सामने रखकर उसने प्रचलित सिक्‍को का मृत्य तो पू्व॑वत्‌ रखा किन्तु उनके 
चाँदी-सोने में अन्य सस्ती धातुएँ मिलाकर उन्हे भ्रप्ट कर दिया । उसके व्यवहार 
से क्षुब्ध होकर एक प्रिटोरियन गा ने उसका वध कर डाला (२१७४०) | और 
चौदह महीने तक सिहासन सेवरस वश के हाथ से निकला रहा। केरकेला की सुन्दरी 
महारानी जलिया डोस्ता ने निर्बासित दशा मे निराहार रहकर प्राण त्याग दिये । 
जूलिया डोम्ना की वहन जलिआ मेइसा वडी योग्य और चतुर स्त्री थी । उसके 
प्रयत्त से फिर सेवरस वश का एलागेबेल्स नामक चोदह वर्ष का राजकुमार सिहासन 
पर विठाया गया। सेवेरिअस एविटस बेसिएक्स सीरिया के सूर्यदेवता के मन्दिर 
में पुजारी था । शायद इसी लिए वह एलागेबेल्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ | वह 
स्वय रूपवान भी था और अपना स्थान देवता जपिटर से भी ऊँचा समझता था । 
उसी धारणा के साथ-साथ वह हिराक्लस की पत्नी होने की कल्पना करता और 
तदनुकूल व्यवहार भी करता था । उसके अदम्य व्यभिचार और दुव्येसनो के कारण 
हिसाप्रिय तथा भोग-विलास-प्रिय रोमन भी हैरान थे । कहा जाता है कि सम्भवत- 
रोम का कोई भी सम्राट या सेतानायक व्यभिचार और दुर्व्यसन में उसकी समता 
नही कर सका । सतक मे आकर अपने विवाह के अवसर पर उसने वेहिसाब सौगाते 
बाँटी और एम्फी थियेटर के खेलो में अगणित पशुओ का, जिनमे ५१ व्याप्न तथा 
एक हाथी भी था, विभत्सता से साध वध करवाया । वह अकारण अनेक मनुष्यो को 
मरवा डालता था । उसके दो कामो से रोमनो को विशेष क्षोभ और क्रोध उत्पन्न 


रोम १२१ 


हुआ | पहला यह कि उसने वेस्टल वर्जिन (देव कुमारी ) से वछात्‌ विवाह कर लिया 
आओ दूसरा यह कि जुपिटर के मन्दिर से भी विशाल मन्दिर बनवाकर बडे समारोह 
के साथ एलागेबेलस' (सूर्य देवता) क्रो उसमे प्रतिष्ठित किया। फिर अपने एलागे- 
वेलस का बडे धूमधाम से कार्थेज की देवी यूरेनिआ से व्याहु करवाया । मन्दिर और 
व्याह से सी रिया और अफ्रीका के सैनिको और लोगो को चाहे जितना सन्‍्तोप और 
आनन्द प्राप्त हुआ हो किन्तु रोमनों को बड़ी वेदना हुई । चार वर्ष भी राज्य के 
पूरे न हो पाये थे कि प्रिदोरियन गार्ड ने उसका वध कर डाला । 
एलागेबेलस तो निकम्मा था ,किन्तु उसकी नानी जूलिआ मेइसा अद्भुत 
प्रतिमाशालिनी, योग्य तथा कार्यकुशरू थीं । कहा जाता है कि उसका स्थान रानी 
एग्रिपिना से भी ऊंचा था। सम्मवत. यह प्रथम स्त्री थी जिसने सेनेट की बहसों 
में भाग लिया और जिसकी सम्मति ध्यानपूर्वक सुनी जाती थी । नये सम्राट अछे- 
क्जेण्डर की अवस्था सिहासनरूढ होने पर केवल चौदह वर्ष की थी अतएव साम्राज्य 
के शासन और नियन्त्रण का भार राजमातामही प्रतिनिधि की हैसियत से वहन 
करती थी । उसकी नीति सेवेरस और केरकेला से भिन्न थी। केवल सेना के बल 
पर अवलूम्बित रहना उसे श्रेयस्कर प्रतीत न हुआ । अतएव उसने सेनेट के सम्मान का 
पुनःस्थापत तथा शासन को सेना के हाथों से नाग रिको के हाथी मे सौप देने का कुशल 
प्रयास किया । उप्तकी अध्यक्षता में बारह वर्ष तक ऐसी शान्ति और ऐसा सुन्दर 
शासन रहा कि उसके युग को परवर्ती लेखक स्वर्णयूग” कहने लगे । उसकी नीति- 
कुशलता, शान्ति तथा न्याय-प्रियता, धामिक उदारता, प्रजा के प्रति सहानुभूति 
के कारण सीमाओ के दोनों ओर शान्ति रही जिससे व्यापार तथा आर्थिक संगठन 
में उन्नति हुईं। कला-कौशल तथा शिक्षा-परचार की ओर विशेष ध्यान दिया गया 
और प्रजा के भरण-पोषण में सुरुचि तथा सहानुभूति से काम हुआ । शिक्षको और 
विद्वानो का आदर-सम्भान बढ़ गया । जिमीदारो के कर भी घटा दिये गये जिससे 
उनकी दशा भी सुधरने लगी । उपर्युक्त नीति से शासन का खर्च बढ गया तथापि 
राजकोष उसे झेल ले गया । राजदरबार के खर्च में जहाँ तक किफायत हो सकी वह 
की गयी, जिससे साम्राज्य का कोष खाली न होने पाया । राजमाता ने अलेक्जेण्डर 
को ब्री सगति से दूर रखकर उसके आचार-विचारो को शिष्टऔर पुष्ट बना दिया । 
उसकी शिक्षा और दीक्षा बड़े सुन्दर ढंग से की गयी । उसके आचरण शुद्ध और 
सरल थे । उसको परामर्श देने के लिए राजमाता ने सोलह सुशिक्षित और 
आदरणीय सज्जनों की एक समिति बना दी । 


१२२ विश्व-इतिहास 


साम्राज्य वारह वर्ष तक शान्ति रही किन्तु सेना की वेकारी और व्यवस्थित 
शासन प्रजा को कम रुचिकर प्रतीत होने लगा । यद्यपि साम्राज्य की धाक बंध 
गयी थी औरनी ति सफल होने लगी थी तथापि सैनिकगण तथा रणप्रिय नेता मन ही 
मन संघर्ष चाहते थे । सयोग से वैसा अवसर भी आ गया । फारस का सासानी 
राजवंश दिनोदिन संगठित और बलशाली होता जा रहा था। अनुश्ुति के अनुसार 
सासानी वश का अभ्युदय अनाहिता के मन्दिर के विभिष्ट अधिकारियों से आरम्भ 
हुआ। उक्त वश के पपक नामक व्यक्ति ने किसी प्रान्तीय सरदार की पुत्री से विवाह 
करके आखिरकार अधिकार भी छीन लिया (२०३ ई०) । उसके पाथियन अधि- 
पति ने अधिकार-प रिवर्तन को अस्वीकृत कर दिया । इस पर राजा और सरदार 
पपक का सघर्प आरम्भ हुआ । उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि ईरान, विशेपत: 
फारस, में विप्लव-सा उठ खड़ा हुआ । पपक की मृत्यु के उपरान्त उसके दोनो पुत्रो, 
शापुर और अददंशीर मे युद्ध छिडा । देवयोग से णापुर की मृत्यु हो गयी और अर्दशी र 
की सत्ता स्थापित हो गयी। उसने घोषणा कर दी कि वह फारस का स्वतन्त्र राजा 
है और तदनुसार उसये वहाँ के भूमिपतियो और सरदारो पर अपना आधिपत्य 
सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया । पा्थिया के सम्राट ने उसके दमन के लिए जो 
सेना भेजी वह पराजित हुईं जिससे अर्दशीर का आतंक बहुत बढ़ गया । उत्साहित 
होकर उसने स्वय पारथियन राज्य पर आक्रमण किये और अन्ततोगत्वा पार्थियन 
राजा का वध कर डाला (२२४ ई० ) । यद्यपि पाथिया को रोम वालों और कुशाण 
राजा ने काफी सहायता दी किन्तु अर्दशीर ने उनको भी परास्त कर दिया । दस 
वर्ष के भीतर ही उसका साम्राज्य फरात नदी से मर्व और हेरात तक विस्तृत हो 
गया। अर्दशोर की प्रवुद्ध शक्ति से रोम के सम्राद अलेक्जेण्डर को घोर चिन्ता हुई । 
उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि ईरान का पुराना साम्राज्य पुनः जाग उठा है और जो 
कार्य मकदूनिया के अलेक्जेण्डर को करना पड़ा था वह अब उसको ही करना पड़ेगा। 
इस कल्पना के अनुसार उसने रोम की सेना का सगठन मकदूनिया के समान कर 
दिया । उसका विचार फारस पर तीन ओर से आक्रमण करने का था | सासानी 
भी जागरूक थे । दोनों ओर से बडे पैमाने पर तैयांरियोँ होने लगी । अर्दशीर ने 
रोम की दो सेनाओ को नष्ट कर दिया, किन्तु तीसरी से मयकर युद्ध हुआ जिसमें 
दोनों की बड़ी हानि हुई। दोनो को अपने अपने दृष्टिकोण से सफलता रही । 
किन्तु सीमा का प्रश्न ज्यो-का-त्यो रहा । रोम की यह धारणा रही कि वह असफल 
होकर युद्ध से पराडमुख हो गया है। इस घारणा का परिणाम उसके विरुद्ध पड्‌- 


डे 


रोम १२३ 


यन्त्र हुआ | उसी जमाने मे आलमनियों ने भी, जो जर्मगी की एक जाति थी, 
साम्राज्य की सीमा पर आक्रमण किया | उनको श्ञान्त रखने के लिए रिश्वत देने का 
प्रस्ताव किया गया । रोम की सैनिक शक्ति की घाक शी ध्रता से विगडती देखकर तथा 
अनुशासन की कठोरता तथा कायरता से कुद्ध होकर पड्यन्त्रकारियो ने अलेक्जेंण्डर 
का वध कर डाला । उसी के साथ उसकी नानी का भी निधन हुआ (२३५६०) । 
अलेक्जेण्डर का निधन होते ही रोम की सेनाओ में वडी अराजकता फैल गयी, 
जो लगभग पचास वर्ष तक चलती रही । सम्राट बनने की लालसा से अनेक सेना- 
नायक स्वतन्त्र होकर तदर्थ प्रयत्नशील हो गये । रोम साम्राज्य का यह युग अन्धकार- 
ग्रस्त है । इतिहास भी अमी तक उस पर पूरा प्रकाश डालने मे समर्थ नही हो सका । 
आगामी अवंशती में सत्रह सम्राद हुए जिनमे एक-दो को छोडकर सबका वध हुआ | 
सेना के निरकु् होने का सवसे बुरा फल यह हुआ कि डेन्यूब की सीमा 
कमजोर हो गयी जिससे गाथ' आदि बर्बर जातियाँ बल्कान में घुस पडी । रोम का 
सम्राट जो उनको हटाने गया युद्ध में मारा गया । आधिपत्य प्राप्त करने के लिए 
खास इटली मे प्रतिद्वन्दी युद्ध करने लंगे | डेन्यूब, और राइन नदी की निचली और 
मध्य की सीमाएँ टूट गयी जिससे फ्राक लोग बहुत बडी सख्या में घुस पडे (२५०ई० )। 
और गॉल तथा स्पेन तक जा पहुंचे । उसी प्रकार आलमनी जाति के छोग राइन 
नदी पारकर इटली मे प्रविष्ट हो गये । 
अ्दंशीर का पुत्र शापुर जो इस समय फारस के राजसिहासन पर आसीन था 
अपने पिता के समान पराक्रमी निकहा । उसने सीरिया पर आक्रमण किया और 
एण्टिआक तक आ पहुँचा । रोमन सम्राट्‌ वेछेरिअन को छल-वल से उसने कैद कर 
लिया । वेलेरियन की मृत्यु कद ही मे वड़ी वेहुरमती से हुई (२५० ई०) । अपनी 
विजय से उत्साहित होकर शापुर आगे बढ़ा और एनातोलिया के पश्चिमी संमुद्री तट 
तक पहुँच गया । उसका आधिपत्य जमने के पहले ही पालमाइरा की रोमन सेना ने 
मेसोपटेमिया पर चढ़ाई कर दी । फलत. शापुर को लौटना पडा और मेसोपटेमिया 
को खाली कर देना पड़ा । इससे प्रसन्न होकर रोम के सम्राट्‌ ने पालमाइरा के सेना- 
नायक ओडेनेथस को राजा की पदवी से विभूषित कर दिया । कुछ ही वर्षों में पाल- 
माइरा के राजा ने ऐसी शक्ति सचित कर ली और ऐसा व्यवहार किया जिससे रोम 
के सम्राट्‌ को अनिष्ट की आशका हो गयी । पालूमाइरा का शासन विघवा रानी 
जिनोबिया सेप्टेमिया के हाथ में आया (२६७ ई० )। उसे ग्रीक, सीरियन, मिस्री 
तथा लाटिन भापाओ का ज्ञान था। विद्या-प्रेम के साथ ही साथ उसे मित्र की 


१२४ विद्रव-दतिहास 


सुविख्यात रानी क्लिओपेट्रा के समान ऐथ्वर्य और महत्त्व की प्रवद्ल आकांक्षा भी थी। 
वह अग्ने को मिस्र के टोलेमी राजवश की पुत्री कहती थी। पुझपोचित व्यायाम और 
शिकार का उसे गौक था। तथापि उसका आचरण सिप्ट एवं शुद्ध था| उसने 
अपना आधिपत्य मिस्र देश पर भी जमा लिया और (ूर्त की रानी की उपाधि 
घारण कर बड़े ठाठ-वाट से गासन करने छगी । अपने पराक्रम और चतुरता से उसने 
मिस्र से एशियाई कोचक तथा बास्फोरस तक अपना प्रमृत्व रथापित कर दिया 
जिससे रोम का महत्त्व एशियाई कोचक में अस्तप्राय होने छगा । बिजग्ो से उत्माहित 
होकर उसने २७२ ई० में रोम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । यदि रोम का सम्राट 
जर्मन आक्रमणों को रोकने में न फेस गया होता तो सग्मवतः विद्रोह करने का 
साहस रानी न करती । 
विद्रोह का अवसर चुनने मे जिनोबिया ने भूल की । उसने यह ने सोचा कि 
गाथ लोगों के टीड़ी दल को २७० ई० में परास्त करने से रोम के सम्राट वी चिन्ता 
का एक भयंकर कारण दूर हो गया । इसके सिवा नये सम्राट आरेलिअन ने भी गाथोी 
के उस दल को जो इटली में घुस गया था, घोर युद्ध करके मगा दिया (२७१ ०) । 
उधर से निश्चिन्त होकर आरेलिअन ने जिनोबिया को, जो पालमाइरा के जलसोत 
के सूखने से हताथ होकर फारस भागी जाती थी, पकठ़ लिया और रोम में कदी बना 
कर रखा। कार्थेज की तरह पालमाइरा भी भस्मसात्‌ कर दिया गया (२७२ ०) । 
यद्यपि आरेलिजन योग्य सेनानायक और कुणर शासक था जिससे साम्राज्य को 
लाभ होने की आजा थी किन्तु वह केवल पाँच वर्ष ही राज्य कर पाया। इसी थोटे 
समय में उसने रोम की आर्थिक स्थिति समालने तथा अनुसागन दृट करने और 
लोकोपयोगी इमारतों, नदी के तटो तथा नगर की प्राचीर को सुदृढ करने का स्तुत्य 
प्रवत्त किया । उसने सिक्‍को के-सुधार का भी प्रयत्त किया । गरीबो को अनाज 
के बदले वह पकी-पकायी 'रोटियाँ, तेठ,नमक और सुअर का गोब्त मुफ्त बँटवाता 
था। यद्यपि स्वयं वह सरल, कम खर्च और सादगी-पसन्द था तथापि रोबदाव तथा 
जनता को आकपित करने के लिये अनेक प्रमावोत्यादक विधि-विधान उसने प्रचल्ति 
किये । सम्राट्‌ को ईब्वर अथवा सूर्यदेव का प्रतिरूप कहकर उसके प्रति भक्त, 
श्रद्धा तथा अर्चा का आदेश दिया। अपनी नीति और आज्ञाओ में सेनेंट को वह हस्त- 
क्षेप न करने देता था। सूर्य की पुजा को उसने राष्ट्र-चर्म घोषित कर दिया। उसके 
दृढ णासन तथा प्रवल नियन्त्रण से भासक वर्ग में व्याकुलता फैली । फैलसूफ अमीरों 
तथा शौकीन छोगो को सीघे-सादे रहन-सहन के प्रति उसका आग्रह असन्तोषजनक 


रोम १२५ 


हो गया । रिश्वतखोरो तथा अनाप-शवाप लाभ उठाने वाले व्यवसायियों मे भय 
और रोप बढा । सूर्य देवता के एक विशाल मन्दिर के निर्माण होने तथा उसे शर्म 
का प्रमुख केन्द्र बनाने के प्रयत्न से अन्य धर्माधिकारियो में ईर्ष्या-हंप के भाव जाग्रत 
हो गये । साधारण जनता पर एँजी वालो ने जो अक्षय कर्ज लाद रखा था उसको 
उसने अनुचित और अन्यायपूर्ण घोषित करके अदा करने से गुदत कर दिया । इससे 
सूदखो रो और गुलामो पर अत्याचार करने वालो में हुलचल फैल गयी । इन सब 
जनोपयोगी कार्यो का यह्‌ फल हुआ कि उसके विरुद्ध पड्यन्त्र की भावना स्वार्थ 
परायण समुदायों में बढती गयी । अन्ततोगत्वा इरास' नामक उसके सेक्रेटरी ने 
एक जाली पत्र वनाया जिसमे कई अफसरो को ज्राणदण्ड देने का आदेश लिखा हुआ 
था। उत्तेजित होकर अण्सरो ने सम्राट्‌ को मार डाला (२७० ई० ) । ह॒त्याकाण्ड 
का समाचार फेलते ही सैनिकों ने इरास तथा हत्यारे अफसरो का वध कर दिया । 
फारस में आपुर के उत्तराधिकारियों मे राजसहासन के लिए सघर्ष छिड 
गया (२७२ ई०) जिसके कारण फारस से न तो जिनोबिया को सहायता मिली और 
न रोम वालो का विरोध हुआ। रोम वाले भी पालमाइरा की विजय से लाभ उठा 
कर फारस को हानि इसलिए न पहुँचा सके कि आरेलिअन के वध के पच्चत्‌ जो सम्राट 
हुए वे गाल पर जर्मनो के आक्रमणो में उलझे रहे या स्वच्छन्द सेनापतियों से लडते' 
रहे । उनका शासनकाल भी अधिक स्थायी न रहा । यद्यपि सम्राट्‌ केरस ने फारस 
के सम्राट्‌ वहराम द्वितीय पर, जिसने आरमीनिया और मेसोपटेमिया पर अधिकार 
जमा लिया था, चढाई की (२९२६० ) । किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला। 


डायोक्लीशियन (२८५-३०५ ई०) 


डायोक्ली शियन ने साम्राज्य की सीमाओं पर वारम्वार आक्रमणों को रोकने 
और शासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये नवीन योजना बनायी । इस योजना 
के अनुसार दो आग्रस्टस एक स्वयं डायोक्‍्लीशियन और दूसरा मेक्सिमिनिअस 
नियकक्‍त हुए । यद्यपि डायोक्‍्लीशियन का स्थान प्रथम था तथापि दोनो के अधिकार 
समान निश्चित किये गये। डायोक्लीशियन ने निकोमीडिया में जो बाइजेण्टम से 
कुछ मीछ दूर था और मेक्सिमिनिअस ने मिलान में अपनी राजधानियाँ बनायी । 
प्रत्येक आगस्टस को एक सीजर चुनने का अधिकार दिया गया । आगस्टस से 
सीजर का दर्जा कम था और उसके अधिकार भी कम थे । डायोक्ली शियन ने 
अपना सहयोगी गेलेरिअस को ओर मैक्सिसिनिअस ने कान्स्टेण्टिअस को चुना ॥ 


१२६ विद्व-इतिहास 


आगस्टीय क्षेत्रों के अन्तर्गत एक भू-माग का शासन सीजरो को दे दिया गय औौर 
उनके गासन-केन्द्र निश्चित कर दिये गयें ।.यही नहीं, आगस्टसों ने अपने-अपने 
सीजरों का अपनी-अपनी पुत्री के साथ विवाह भी कर द्विया । 
योजना की दूसरी विशेषता यह थी कि प्रत्येक कानून अथवा आन्नाएँ चारों 
पदाधिकारियों के नाम से प्रकाशित होती जिससे यह प्रतीत न हो कि साम्राज्य 
चार टुकडो में वाँट दिया गया । तीसरी विशेषता यह थी कि दोनों आगस्टसो ने 
यह निर्धारित किया कि बीस वर्ष के शासन के उपरान्त वे अपना स्थान सहयोगी 
सीजर को देकर हट जायेगे । उनकी धारणा थी कि उपयूवत प्रथा से आगस्टस 
'पद के लिए सघर्प कम और साम्राज्य की चारों दिगाओं का प्रवन्व सुदृढ़ और 
सनन्‍्तोषजनक हो सकेगा । इसके सिवा आगस्टस के पद पर पहुँचने के पहले सीज़र 
को शासन सम्बन्धी नीति और उसका व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुमव भी अच्छा 
होगा और साम्राज्य की नीति में भामूल उलट-पुलट की सम्मावना भी कम होगी । 
सिद्धान्त के हिसाव से उपर्युक्त नीति अच्छी कही जा सकती थी किन्तु उससे चारों 
में संघर्ष की आगका तो दूर न होती थी । 
शासन में उत्तरदायित्व, गम्मी रता एवं गशिप्टता के स्थापन के लिए डायोक्ली- 
'शियन ने कुलीनों की मर्यादा और अधिकारों को पुनरुज्जी वित करने का प्रयत्न 
किया । ऐरे-गैरे पचकल्याणी लोगो के हाथ में शासन के चले जाने से रोम राज्य 
तथा साम्राज्य को कट अनुमव होते रहे थे जिससे सुधार की आवश्यकता प्रत्तीत होती 
थी । कुलीन श्रेणी का पुन्निर्माण करने के लिए सम्राट्‌ ने पदों को वंशानुगत कर 
दिया जिससे नोकरशाही स्थिर, गम्मीर तथा अधिक अनुमवी हो सके । सम्राट 
'की यह शारणा थी कि गान्ति एवं सरक्षित परिस्थिति में ही जनसत्ता का आनन्द 
उठाया जा सकता है, अन्यथा डिक्टेटरशिप उससे कही अधिक उपयोगी तथा बल- 
दायक होती है। साम्राज्य की स्थिति के अनुसार उसी की आवश्यकता है। 
डायोक्लीशियन ने आर्थिक दशा सुधारने के लिए काफी उत्साह दिखाया । 
सिक्कों की अ्रप्टता को, जो चाँदी की कमी के कारण हुई थी, यथासाध्य कम॑ करके 
उसने नये और अच्छे सिक्‍के प्रचलित किये । प्राइवेट व्यापार को उत्तेजना दी । 
शासन के हाथ में कुछ गिने-चुनें व्यापार आवश्यक समझकर रख दिये । लोहा, 
सोना, अनाज, शराब, नमक, दराली तथा कीमती वस्त्र आदि का कण्ट्रोल भासन के 
हाथ में रखा । वेकारी टूर करने के छिए छोकोपयोगी अनेक निर्माण-कार्य चाल 
पकिये । खाने-पीने की आवश्यक चीजो की दर निर्धारित कर दी गयी और नीची 


रोम १२७ 


श्रेणी के कारीगरों तथा मजदूरों का वेतन भी निश्चित किया गया (३०१ ई०) । 
गरीवो की स्थिति के अन॒सार खाने की चीजे या तो आधे दाम पर या म॒फ्त दी जाने 
लगी । सरकारी कासो में सबसे अधिक नौकर तथा मजदूर मरती किये गये । 

सैनिक विभाग को साधारण विभाग से पृथ्क्‌ कर देता डायोक्लीशियन के 
महत्त्वपूर्ण सुधारों में गिया जाता है। दौकरियो की सख्या भी खब वढायी गयी जिससे 
बेरोजगारी कम हो सके । गासन को दुढ तथा नौकरियों वी दद्धि करने के लिए 
उसने सूबो तथा प्रान्दी की सख्या वटा दी | प्रिटोरियन गार्डो की शक्त्ति तोडने के 
लिए उसने उन्हें सवारो और पदातियो के अध्यक्षो के सुपुद कर दिया । प्रिटोरियन 
नेताओं को जिच्सी कर बयूछ करने तथा न्याय वितरण का काम दिया गया । 

डायोक्लीशियन के समय मे सम्भवत गेलेरियस के आमह से ईसाई धर्म का घोर 
दमन किया गया । इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि धामिक मामलो में 
रोमनो की उदार नीति थी उसका पालन न करके ईसाई अपने मत को छोटकर 
अन्य सभी मतो का खण्डत और विरोध करते थे । विभिन्न मतो या धर्मो के होते 
टृए भी रोमनो ने एक राष्ट्र-घर्म की आवश्यकता का अनुभव किया और उसका 
सक्रिय प्रचार किया । ईसाई उसका भी विरोध करते थे क्योकि वह उनके विव्वासो 
के अनुसार कपोल-कल्पित और मिथ्या था । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि 
ईसाई डायोक्लीशियन के विनाश के लिए पड्यस्त्र करते ५ । यह सच है कि वे सम्राट 
को ईश्वर का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करने के लिए कदापि तैयार न हुए । 
दमन की नीति से ईसाई धर्म का सम्मान ओर प्रचार बढते लगा | आखिरकार 
दमन को बन्द कर देना ही ठीक समझा गया ! 

बीस दर्प तक सम््गद रहसे के पश्चात्‌ डायोक्‍्छीशियन ने अपना पद त्याग कर 
(१ मई २०५ ई०) तटस्थ रूप से अपने जीवन के अन्तिम दस वर्ष व्यतीत किये 
(३१६ ई० ) । मेक्सिमिनिञअ्स ने भी अपना पद त्याग दिया । 

डायोक्लीशियन की योजना के अनुसार दोनों नियुक्त सीजरो को आगस्टस का 
स्थान मिलना चाहिए था । किस्तु वह आजा पूर्ण न हुई * प्रत्युत बहुत-से दात्रेदार 
उठ खडे हुए । सन्‌ ३१० ई० में ही पाँच आगस्टस बन बैठे । सधर्ष होने के पश्चात 
कास्टेप्टाइन साम्राज्य का एकमात्र सम्राट हो गया (३५४ ई०) । 
केन्स्टेण्टाइन (३२४-३३७ ई०) 

कान्स्टेण्टाटन सदाचारी, सयमी, हृष्ट-पुष्ट और तेजस्वी, उदार विचार तथा 


१२८ _विश्व-इतिहास 


विवेकशील और कार्यकुशल था। उसने ज्ञान और विज्ञान के संवर्धध तथा कछाओं 
को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया । अपने साम्राज्य का दवदवा स्थापित करने के 
लिये और शान-शौकत में फारस के सम्राट से भी आगे बढने की स्पार्धा के कारण 
अपनी राजघानी, राजमहलरू, दरवार आदि पर इतना अधिक घन व्यय किया कि 
उसको कोप के पुर्ण करने की चिस्ता बढी । जिसका परिणाम यह हुआ कि वह छोभ- 
ग्रस्त हो गया। जो कुछ भी हो, उसकी नयी राजघानी बाइजेण्टिअम (कान्स्टेण्टिनोपल ) 
इतनी श्री-सम्पन्न हो गयी कि रोम की शान भी उसके सामने फीकी जान पठने लगी । 
राजनीतिक और शासनिक केन्द्र हो जाने से उसका मंहत्त्व उसी अनुपात से बढा 
जिससे रोम का कम हुआ । नयी राजधानी से फारस तथा उत्तरी और पूर्वीय 
बर्बरों की गतिविधि पर कडी नजर रसी जा सकती थी और उनके दमन के लिए 
शीघ्रतापूर्वक प्रतिकार किया जा सकता था । इसके सिवा वहाँ खाने-पीने की चीजे 
सरलता से पर्याप्त मात्रा में मिल सकती थी । 
यद्यपि कान्‍्स्टेण्टाइन ने ईसाई मत को विजयी करने का झण्डा उठाया था तथापि 

उसने अन्य धर्मावलम्बियों के देवालयों के निर्माण मे कोई अड़चन न डाली और न 
ईसाई धर्म को राष्ट्र-धर्म घोषित किया । रोम की परग्परागत रुढ़ियों से मुक्त हो 
जाने के कारण नयी राजधानी में ईसाई धर्म को उन्नति करने का अमृतपूर्व अवसर 
मिला और ईसाईयो को विशेष सम्मान प्राप्त हो गया । कान्स्टेण्टाइन की आंशिक 
समता सम्राट्‌ अशोक से इसलिए की जाती है कि दोनों ने नवीन घर्मो का पोषण 
और प्रचार किया जिससे पहले उनकी उन्नति हुई और आगे चलकर अवनति हो 
गयी । उसके सिवा अशोक के अन्य गुण उसमे नहीं पाये जाते । काल्स्टेण्टाइन ने 

ईसाईयो के दो मुख्य सम्प्रदायो को मिलाकर घार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयत्त 
किया किन्तु यथेष्ट सफलता प्राप्त न हो सकी । ईसाई धर्म को उसने खुल्लमखुल्ला 
स्वीकृत नही किया । हाँ, मरने के करीब ईसाइयो का आरियन मत स्वीकार 
कर लिया। 

एशिया के करीव राजघानी आने से एशियाई राज्यो के ठाठ-बवाट और दरवारी 

शिष्टाचार का प्रमाव काल्स्टेण्ठाइन के संगठनों और सुधारों पर पडा। सम्राट 

का दर्शन साधारण जनता के लिए दुर्लभ हो गया । ईदवर का प्रतिनिधि होने की 

हेसियत से सम्राट्‌ के ऐश्वर्य की वृद्धि हुई, जिससे उसके दर्णन का सौभाग्य राज्य के 

वडे पदाधिकारियों और दरवारियो को ही प्राप्त होता था । सम्राट के परामशे- 

दाताओ में राजभवन का मुख्य प्रवन्धकं, नकदी करो और भेटों आदि का साग्रहिक 


रोम १२९ 


तथा सम्राट का व्ययाध्यक्ष, न्‍्यायाध्यक्ष आदि उल्लेखनीय है । सम्राट के वाद 
क्लेग्सिदी (महातेजस्वी) तक्षा प्रिफेक्टिसनी' (महानिपुण) के स्थान गिने जाते 
थ। मसम्राट्‌ के मन्त्रिमण्डल में वीस प्रमुष पदाधिकारी 4 जो जगासन तथा सेना के 
अध्यक्ष होते थे। केवर सम्राट ही धप-छोंह का विशिष्ट वस्त्र पहनने, सिर पर रत्न- 
अटित मुकुट धारण करने ओर गरडमग्वी राजदण्ड रखने का अभिकारी था । 
सारे राज्य के पदाधिकारियों का एक मख्याध्यक्ष था जो जासूसो द्वारा उनकी 
गतिविधि का निरन्तर ज्ञान प्राप्त करता रहता था। प्रत्येक प्रान्त तथा नगर के 
शासन के लिए वहाँ का शासक और उसको परामर्ण देनेवाली सभाएँ नियक्‍त थी । 
साम्राज्य में सेना पर बहुत व्यय होता था। सैनिकों के साठ दल ५ । उनके 
सिवा सहायक सेनाएँ, अश्वारोहियों के रिसाझे तथा नौ-सेना थी | सीमाओं की 
सरक्षा के लिए उचित स्थानों पर सेवाएँ नियकत थी जिनको भू-भाग दें दिये गये 
थे। उन पर साधारण गासन का नियन्त्रण न था | उस भू-माग पर सैनिक खेती- 
बारी करते और आवश्यकता पडने पर लडने चले जाते थे | उनके सिवा दो छाख 
सुसज्जित और युद्धकला में दक्ष सेना «गे, जिसके दल आवच्यकता पटने पर निश्चित 
स्थान पर जीघ्रतापूर्वक मेज दिये जाने थे। साढ़े तीन हजार चने हुए सैनिक सम्राट्‌ 
के खास सरक्षक-दल में तैनात रहते थे | पदातियों और अब्वानरोहियों के अलूग- 
अलग सनाध्यक्ष थे । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि तत्कालीन समाज को ऐसे संगठन की आवश्यकता 
थी जो मानव-शक्ति तथा शासन एवं अन्य साधनों की पूति करने में समर्थ हो । 
बम उद्देश्य को सामने रस्बकर यह नीति निश्चित की गयी कि ममाज के प्रत्येक क्षेत्र 
तथ्ग विभाग में काम करनेवालो को वशानुगत व्यवसाय में प्रतिग्ित कर दिया जाय । 
णासक, व्यापारी, उद्योग-धन्धे वाले, कृपक, सैनिक आदि वन्दों को अपने-अपने 
श्त्र में पु्त-दर-पुब्त काम करना आवश्यक अतएवं अनिवार्य कर दिया गया । 
“ स्‌ ब्रियान से अनेकानेक उपजातियॉ-सी सगटित हो गयी । यद्यपि इ्स प्रवन्ध से 
आवध्यक साधनों में स्थिरता और दढता अवच्य आ गगी तथापि मनुष्य को अपना 
व्यवसाय चनने की स्वतन्त्रता खो देनी पडी । 
साम्राज्य के बदते हुए ख्चे के लिए अमीरो ओर जमीदारों पर अनिरिक्‍त 
कर लगाये गये । यद्धों तथा महामारी के कारण साम्राज्य की जनरख्या घटती 
जाती थी अत. सेना मे बर्बर जातियो के छोगो को मरना आवश्यक हो गया। सैनिक 
वर बढाये विना उतने वह साम्राज्य मे भान्ति तथा सीमाओं वंते रक्षा असम्मव थी । 


१३० विश्व-इतिहास 


ऐसी स्थिति मे साधारण मध्य श्रेणी के छोगो का छोष हो गया, कृपक भी कठिनाई 
से अपने कुटम्ब का पालन कर पाते थे। साराश यह कि साम्राज्य की आथिक दया 
दिनों दिन विगडती चली जाती थी । 

चौथी बती का उत्तराझ्ध रोम साम्राज्य के लिए प्रछुयकारी सिद्ध हुआ । 
साम्राज्य के लिए तो युद्ध चलते रहे किन्तु मध्य एशिया के हणो के पश्चिम की ओर 
प्रयाण तथा फारस के सासानियो के आधघातों से रोम साम्राज्य की पूर्वी सीमाएँ 
टूटने लगी | हूण दल चीन की कई जातियों के, जिनमे मंगोल, तुर्के और तुगस मुल्य 
थी, सम्मिश्रण से बना था । वे छोग खानावदोश घुडसवार थे यद्यपि उनके साथ 
बैल, ऊंट और भेंडे भी रहती थी। उनका मोजन मास था और उनके वस्त्र पशुओं 
की खाल से बनाये जाते थे। बचपन से ही उनको यद्ध करने का अभ्यास होता था । 
कई गतियो तक वे चीन में उथरू-पुथल करते रहे । यद्यपि हानवभीय चीनी सम्राटो 
ने उन्हें कुछ समय के लिए गान्त रखा, किन्तु वे अदम्य थे और अवसर पाते ही 
उपद्रव करने छगते थे । चीनी सम्राटो के अथक परिश्रम से हणो का प्रवाह पश्चिम 
की ओर मुठ गया। मार्ग की बसी जातियो को ठेलते-ढकेलते हुए वे पूर्वी गाथ (आस्ट्रो- 
गाथ) के दलो पर टूट पठे और उनको अस्त-व्यस्त करके रोमन साम्राज्य की पूर्व- 
यरोपीय सीमाओ पर बसने वाले पब्चिमी गाथ (विजी गाथ) लोगो पर, जो उम्र 
समय धामिक मभेंद के कारण आपस में रूड-भिठ रहे थे, छा गये । 


फारस के सासानियो पर चढाई करने वी कान्सटेण्टाइन को उत्कट अभिलापा 
थी किन्तु ३३७ ई० में उसकी मृत्यु हो जाचे के कारण वह पूर्ण न हो सकी थी । 

कान्स्टेण्टाइन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में भयकर यद्ध होने 
लगा, जिनमे मरसा का युद्ध (३५१ ई० ) अत्यन्त विनाशकारी सिद्ध हुआ । कहा जाता 
है कि उस युद्ध मे रोमन सेना के जितने बठे-बडे झरवीर थे सभी काम आये । 
यह अव्यवस्थित दशा सन्‌ ३६३ ई० तक चलती रही । 

सेना ने उसके पुत्रो के सिवा किसी अन्य को सम्राट्‌ बनाना स्वीकार न किया। 
कुछ समय तक उसके दोनो पुत्र सयुकत होकर राज्य करते रहे। कान्स्टेन्स की मृत्यु 
के पण्चात्‌ उसका भाई कान्स्टेण्टिअस बचा । 

कान्स्टेण्टिअस (३३७-३६० ई० ) के कोई सन्‍्तति न थी, इसलिए उसने अपने 
मतीजे जूलियन को सीजर नियुक्त कर दिया। फारस के शापुर द्वितीय ने आरमीनिया 


ओर मेसोपटेमिया पर आक्रमण किया, जिसको निरस्त करने के लिए कान्स्ट्रेण्टिअस 
को बहुत समय तक युद्ध करना पडा । 


'रोम १२१ 


इसी समय कान्‍्स्टेंटाइन वंश का यह उल्लेखनीय व्यक्ति अपने प्रतिद्वन्द्रियों के 
मुकाबले में विशेष प्रेंकाश मे आया । इसको कान्स्टेण्टाइन ने अपने जीवनकाल में 
पश्चिमी यूरोप की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। उसने अपनी योग्यता और 
कर्मण्यता का अच्छा प्रमाण दिया । अपनी सेना से कई गुना बड़ी, चुनी हुई जमेन 
सेना को स्ट्रासवर्ग के युद्ध मे नष्ट कर उसका दमन कर दिया फ्रेंको लोगों से 
कलोन के युद्ध में उसने तोबा बुलवा ली । राइन के उस पार भी उसने जमेनी पर 
आतंक जमाने के लिए तीन सफल आक्रमण किये और सन्धि की अपनी शर्तों को 
मानने के लिए उनको वाघध्य किया | इतनी सफलता उस क्षेत्र मे किसी रोम वाले 
को पहले कभी नही मिली थी । सेना पर उसका इतना गम्भीर तथा उत्साहवर्घक 
अ्रमाव था कि बिना वेतन के भूखे-प्यासे रोमन सहर्ष उसका अनुगमन करते थे । 
जलियन सुशिक्षित विचार का तथा विवेकशील शासक था । उसकी प्रशंसा और 
सहत्त्व की वृद्धि से कान्स्टेण्टिअस के हृदय में ईर्ष्या और हेष की भावना जगी । उसने 
'जूलियन को गाल से हटाकर फारस की सीमा पर जाने का आदेश दिया । उसका 
उलटा प्रभाव पड़ा । जूलियन के सेनानियों ने उसको जाने से रोककर सम्राट 
घोषित कर दिया । कान्सूटेण्टिअस ने उसको दण्ड देने की तैयारी कर छी | पर 
युद्ध छिडने के कुछ पूर्वे कान्स्टेण्टिअस की मृत्यु हो गयी । उसी के साथ जूलियन 
साम्राज्य का एकछत्र शासक बन गया । 

जूलियन को न्याय, कतंव्य और शिष्टता से प्रेम था। उसकी रुचि स्वाभाविक- 
तया ईसाई धर्म के अनुकल न थी । रोम के प्राचीन प्रतिष्ठित देवताओ के प्रति 
उसने श्रद्धा का प्रदर्शन किया, जिससे उनमे फिर एक बार कुछ जान आ गयी । 
'निश्चिन्त होकर जूलियन ने फारस पर चढाई की ।. किले और नगर विध्वंस 
करता हुआ वह फारस की राजघानी के करीब पहुँच गया । किन्तु आरमीनिया 
की शिथिलता के कारण उत्तरी ओर से आने वाली सेना समय पर न पहुँच 
सकी । फिर भी युद्ध ने भयकर रूप धारण किया । उसी युद्ध मे किसी अज्ञात 
सेनिक द्वारा आहत होकर जूलियन ने प्राण विस॑जन किया (३६३ ई०) । उसके 
“निधन के साथ ही कान्स्टेण्टाइन वंश का अंत हो गया । फारस के सम्नाट्‌ द्वितीय 
शापुर ने पुनः मेसोपटेमिया और आरमीनिया पर अपना आधिपत्य जमा 
लिया । 

६४ ई० में साम्राज्य के इटली तथा पश्चिमी. प्रदेशों पर वेलेण्टिनियन ने और 

'पूर्वी भाग पर उसके भाई वेलेन्स ने आपसी समझौते के अनंसार अपना-अपना अधिकार 


१३२ 'विदव-इतिहासप्त 


जमा लिया । गाथ के कबीले रोम साम्राज्य के भीतर शरण लेकर सम्राट वेलेन्स 
वी सहायता के प्रार्थी हुए। उनकी सहायता के लिए भेजे हुए रोमन सेनाध्यक्षों ने 
उनके साथ अच्छा बर्ताव न किया और न उनको अन्नादिक देंने का उचित प्रवन्ध ही 
किया । उनसे ऊबकर गाथों ने विद्रोह कर दिया और रोम के सेनापति को परास्त 
कर साम्राज्य की राजघानी पर भी चढाई कर दी। सम्राट बेलेन्स मारी सेना लेकर 
उनका दमन करने गया किन्तु वह एड्रियानोपल के युद्ध में मारा गया । (३७८ 
ई० ) । गाथ श्रेस में घसकर जम गये । उपर्युक्त पराभव से रोम साम्राज्य की धाक 
नहुत घट गयी और आक्रमणकारियों का साहस, उत्साह तथा आतंक बढ़ गया । 
पूर्व में ही नही, पश्चिमी प्रान्तो मे मी उनकी महिमा नष्ट हो रही थी । 
सन्‌ ३६४ से सन्‌ ३९२ तक सम्राट्‌ वेलेण्टनियन और उसके भाई वेलेन्स ने 
राइत और डेन्यूब की सीमाओ की रक्षा के लिए असफल प्रयत्न किये । सुयोग्य 
सेनापति थिज्रोडोसिअस को अफ्रीका और ब्रिटेन के आक्रमणकारियो से रक्षा करने 
के लिए नियुक्त किया गया। उपर्युक्त काल में ईसाइयो में साम्प्रदायिक भेद और 
संघर्ष बढ गया और हुण लछोग अन्य बर्वर जातियों; आलान, पूर्वी गाथ, पश्चिमी गाथ 
आदि को अस्त-व्यस्त कर आगे बढ़ते आये । उसने त्रसत होकर बहुत सख्या में विजी 
(पश्चिमी ) गाथ रोम राज्य के मीतर शरणार्थी बनकर आ बसे, किन्तु उपद्रव करते 
रहे। जैसा कि हम कह चुके है, वेलेन्स उनका दमन करने के प्रयत्न में मारा गया। 
रोमन सेना नष्ट करके विजी-गाथो ने कल्कान प्रान्त को लूट लिया। किन्तु कान्स्टे- 
ण्टिनोपल को लेने में वे असमर्थ रहे । अपने चाचा के निघन का समाचार पाकर 
सम्राट ग्रेशियन ने धियोडोसिअस के पुत्र को अपना सहग्रोगी सम्राट नियुक्त किया । 
थियोडोसिअस ने छल-बल से गाथो को शान्त करके उन्हें दक्षिणी डेन्यूब की रक्षा के 
लिए आसपास के प्रान्तो में बसा दिया। ये लोग आगे चलकर आस्तीन के साँप 
सिद्ध हुए, विशेषकर इसलिए कि गाथो का सैनिक दल उनके नेताओं के नेतृत्व में 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाये रहा और अपने जाति-बन्घुओ के साथ सहानुमृति 
रखता रहा | कुसमय आने पर उनका भरोसा भ्रम मात्र रह गया। 
थियोडोसिअस ने ईसाई धर्म के उस सम्प्रदाय का समर्थन और पोषण किया जो 
पूर्वी प्रान्तों के आरियन सम्प्रदाय से भिन्न था। बहु देवताओं की पूजा बन्द करने के 
सिवा पुराने धर्मों को मानने वालो की जमीन छीन ली और सम्मानित पदों पर उनकी 


नियुक्ति बन्द कर दी । शासन को सगठित करने तथा राज-कर घटाने का भी उसने 
प्रयत्त किया । 


रोस १३३ 


थियोडोसिअस सारे रोम साम्राज्य का अन्तिम सम्राट था। अपने जीवनकाल 
में ही उसने साम्राज्य को दो भागो में विभक्त कर अपने दोनों लडको मे बॉट दिया । 
उस समय से वे पृथक्‌-पृथक्‌ चले । यह पार्थक्य केवल भूमि और शासन तक ही 
सीमित न रहा। संस्कृति, आचार-विचार सभी क्षेत्रो मे वह व्याप्त हो गया । इस 
पार्थक्य के दो स्पष्ट कारण थे। एक तो यह कि पूर्व तथा पश्चिम की समस्याएँ 
कम उलझने पाती थी और प्रत्येक भाग अपनी पूरी शक्ति तथा ध्यान अन्यत्र लगा 
सकता था। दूसरा यह कि पूर्व की संस्कृति तथा सामाजिक संगठन पश्चिम वालों 
से भिन्न थें। अतएव उनकी समस्याओ के समाधान के लिए विभिन्न नीति एवं 
विधि-विधघान आवश्यक थे । 
सन्‌ ३९५ से साम्राज्य पर पुनः भयकर आक्रमण आरम्म हुए। थियोडोसिअस 
की मृत्यु के कुछ समय बाद ही विजी-गाथो के बर्बर कबीलो का नेता अलारिक ग्रीस 
में घुसकर लूट-मार करने लगा + साम्राज्य के पूर्वी भाग के सम्राट्‌ आरकेडिअस ने 
उसे घूस देकर मिला लिया और एपिरस की सेना का सेनापति बना दिया। अनुकूल 
अवसर देखकर उसने अपने सैनिकों को अच्छे अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित कर दिया । 
यह स्थिति केवल विजी गाथों की ही नही थी, वाण्डाल, बबेर तथा अन्य जर्मन 
उपजातिग्रों के सैनिक और सेनापति एव मंत्री भी साम्राज्य की नौकरी में थे। 
वाण्डालो के स्टिलिको नामक एक सरदार ने तो थियोडोसिअस की भतीजी से विवाह 
भी कर लिया था। जब एलारिक ने साम्राज्य के पदिचमी भाग पर आक्रमण किया 
तब स्टिलिको ने दो युद्धों मे उसे परास्त कर लौट जाने पर मजबूरु कर दिया । पश्चिमी 
भाग का सम्राट होनोरिअस निकम्मा था। उसका मुख्य व्यसन मुर्गी पालना था। 
होनोरिअस के कान लोगो ने स्टिलिको के विरुद्ध इतने मरे कि उसने सेनापति का 
वघ करवा दिया । उसके मरने से उत्साहित होकर एलारिक पुन लौटा और रोम 
तक जा पहुँचा । बीमारी फैलने तथा भोज्य पदार्थों की कमी के कारण रोम वालो 
ने उसे भारी घृस देकर शान्त किया । दूसरे वर्ष वह फिर लौटा और उसने सम्राट 
से कुछ प्रान्तो को माँगा जिसमें वह अपने कबीलो के लोगो को बसा दे। उसने होनो- 
रिअस को सिहासनच्युत करके अपने निर्वाचित व्यक्ति को सम्राट्‌ बना दिया । 
फिर भी झगडा तय न हआ । आखिरकार सन्‌ ४१० ई० मे विजी गाथो ने रोम फतह 
कर नगर को लूट लिया। ऐसी घटना रोम के इतिहास भें पहले कमी न हुई थी । 
रोम की जो कुछ बची-खुची धाक थी वह सब भी मिट्टी मे मिल गयी । लोगो को 
यह प्रतीत हो चला कि रोम का तिरोसाव ससार के इतिहास के एक बहुत बडे 


१३४ विदब-इतिहास 


अध्याय की अथवा यों समझ्िए कि प्राचीन संसार के एक महान्‌ युग की समाप्ति 
में हो रहा है| 


रोमनों की देन 


पादचात्य देशो में से श्रीस तथा रोम का इतिहास इसलिए विश्येप महत्त्व का है 
कि उनकी सम्यता की गहरी छाप ही यूरोप पी संस्कृति. और सम्यता पर नही पड़ी; 
वरन्‌ समग्न यूरोपीय सम्यता का ही वह मूल त्ोत है | रोम ने भूमध्यसागर की, 
विश्ेपतः ग्रीस की, संस्कृति को परिचमी यूरोप में फेछाया। अव्यवस्वित देशो में रोम 
साम्राज्य ने दो सी वर्ष तक शान्ति स्थापित रखी और उसके बाद दो सौ वर्ष तक उनकी 
' रक्षा की। रोम का शासन-विपान, उसका कानून, विशेषतः उसका सार्वजनिक 
पक्ष अद्यावधि मनोर॑जक और शिक्षाप्रद है। रोम ने राजसत्ता, झुलीन-सत्ता, 
जनसत्ता तथा उनके मिश्रण के विविध प्रयोग किये और रोमन अपने अनुमवों का 
इतिहास सभ्य ससार के लिए छोड़ गये। साआज्य काल में उन्होंने करीय पचि- 
सी म्यूनिसिपेल्टियो की स्थापता की और देश-काल के अनुसार उनके संगठन में 
हेर-फेर करते रहे, जो शिक्षाप्रद है। यातायात, यात्रा तथा सैनिक आवश्यता की 
पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत-सी सड़कें और लगमग एक सहस्न पुल बनवाये। कला के 
क्षेत्र में स्थापत्य और मूर्तिकला की उन्होने बड़ी उन्नति की जिसके प्रमाण आज तक 
मौजूद है । मवनो को एक केन्द्र से गम रखने का ठग सम्मवतः उन्ही ने सिसाया 
व्यापार के लिए बंको, घन-विनियोग आदि का वाकायदा उपयोग रोम साम्राज्य 
में हुआ। शिक्षा के संवर्धन तथा पाठ्यक्रम की व्यवस्था का उन्होंने प्रवन्ध किया । 
वनस्पति तथा जन्तु-जगत्‌ और कानून तथा चिकित्सा सम्बन्धी पारिमापिक शब्दावली 
की रचना को। भाषालंकार, प्रभावपूर्ण गद्य तपा इतिहास आदि की लेखन-कला 
में उन्होने अच्छी उन्नति की । शासनव्यवस्था ऐसे ढंग की वनायी जिसका अनुकरण 
राजनीति क्षेत्र मे ही नही वरन्‌ ईसाइयो के घामिक संगठन में भी पूर्ण रूप से किया 
गया । उनके उत्सव, रीति-रिवाज, खेल-कूद तथा अन्यान्य मनोरंजन अभी तक 
पादचात्य देशों में चले आते हैँ । सारांश यह कि रोमनों की सम्यता से यूरोपीय 
सम्यता आज तक उपकृत हो रही है । 
रोम साम्राज्य के तिरोहित होने की समस्या पर शतियों से विचार होता चला 
आता है। सैकड़ो विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से उस पर विचार किया है और 
अपनी-अपनी रुचि तथा भावनाओं के अनुसार उसके कारण निर्घारित किये है । 


रोम १३५ 


कोई भी बड़ी सभ्यता और संस्कृति जब नवीन स्थिति में विलीन अथवा परिवर्तित 
होकर नया रूप घारण करती है तब उसका निदान प्रायः पेचीदा और कठिन 
होता है। ईसाई धर्म से प्रेरित लेखकों ने रोम के क्षय के कारण उसके मिथ्या 
धामिक विद्वास, भोग-विलास-प्रियता, नैतिकता की अवहेलना और. स्वार्थपूर्ण 
ऋरता बताये है । सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट प्रवृत्ति के लेखको के अनुसार पूंजी- 
पतियों और गरीबों तथा मजदूरों का संघर्ष अथवा कुलीन सत्ता एवं राजसत्ता का 
जनसत्ता से हन्द्व रोम साम्राज्य के विनाश का कारण है। आधुनिक तकनीकी दृष्टि- 
कोण के लोगो ने औद्योगिक साधनों की कमी को ही रोंम के क्षय का मुख्य कारण 
निर्धारित किया है। हाल की गवेषणाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि नैतिकता की 
अवहेलना, मिथ्या घामिक विश्वास, सन्तति निरोघ, अन्तर्जातीय, विशेषतः विभिन्न 
वर्ण या रंगों के लोगों में पारस्परिक विवाह या यौन सम्बन्ध और स्नायविक शेथिल्य 
आदि को रोमनो के विनाश का कारण बताना नितान्त भ्रमात्मक, अज्ञानमूलक 
और असत्य है। यह हो सकता है कि उपर्युक्त कारणों में सत्यता का कुछ लेश हो 
किन्तु जिस रूप में और जिस दढ़ता के साथ उत्तको महत्त्व देने की चेष्टा की गयी है 
वह उपहासजनक है। 

रोमनों के, पाँचवी शत्ती ईसवी तक के, इतिहास का विहंगावलोकन करने से 
कुछ साफ और कुछ धूमिल रेखाएँ दिखाई पडती है, जिनसे उनकी उन्नति और 
अवनति की गतिविधि की कल्पना की जा सकती है। आरम्भ में रोमन लोग साधा- 
रण कर्मठ किसान थे। वे स्वतंत्रता, सरल जीवन और स्वावलम्बन के प्रेमी थे । 
उनका समाज पारिवारिक और प्रजात्तात्रिक विघानों पर आश्रित था । जब उन 
पर बाहरी अनुशासन आरोपित करने का प्रयत्न हुआ, तब अपनी सत्ता और स्वतंत्रता 
की रक्षा के लिए वे लड़ गये। उनकी विजय ने उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित 
किया, जिससे वे अपना राज्य बढाने के प्रकोभनों में फेस गये । उनकी व्यापारिक 
तथा सैनिक आवश्यकता उनके कदमो को आगे बढाती चली गयी । इटली पर आधि- 
पत्य जमाकर वे भूमध्यसागर पर आधिपत्य जमाने को प्रेरित हुए, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उनका कार्यक्षेत्र स्पेन से पश्चिमी एशिया तक, भूमध्यसागर के दोनो 
तटो पर स्थित प्रदेशों तथा ब्रिटेन से डेन्यूब नदी तक फैल गया । विस्तार के साथ- 
साथ नयी परिस्थितिर्या और समस्याएँ पैदा होती गयी जिनसे रोमनो की उलझने 
बढती चली गयी । डेन्यूब नंदी के पूर्वी भाग में और काले समुद्र के तटों तथा 
फरात-दजला नदियों के पार ऐसी युद्धजीवी जातियों, राज्यो से उनकी 


१२६ व्रिव-इतिहास 


मुठभेडे आरम्म हो गयी जो कई शतियों तक चलने पर भी झान्‍्त न हो 
सकी । 

उपर्यक्त ऐतिहासिक प्रवाह के कारण रोमनों का कृपिमूलक सरल स्वाभाविक 
जीवन और समाज आमूल बदल गया। देद-विदेश की विजयो मे छूटी हुई सम्पत्ति 
तथा गृलामों के दछो और वहाँ से प्राप्त करो की आमदनी के कारण रोमनों को 
कृषि छोड़कर व्यापार, सरल जीवन को छोड़कर अमीरो की चर्या और जनसत्तात्मक 
संगठन के बदले राजसत्तात्मक विघानों का आश्रय लेना पडा । ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों के अनुसार रोमनों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ वह अस्वामाविक नहीं 
कहा जा सकता । मानव-समाज के विकास में इस प्रकार के परिवर्तन होते आये 
एवं हो रहे है और सम्मवतः होते ही रहेंगे । 

सास्क्ृतिक पक्ष पर विचार करने से भी कमोवेश यही नतीजा निकलता हैं ! 
रोमनो का ग्रीक, मिस्री तथा एशियाई सम्यताओ से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने 
पर उनके प्रभाव से अंछता रहना असम्मव-सा था। रोमन विचारों, रहन-सहन, 
व्यवहारों और विधानो में विविध प्रकार के विदेशी प्रभावों का स्पष्ट प्रमाण मिलता 
है । रोम साम्राज्य जर और स्थछर दोनो ही मार्गो से दूर-दूर तक सम्बद्ध था । 
इसलिए सकुचित अथवा सीमित रहने की नीति उसके लिए अव्यावहारिक 
और शायद अनुचित ही सिद्ध होती । इतिहास मे ऐसे उदाहरणो का मिलूना-कठिन है 
जहाँ एक प्रगतिशील सत्ता सफलता के साथ आगे कदम चवढाकर आप-से-आप ही 
विना किसी अनिवार्य कठिनाई के पीछे हटी हो । रोमनों ने जब अपनी शक्ति को, 
वाहरी परिस्थिति तथा अदम्य विरोध का अनूभव होने पर पीछे हटाना चाहा 
तग तक उनकी दशा बहुत कमजोर हो चुकी थी । यही क्‍या कम है कि वे लगभग 
एक सहस्न वर्ष तक ग्रीस में और सौ वर्ष तक पश्चिम में अपने पैर जमाये रह सके । 

सेनापतियों के आन्तरिक युद्धो, उत्तरी एवं पूर्वी सीमाओ के बर्बरों अथवा 
सभ्य शक्तियों के आक्रमणो, प्लेग, मलेरिया की बीमारियो और सन्तति निरोध के 
प्रचलन के कारण साम्राज्य की जनसख्या इतनी कम हो गयी कि सेना में प्रान्तीय 
लोगो को ही नहीं वरन्‌ बर्बर आक्रमणकारियों को भी भरती करना साम्राज्य के 
लिए अनिवार्य हो गया । इन नये भरती किये गये भाडे के सैनिकों से न तो रोम 
साम्राज्य के प्रति उतनी श्रद्धा की और न किसी प्रकार की जातीय भावना की आज्या 
की जा सकती थी । कठिन परिस्थिति आने पर वे उसका सामना करने का उत्साह 
दिखाने के बदले पछायन ही किया करते थे । 


रोम १३७ 


यह आशा थी कि सारे साम्राज्य की प्रजा को रोमनो के समान अधिकार दे 
देने से उसमे अपनत्व की भावना जाग्रत क्वोगी; किन्तु उसका स्थायी प्रभाव यह हुआ 
कि शरोमनो की मान-मर्यादा भग हो गयी और प्रान्तीय नेता रोम के राजनीतिक 
जीवन में घुस पडे। वे रोम के उत्कषष की चिन्ता न करके स्वार्थ-साधन में ही सलग्न 
रहते ये। रोमनो की दृष्टि मे उन्होने स्वतन्त्रता का सदुपयोग करने के बदले उसका 
दुरुपयोग ही किया । सम्मव है कि किसी सीमा तक उन्होने साम्राज्य का पशुवक 
बढ़ाया हो किन्तु प्राण-बल को क्षीण करने में काफी भाग लिया। 
आर्थिक क्षेत्र मे भी रोमनों की नीति उपयोगी सिद्ध न हुई। ऊपर सकेत किया 
जा चुका है कि रोम का कृषक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। यहाँ तक नौबत पहुँची 
कि: रोमनो को अफ्रीका के तटस्थ प्रदेशों से अन्न मगाना आवश्यक हुआ । वहाँ से 
अनाज आने में कोई बाघा आते ही च्राहि-त्राहि का आेनाद गजने लगता था । 
जो कोई अनाज लाकर देता, रोम की जनता उसी का जय-जयकार करने रूगती 
थी। रोमनो का व्यापार आरम्म मे अच्छा-खासा चलता था किन्तु साम्राज्य के 
बढने और यातायात के यथेष्ट साधनों की कमी के कारण व्यापारी छोग प्रान्तो में 
जाकर उद्योग-धघे जमाने लगे। प्रान्तो से कारीगरो की माँग बढी, जिससे रोम के 
कारीगर अधिक लाभ की आशा से वहाँ जा बसे। जब प्रान्तों मे उद्योग-धन्धे चमक 
उठे तब रोम की बनी चीज़ो की माँग घट गयी और उसके व्यापार को ऐसा क्षय रोग 
लग गया जिससे वह उबर न सका। रोमनो के अमीरी रहन-सहन के कारण उनकी 
शौकीनी की चीजो की आवश्यकताएँ बढी। उनके पास न तो खाने-पीने और न किसी 
व्यापार की ऐसी सामग्री थी जिसे वे बाहर से आयी चीजो के ब्नदले दे सकते । जब 
तक उनकी खाने सोना-चाँदी देती रही तबतक तो कोई खास कटिनाई न हुईं, किन्तु 
जब चॉँदी की कमी पडी तब उन्होने मुद्रा का काल्पनिक मूल्य निर्धारित करना, 
अथवा यो कहिए कि उसको भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वाहरी 
व्यापारियों ने स्वर्णमुद्रा मे चीजो की कीमत लेने का आग्रह किया। अतः सोना- 
चाँदी की उत्तरोत्तर कमी होती गयी जिससे विविध क्षेत्रो पर अनिष्ट प्रभाव पडा। 
उसी प्रकार लकडी की माँग बढने से अनेक निर्माण कार्यों तथा सैनिको की आव- 
व्यकताओ के लिए पेड़ो के जगल काट डाले गये । फलत., अच्छी रूकडी की 
भी कमी पड गयी । इन सब कटिनाइयो के साथ-साथ साम्राज्य की, विशेषत. इटली 
और रोम आदि नगरों की प्रजा में बेकारी और गरीबी उत्तरोत्तर बढती चली गयी। 
जीवन-निर्वाह के लिए उनको रोटी, नमक, तेल देना आवश्यक हो गया । उसके 


१३८ यिदवदतिहास 


सिवा उनके मनोविनोद के लिए कोलीसियम, स्टेडियम आदि के सेल-तमाशों का 
करवाना भी आवश्यक समझा गया, जिसमें बहुत धन खर्च होता था और जिसके 
अमाव में उपद्रवों और अनेक प्रकार के जुर्मों के बढने की सम्मावना थी । फछतः 
गरीबों भौर वेकारों तथा लुंगाड़ो को अनुदान देने, वेकारी रोकने तथा झूठे-मूठे 
निर्माणकार्यों को चलाने में भी बहुत रकम खर्च करनी पड़ती थी। उन कठिनाइयों 
से भी वढकर गासन तथा सेना की अनिवार्य वृद्धि के कारण खर्च में अपार वृद्धि 
होती चली जाती थी। ऐसी चिन्त्य दा में करों, छगानो, टैक्सों आदि की उत्तरोत्तर 

वृद्धि के कारण किसानों की तो दशा शोचनीय थी ही, व्यापारियों को भी अधिकाधिक 

वबाघाओं का सामना करना पढ़ा। सारांभ यह कि कृषि, व्यापार, मुद्रा, साख, उद्योग- 

धन्वे आदि आधिक जीवन के समी क्षेत्रों में अव्यवस्था, असन्तोष एवं क्षय के उक्षण 

भीषण होते चले गये । 


कुछ विद्वानों की यह घारणा है कि जिन-जिन क्षेत्रों में रोमनों ने कदम उठाया 
उनमें वे पराकाप्ठा तक पहुँच गये, जिससे आगे बढना तमी सम्मव हो सकता था 
जब कोई नवीन दृष्टिकोण अथवा नयी चेतना जगती । तत्कालीन परिस्थिति में 
उसकी कोई सम्मावना दिखाई न पड़ी । स्थापत्य, मुतिकला और बुछ इंजीनियरी 
का विकास अवश्य हुआ, परन्तु विज्ञान अथवा कला के क्षेत्र में उन्होंने किसी विभिष्ट 
अथवा प्रगतिशील सिद्धान्त की कल्पना न की। दर्शन का ज्ञान उनको ग्रीस वालों से 
मिला किन्तु वह इतना परिपक्व था कि रोम वाले उससे आगे बढने में नितान्त असमर्थ 
रहे। बस्तुतः रोमनों की प्रतिमा व्यावहारिक विपयो से सम्बद्ध रही, तत्त्वानुसन्धान 
को सामर्थ्य का उन्होंने कोई प्रमाण न दिया । साहित्य के क्षेत्र में मी उन्होने ग्रीकी 
का ही अनुमरण किया । काव्य, अलंकार, व्याख्यान, कला और इतिहास तक ही 
उनको साहित्य में दिलचस्पी रही । सारांण यह कि उनकी प्रतिमा न तो बहुमुखी 
थी और न पारदर्शिनी ही । फलत: सांस्क्रतिक क्षेत्र में वह एक सीमा तक पहुँचकर 
रुक गयी, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 'उतका कार्य समाप्त हो 
गया अर्थात्‌ उस यग का अन्त हो गया । आगे के विकास के लिए नये विघान 
ओर दृष्टिकोण की आवश्यकता हो गयी । नगरों तथा नागरिक जीवन की 
शिथिलता के कारण बहुमुखी सम्यता तथा संस्कृति का जीवनस्रोत सूख-सा 
गया। यह माना जाता है कि ईसाई मत तथा उत्तरी यूरोप के विघानों से नये 


युग का सन्देश प्राप्त हुआ, जिससे-पाइचात्य सम्यता के दूसरे अंग का आरमस्म हो 
गया । 


रोम 'श्३ृ९्‌ 


रोम का सामाजिक जीवन 

ऐतिहासिक रोम के प्रथम सहद्न वर्षों मे रोम का सामाजिक जीवन प्रगति 
अथवा परिवर्ततशील रहा, अतएव सुविधा के लिए उसका ऋ्रमबद्ध वर्णन अनिवार्य 
है। प्रथम तीन शताब्दियों (६००---३०० ई० पृ०) में सामाजिक जीवन कृषि 
तथा कुटुम्बमूछक था। पैतृक व्यवस्था के अनुसार पिता का कुटुम्ब पर एक प्रकार 
से अपरिमित प्रमुत्व रहता था । वह यदि चाहता तो अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्त्री 
का वध तक कर सकता था। सारी सम्पत्ति पर उसका अधिकार था, वही सर्वेसर्वा 
था और सब लेन-देन करता था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि कुटुम्ब के प्राणियों 
को संगठित अनुशासन में रहने का अभ्यास हो गया और कौटुम्बिक जीवन दृढ तथा 
आत्मीय भावना से अनुप्राणित हो गया । आचार-विचार तथा व्यवहार में नियन्त्रण 
स्थापित हो गया । साघारणतः पिता अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता था 
क्योकि उसका मनुष्यत्व, रीति-रिवाज, जनमत, वंश के पचो की सभा तथा प्रेटर 
का अनुशासन उसके व्यवहार पर एक प्रकार का सन्तुलन और प्रतिबन्ध बनाये 
रखते थे। पुरुष का अविवाहित रहना अनिष्टकारी माना ज्ञाता था, क्योकि उससे 
कुटुम्ब की शक्ति के 'हास, अनिवार्य विवाह के कानून के अतिक्रमण तथा आथिक 
हानि सहने के सिवा मरणोपरान्त आत्मा को अनेक यातताओं का कष्ट 
भोगना पड़ता था। विवाह का विशिष्ट ध्येय पुत्र उत्पन्न करना माना जाता था। 
पैदा होने के आठ दिन के बाद बच्चे को संस्कार द्वारा कुटुम्ब में शामिल किया जाता 
था। रोमन माताएँ बच्चों को दाइयों या दासियो के भरोसे नही पाछूती थी । वे 
उन्हें स्वयं स्तनपान कराती और उनका पोषण करती थी । माता का सन्‍्तान के 
ऊपर गहरा प्रमाव पड़ता था । यद्यपि पत्नी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित न थे 
और स्त्री होने के कारण उसको पिता, भ्राता अथवा पुत्र की रक्षा में रहता आवश्यक 
था, तथापि व्यवहार में उसका स्थान तथा प्रभाव अच्छा-खासा था। अपनी सम्पत्ति 
का वह स्वयं प्रबन्ध करती और लेन-देन भी करती थी । कुटुम्ब में उसका आवर- 
सम्मान था। वह परदे के मीतर बन्द नही रखी जाती थी । धामिक क्षेत्र में वह 
पुरोहितिन का पद ग्रहण कर सकती थी | गृहिणी अथवा पुरन्श्नी की हैसियत से 
वह नौकरों-चाकरो तथा खच्च .का नियन्त्रण करती थी । बुनना, कातना, उसके 
साधारण काम थे। उसको ओछे कामों के करने की आवश्यकता इसलिए न पडती 
थी कि प्रायः उन कामों के लिए गुलाम रख लिये जाते थे । 

विवाह के लिए पुरुषो की आयु चौदह से बीस वर्ष और कन्याओ की कम से-- 


१४० विश्व-ह॒तिहास 


कम बारह वर्ष से १९ वर्ष तक की अच्छी समझी जाती थी। वैवाहिक सम्बन्ध वर- 
वध के माता-पिता निद्िवित करते थे। विवाह, में रोमानी प्रेम के लिए कोई स्थान 
न था। प्रेम का प्रसंग विवाह के उपरान्त आरम्म होता था। यद्यपि पुरुषों के लिए 
ब्रह्मचर्य की कैद न थी और उमको स्वैरिता की काफी गुंजाइश थी, किन्तु विवाह के 
लिए कन्या का अछ्ता होना आवश्यक समझा जाता था, जिससे सन्तति की शुद्धता 
सुरक्षित रहे । लड़के वाले को स्त्री-धन (दहेज ) देना पड़ता था । वर वघू की चौथी 
उंगली में लोहे की अँगूठी पहनाता और तृण तोड़कर अपने कर्तव्य पालन की प्रतिन्ना 
करता था। विवाह पाँच या छ. प्रकार के होते थे। उच्च कुल में विवाह घामिक 
सस्कारो के साथ किया जाता था और वह सबसे अच्छा माना जाता था । कन्या- 
' हरण अथवा कन्या-क्रम बरा समझा जाता था। विवाह के अवसर पर नाच-गाना, 
भोज और घम-घाम होती थी । यत्पि विवाह-विच्छेद अवेघ न था तथापि उसका 
प्रचलन नगण्य-सां था । तलाक के नियम भी कठोर थें। वन्ध्यत्व और प्रत्यक्ष 
व्यभिचार ही उसके मुख्य कारण हो सकते थे । केवल पुस्षो को तलाक देने का 
अधिकार था। साधारणत. पति-पत्नी प्रेम के साथ गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत करते 
थे। पुंइ्चलियो का व्यापार प्राचीन रोम में ठण्डा न था यद्यपि ग्रीस के समान रोमनों 
में वेश्यागमन कोई जघन्य कार्य नही गिना जाता था | 
कौट्म्बिक वातावरण के फलस्वरूप रोमनों मे कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता, 
सयम, उद्यमगीलता, रहन-सहन की सरलता, परम्परा का आदर, अनशासन का 
सम्मान, व्यवहार-कुशलता आदि गुण प्रस्फुटित हो गये । यद्यपि रोम वालो को 
पैसा प्यारा था और दान-दक्षिणा देने से वे यथासाघध्य वचते थे तथापि चोरी, वेईमानी 
और भ्रष्टाचार से टूर रहते थे। मित्रो तथा परिचित लोगों में विना सूद के लेन- 
देन होता था । सज-घज, वनाव-श्ूंगार, चटक-मटक, ठाट-बाट, टीम-ठाम को वे 
अच्छे गुण नही मानते थे। उनवी पोणाक ग्रीस के लोगो की-सी थी । पुरुष अथवा 
स्‍त्री चादर ओढते थे, जिसके किनारे रंगीन होते थे । समाज में उनका स्थान ज्ञात 
रहता था। घरो मे पुरप सादी कमीज और स्त्रियाँ लवादे पहनती थी | तीसरी शती 
ईं० पू० तक रोम वालो का भोजन रोटी, शहद, पनीर, जैतून का तेल, तरकारियाँ, 
फल और पीने के लिए हलकी मदिरा थी। श्री-सम्पन्न लोग ही मांस और मछली 
खाते थे। उत्सवो के अवसर पर दावतें देने और खाने का छोगो को शौक था । 
उपर्युक्त गृूणो के कारण रोमन लोग अपने प्रतियोगियो पर विजय पाते रहे । 
किन्तु ज्यो-ज्यो उनका राज्य तथा ग्रीक सम्यता और आचार-विचार का प्रभाव 


रोम २१४१ 


वढता गया त्यो-त्यो उनके रक्त, स्वभाव और रहन-सहन में परिवर्तन होते गये । 
युद्धो के कारण उनमे निर्देयता तथा हिसा के भाव भी बढते गये । लूट-खसोट से 
शआ्राप्त सम्पत्ति और गुलामो की वृद्धि से उनके जीवन मे क्रत्रिमता, शान-शौकत, 
अष्टाचार तथा ऐश-आराम और विलासिता बढती गयी। सैनिक आवश्यकताओ 
के कारण अधिक समय तक घर-बार से टूर रहने से उनका कौटुम्बिक जीवन शिथिल 
और क्षीण होता चला गया। वे क्रूर, लछालची, स्वेच्छाचारी, स्वार्थी तथा विलासी 
होते चले गये। कौटुम्बिक जीवन अस्त-व्यस्त होने से उनमे उच्छखलूता तथा अनु- 
शासन की अवहेलना बढती गयी । उनके रहन-सहन और आचार-विचारो में अमीरो 
को चकाचौंघ घर करती गयी । उपर्युक्त लक्षण ईसा के पूर्व तीसरी शती से उत्तरोत्तर 
बढते गये, यहाँ तक कि रोम वालो के जीवन और समाज-की काया ही पछूट गयी । 
पुरुषों के ही नही वरजल्‌ स्त्रियों के भी संयम और आचरणो से दिनो-दिन परिवतंन 
होता गया । कौटुम्बिक जीवन की मर्यादाएँ टूटती चली गयी और स्वार्थ, स्वेरिता 
तथा विलासिता का समा बँघता चला गया। बडे नगसेे के पुरुषों तथा स्त्रियों में 
व्यभिचार का प्रचलन हो गया । वेश्यागृहू और भटियारखाने बढते चले गये । 
वेश्याओ और वेश्यालयो का रजिस्टर रखा जाने लगा । वेग्यागृह शहर के बाहर 
होते और केवल रात्रि में खुलते थे। वेश्याओ में एक ऐसा वर्ग भी था जो सुशिक्षित 
और काव्य, सगीत तथा नाट्य कला एवं बातचीत तथा शिष्ट व्यवहार में बडा 
निपुण था। पुम्पो का भी एक वर्ग था जो वेशिक वृत्ति करता था। छोग आथिक 
अथवा राजनीतिक लाभ के लिए विवाह करने लगे । यदि उन्हे आश्ा के अनुकूल 
लाभ न हुआ तो विवाह विच्छिन्न करने मे उन्हे संकोच न होता । एक पुस्ष से 
सन्तुष्ट हो जाने वाली स्त्रियों की सख्या उत्तरोत्तर न्‍्यून होती चली गयी । स्त्रियाँ 
बनी-ठनी रहने, स्व॒तन्त्रतापूर्वक घमने-फिरने और विछास करने लगी । पुरुषों की 
दगणा उनसे भी बुरी थी। पुत्र जनने के कष्ट और गृहस्थी के झमेलो से लोग-लुगाई 
बचने लगे | वैवाहिक बन्धन मे न फँसने वालो की संख्या में चिन्ताजनक वृद्धि हो 
गयी । यह स्थिति शिक्षित तथा उच्च श्रेणी के रोम वालो की थी किन्तु अन्यान्य 
प्रदेशो से लाये हुए गुलामो तथा आजीविका की तलाश मे आये हुए लोगो की सन्तति 
बढती चली जाती थी, जिससे रोमन समाज और सस्क्ृति दबती जाती और आर्थिक 
समस्या जटिल होती जाती थी। कानून द्वारां रक्त सम्मिश्रण रोकने, अविवाहितो 
पर टैक्स छगाने और व्यभिचार नोककने के प्रयत्न किये गये किन्तु वे निष्फल रहे । 
विरोधियों ने अविवाहित रहने का कारण यह बताया कि स्त्रियाँ स्वेरिणी और 


३२४२ विश्य-इतिहास 


अवधिदवसनीय तथा खर्चीली हो गयी है। राज्यसभा ने बढ़ती हुई फैलसूफी को रोकने 
के लिए कानून बनाये किन्तु जब उसके सदस्य ही उन्तका उल्लंघन करते थे तो अन्य 
लोग उनकी क्यों परवाह करते । बैक, व्यापार, महल, कोठियाँ, विछासकुंज, 
हमास, वाग-वगीचे आदि आमोद-प्रमोद के साघन तथा कामुकता के प्रसाधन पुरुषों. 
में ही नही वरन्‌ नारियीं में भी बढ़ते चले गये। उपर्युक्त प्रवृत्तियों की पृति में गुलामों. 
की अभिवृद्धि ने खूब सहायता की । शहरों में भिखारियों, वदमाशों और छुंगाड़ो- 
की, जिन्हें मुफ्त में अन्न मिलता था, संख्या बढ़ती चली गयी। यह स्मरण रखना. 
चाहिए कि उपर्युवत दोष प्रायः नगरों में पाये जाते थे। आ्रामों और छोटी बस्तियों. 
में उन्होंने विकराल रूप घारण नहीं किया। वहाँ रोमनों के पुर्ववणित गुणोमें 
उतना क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ । 

" यद्यपि पुरानी मर्यादाओं के उल्लंघन से स्त्रियों की नैतिक हानि हुई तथापि: 
उनमें निरे दोष ही चही प्रकट हुए । उन्हें तलाक देने का अधिकार हो गया किन्तु 
वे उसका उपयोग यदाकदा ही करती थीं। व्यसन और विलासिता के साथ-ही-साथ. 
उनमें ललित कलाओं और विद्या का अनुराग उत्पन्न हो चला। वे ग्रीक साहित्य, 
दर्शनशास्त्र, डाक्टरी, कानून आदि पढ़ते-पढ़ाने और विविध विषयों पर भाषण देनेः 
लगी। काव्य, नृत्य, गान तो उनके लिए उपयुक्त थे ही, वे व्यापार और लेन-देन. 
सी अच्छे-खासे पैमाने पर करने छूगीं। पुरुषों की तरह खुलकर सामाजिक आमोद- 
प्रमोद में भाग लेने योग्य हो गयीं। पुरुषों की-सी स्वतन्त्रता और अधिकार की माँग 
स्त्रियों की भी होने लगी । इस आन्दोलन का प्रमुख प्रतिपादक मुसोनिया का 
रूफस था (६५ ई०) । 

रोमनो में जात्यभिमान और कुलाभिमान अधिक था। आरम्म में रोम के 
निवासियों में तीन वर्ग थे। एक तो पेट्रीशियन' उच्च वर्ग, दूसरा प्लीवियन' निम्न 
वर्ग । इन दोनो के वीच में 'एक्रिट्स' थे जिनका पेश्ा व्यापार था । पेट्रीशियनो 
के हाथ में राज्य-समा और सैन्य-संचालन था। वे छोग व्यापार करना तुच्छ काम 
समझते थे। प्लीवियन प्रायः कारीगर, छोटे किसान अथवा स्वतनन्‍्त्र किये हुए विजित 
लोग थे। सबसे अघम श्रेणी गुलामों की थी । ऐसा प्रतीत होता है कि रोम मे क्षत्रिग्र,, 
वैद्य, शूद्र तथा गुलाम चार वर्ग थे। चूंकि विद्या के प्रति न तो उस समय प्रेम ही 
था ओर न उसका प्रचार ही । अतएव वहाँ ब्राह्मणो की-सी कोई श्रेणी न थी । 
उसका प्रादुर्माव ई० पू० तृतीय शती से हुआ और भ्रीक साहित्य से स्फूर्ति पाकर 
विद्यानुराग उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 


रोम १४३ 


आथिक व्यवस्था 
आरम्भ में रोम तथा इटली के निवासी कृषक थे। पुरुष, स्त्रियाँ, लड़के-लड़े- 
कियाँ खेतो में काम करते और अपनी साधारण आवश्यकताओ की मितव्ययिता 
से पूर्ति करते थे। लोगों के पास दो-चार एकड़ अपनी जमीन होती थी जिससे वे 
अपना काम चलाते थे। युद्ध करके जीती-हुई-जमीन-राज्य-अथवा-जनता की मानी 
जाती थी। अनाज के अलावा वे तरकारियाँ और फल-फूल भी पैदा करते थे। छोग 
प्रायः मेड़ और सुअर पालते और सुगियाँ रखते थे। संघर्ष तथा राज्य की वृद्धि के 
कारण किसानों को सेना में शामिल होना पड़ता था। सैनिक कार्य की अभिवृद्धि 
तथा युद्धों में कट-मर जाने से कृषक-समाज अव्यवस्थित होता गया । खेती-बारी 
स्वृतन्त्र कृषक के बदले गुलामों के द्वारा करायी जाने लगी | खेतो की देख-माल 
और उनके रक्षण में लापरवाही होने के कारण किसान खेतो को या तो बेचने लगे 
या अन्न के बदछे फल आदि अधिक लाभप्रद पदार्थों की खेती करने रूगे । बड़े जमी- 
 “दारों का: मुकावला करने के साधनों के अभाव में छोटे कृषक जमीन वेचकर शहरों 
में रोजगार और-घन्धे ढूँढ़ने ऊगे ॥ अनाज की उपज उत्तरोत्तर कम होती गयी किन्तु 
उस कमी की पूर्ति के लिए कृपिं-विकास-पर-ध्याव नही दिया गया। बहुत-सी-खेती- 
योग्य जमीन भेड़ों के लिए चरने को छोड़ दी गयी अथवा अमीरो ने उस पर बाग या 
वगीक्रे लूगवा लिये। भेड़, गाय, घोड़े और सुअर पैदा करने के लिए तथा अगूर, 
सेव, अंजीर तथा जैतून की फसल से अधिक फायदा होता देखकर धनिको ने बड़े- 
बडे चरागाह और बाग बना लिये। खेती स्वतन्त्र किसानों के हाथ से गुलामो के 
हाथ में चली गयी और जमीदार गाँवों मे न रहकर शहरो में वसते चले गये । 
इटली में यद्यपि कुछ लोहा, ताँवा, टीन और जस्ता पाया जाता था । किन्तु 
इतनी मात्रा में नही कि जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार चलाया जा सकता । सोने 
का अत्यन्त अमाव था और चाँदी नगण्य-सी मिलती थी । खानो में गुलाम काम 
करते थे। घातु की चीजों मे सबसे. अधिक छामप्रद औजार तथा अस्त्र-गस्त्र थे। 
'इनके अलावा मिट्टी के बरतन,पाइप, ढाइल, कुछ ऊनी और कुछ सूती कपडा मी बनता 
था। पेशो के जनुसार कारीगरो की संगठित श्रेणियाँ थी। रोम के उद्योग-धन्धो 
का ह्वास होने के कई कारण हुए । एक तो यह था कि इटली से दूसरे प्रदेशों को माल 
भेजने में इतना खर्च ूूग जाता था कि वहाँ कीमत बढ़ने से खरीदार कम मिलते थे । 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए बड़े व्यापारियों ने प्रदेशो मे कारखाने खोल दिये 
, जिनमें इटली के कारीगर काम करते और सिखाते थे। उस नीति का परिणाम यह 


बविश्व-इतिहास 


हुआ कि इटली के वने माल का वाजार करीब-करीव जाता रहा। व्यापार घटने 
से इटली के कारीगर दूसरे प्रदेशों मे जाकर बसने लगे और इटली में उनकी कमी 
पड गयी । दूसरी कठिनाई रोम के रईसो का गौक था। वे लोग बढिया से बढ़िया 
सामान अन्य देशो से मँगवाते थे, इटली के माल से उनको सन्तोपष न होता था। 

पहले मार्गों की व्यवस्था टीक न होने से व्यापार में बडी अडचने पडती थी। 
मूमध्यसागर पर अधिकार प्राप्त होने तथा सडक और पुल बन जाने से आगे चलकर 
सुविधाएँ तो प्राप्त हुई किन्तु तव तक साम्राज्य तथा व्यापार का ऐसा नकशा बदल 
गया कि आयात की अपार वृद्धि तथा निर्यात की शोचनीय कमी पड गयी । जब त्क 
रोम को अपने अधीनस्थ प्रदेशों से लूट अथवा कर हारा घन मिलता गया तब तक 
तो गुलछरें उडते रहे, किन्तु जब उस प्रकार की आय से साम्राज्य का खर्च चलाना ही 
कठिन हो गया तब रोम की आर्थिक समस्या उत्तरोत्तर चिन्ताजनक होती चली गयी । 
इसके अलावा प्रदेशों में धनिको और कारीगरो के चले जाने से वहाँ तो उद्योग वा 
किन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि इटली की बनी चीजों की माँग घटती चली गयी 
और उसकी आर्थिक दशा दिनो दिन विगडती गयी । बेकारों और गरीबो की 
संत्या में मयंकर वृद्धि होती रही । 

ईसा के पूर्व चौथी शती तक रोम वालों मे सिक्‍क्रे का प्रचलन न था। आदान- 
प्रदान विनिमय द्वारा होता था। प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन पशुओं की उपयोगिता 
से किया जाता था। ई० पृ० ३२८ से ताँबे के, २६९ से चाँदी और २१७ ई० पु० 
से सोने के सिक्‍को का प्रचलन हुआ जिससे महाजनी और बैकिंग की उत्तरोत्तर 
उन्नति होने लगी । आरम्म में बेक मन्दिरो में स्थापित किये गये, क्योकि पवित्र 
देवालय में चोरी या लूट की आशंका कम थी । सूद की दर साघारणतः वारह 
प्रतिशत थी किन्तु छोग उससे अधिक लेने का प्रयत्न करते रहते थे। सूदखोरी का 
रोग आगे चलकर इतना बढ़ा कि बहुत-से बक और कोठियाँ मन्दिरों से निकलकर 
नगर में स्थापित हो गयी । 

शासन को कभी-कभी व्यापार के नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ जाती थी और 
वह निर्यात तथा आयात की मात्रा को घटा या बढ़ा देता था । साधारणतया उसकी 
नीति उदार थी। नगर में आनेवाली वस्तुओ पर चुगी ढाई प्रतिशत लगायी जाती 
थी । साम्राज्य की आवश्यकता के अनुसार टेक्‍्स घटते-बढते रहते थे | किन्तु 
साम्राज्य के उत्तर काल मे टैक्‍्सों को इतनी वृद्धि होती चली गयी और टेक्स उगाहने 
वाले टेकेदारों की ऋरता इतनी बढ़ी कि प्रजा में त्राहि-आहि मच गयी । 


२४६ विदव-इतिहास 


दर्शकों फो किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती थी । यथपि कभ्ी-करमी रोमन 
व्यवित भी अभिनय करते किन्तु साघारणतः वे अभिनय करना अच्छा न समझते 
थे। अभिमेता प्रायः ग्रीक लोग होते थे । इन अभिनयों में यद्यपि चेहरे लगाकर 
प्राचीन नाठकों के अंशों का पाठ अथवा कथोपकथन होता था तथापि मूक प्रदर्शनों 
में जनता की अभिरुचि अधिक थी। कठपुतलियों के खेल, नाच, जादू के खेल, कन्दुक 
उछालने, कला-लाघव, अंग्रोपांगों का उद्घाटन तथा भाँड़ों को नकलछों का, जो 
कभी-कभी स्पष्ट अइलीलता की सीमा तक पहुँच जाती थी , प्रदर्शन होता था । 
रोमनो की रुचि का स्तर ग्रीक लोगों से कहीं अपरिष्कृत तया नीचा था | 

वर्ष में सौ दिन त्यौहार के लिए निदिचत थे । महीने का पहला, पाँचवाँ तथा 
नवाँ या पन्द्रहवाँ दिन त्यौहार के विशेष दिन माने जाते थे। प्रत्येक त्योहार मनाने 
का निद्िचत विघान और उसका अपना महत्त्व था। उनके त्यौहारों का अधिकतर 
सम्बन्ध कृषि या कृपक-जीवन के साथ था । पेरेण्टीलिया तथा फेरेलिया के उत्सव 
'फरवरी मास में घृमघाम से मनाये जाते थे। उस अवसर पर दावतें होतीं, मचपान 
से छोग मत्त होकर मदनोत्सव मनाते थे, वे विधवाओं, विवाहिताओं, कुमारिकाओं 
तथा स्वतन्त्र वाछकों पर हस्तक्षेप न करते थे । अप्रेछ्ठ में फूलो का उत्सव मनाया 
जाता । दिसम्बर का मख्य उत्सव सेटर्नालिया सत्रह से तेईस तारीख तक मनाया 
जाता था। उस अवसर पर पेट्रीशियन और प्लीवियन; स्वामी और दास का भेद भूल 
सब सम्मिलित होते और उत्सव मनाते' थे । उस समय पर अइलीलता के वन्धन 
और सदाचार के नियम शिथिल कर दिये जाते थे। इस उत्सव की समता भारत 
के होलिकोत्सव से की जा सकती है । 


कलाएँ 


आरम्म में रोमनों के मकान पक्की ईंटो के बनते थे जिनमें केवल एक ही कमरा 
होता था | उसी में उठना-वैठना, चुल्हा-चौका, खाना-पीना होता था । छत में 
एक गवाक्ष बना होता था जिससे घुंआँ वाहर निकलता रहे, किन्तु वर्षा में उसमें 
होकर जल मीतर घुस आता था। आशिक उन्नति के साथ-साथ वास्तुकला की 
उन्नति होने लूगी। यूट्रेक्कन छोग एशिया से महराब, गुम्बज तथा पक्की नालिका 
बनाने की कला सीख चुके थे। रोम वालो को ग्रीस के गहस्तम्भों तथा छतों की पठाई 
का ज्ञान भी था। अतः वास्तुकला की उन्नति शीक्षतापूर्वक होने रूगी | सम्पन्न 
लोगो ने विशारू भवनों का निर्माण कराया जिनमें सुन्दर खम्मों वाले दालान, ; 


रोम १४७- 


कमरे, स्नानागार, हौज, फव्वारे, हम्माम, पन्‍्चीकारी के फर्श, जरू आनें-जाने की 
तथा कमरो को गर्म रखने की नालिकाएँ बनायी जाती थी । मकानो की सजावट 
के लिए पत्थर एवं ताँवे की विभिन्न आकार तथा विविध प्रकार की मूर्तियाँ और 
कालीन, परदे, फर्नीचर आदि एकत्रित कर लिये जाते थे। 


लोगो के मकान और महरू समृद्धि के उतने.द्योतक न थे जितने कि विशेषतः 
रोम तथा अन्य बडे नगरों के देवालय, जातीय स्मारक, मेहरावदार फाटक, 
लोकोपयोगी स्नानागार, राजभवन, सरकंस और थियेटर आदि थे। यद्यपि यह सत्य 
है कि रोमनों की कलात्मक प्रतिभा ग्रीको के समान न थी तथापि ग्रीस की कला ने 
और कुछ अश में मिस्र की कला ने उल्हे अनुराग और स्फृति ऐसी प्रदान की जिससे 
पूर्ण लाभ उठाकर और उस पर अपनी छाप लगाकर उन्होने अपनी वास्तुकला की 
श्रीवृद्धि की । उनकी इमारतो में ठोसपन, दृढता, विद्ददता, विशारूता तथा महानता 
के गुण प्रचर मात्रा मे मिलते है, जिनका अनुकरण शतियों तक यूरोप मे होता रहा। 
उनकी कला के लिए 'रोमनेस्क' शब्द का प्रयोग किया जात है। रोमनो ने पत्थर 
के अलावा पक्की इईंटो तथा कंक्रीट का जैसा उपयोग किया वैसा सम्मवतः उनसे 
पहले कही भी न हुआ था । पत्थर से हलकी होने के कारण कक्रीट से बड़ी और चौड़ी 
भेहराबो, बडे-बड़े गुम्बजों और घनुषाकार मेहराबदार छतो की रचना कर सकना 
सम्भव हो गया । विशाल इमारतो को सुसज्जित करने में भी उनको बहुत कुछ 
सफलता प्राप्त हुई । नदियो के मेहरावदार सुदृढ़ पुल जैसे रोमनो ने बनाये वैसे 
पहले कही भी न बने थे। रिमिनी का पुल (२२६० ) उतको कला का प्रत्यक्ष प्रमाण 
आज तक विद्यमान है । प्लेवियन वश के वनाये कोलिसियम (८० ई० ) के ध्वंसा- 
वशेष अद्यावधि दर्शंको को चकित कर रहे है । कारकेला का स्नानागार (हमाम ) 
लोकोपयोगी स्थापत्य-कला के रत्नो मे गिना जाता है। लोकोपयोगी विशाल मवन 
जैसे रोमनो ने बनाये वैसे पहले कभी किसी ने भी न बनाये थे। हेड़िअन द्वारा 
निर्मित वीनस' का देवालय, कान्स्टेण्टाइब का वाजिल्का' गिरजाघर धार्मिक 
इमारतों में विशिष्ट स्थान रखते हैँ । उरु-सन्धि के सिद्धान्त पर भेहरावों के पारस्परिक 
सयोजन से विशाल प्रशालाओ और भीतरी छतो की शोभा में चमत्कार उत्पन्न 
किया जाता था | गुम्बज बनाने की कछा में रोमनो ने अभूतपूर्व सफलता ही नहीं 
प्राप्त की, वरन्‌ उसको पराकाष्टा पर पहुँचा दिया। हेड़िंअन के पान्तिआँ नामक 
सर्वेदेव मन्दिर का गुम्बज आज तक अपने ठग का ससार में सबसे बड़ा गुम्बज माना 
जाता है। सैकड़ो वर्ष तक उस कला में कोई वैसी उन्नति न कर सका। इमारतों 


२४८ विईव-इतिहास 


के बाहरी भाग को सुशोमित करने की कला का उन्होने ऐसा विकास किया कि भिससे 
वे उसमें ससार के शिक्षक कहलाने के अधिकारी हो गये । रोमनों की बत्नवायी 
सेकडो मील लम्बी पक्की सडके, गढ तथा घाटियाँ, पानी वहा ले जाने वाले पक्के 
नल, पक्के पुल आदि उनके साम्राज्य की महत्ता तथा कौशल की साक्षी दे रहे है । 
टाइटस की निर्माण करायी इमारतों में स्मारक प्रवेश-द्वार की कछा अपने पूर्ण 
योवन पर दिखाई पड़ती है । 

स्थापत्य के साथ ही साथ शिल्प तथा म॒र्तिकला की भी- श्रीवृद्धि होती रही । 
उनकी क्ृतियाँ यूरोप की अक्षय निधि मानी जाती है । दाइटस के उपर्यक्त प्रवेश- 
द्वार तथा ट्रेजन का विजय-स्तम्म शिल्पकला के नवयुग का सन्देश देने वाले माने 
जाते है । उसकी छाप उन्नीसवी और बीसवी शती में भी स्पप्ट दिखाई देती है । 
मूर्तिकला का प्रसार रोम में इसलिए अधिक हुआ कि वहाँ के नेताओ को अपनी 
प्रतिमृतियाँ निर्माण कराने तथा उन्हें प्रतिष्ठित कराने का बड़ा शौक था। सम्राट 
का स्थान देवताओं के बराबर माना जाता था । फलतः उनकी कला में आदर्श 
तथा कल्पना का उतना प्रयास एव प्रकाश नही दिखाई पडता जितना कि ग्रीस की 
कला में मिलता है। किन्तु उसमे वास्तविकता और अनुरूप की यथार्थंता की विशे- 
पता है। कल्ापूर्ण अश्वारोही मूतियों का प्रचलन रोमनो ने विशेष रूप से किया 
जिसका अनुकरण अद्यावधि होता है। आवक्ष प्रतिमा बनाने में उन्हें विशेप सफलता 
प्राप्त हुई । 

चित्रकला मे रोमनो ने हेलेनिस्टिक एवं अलेक्जैड़िया की कलाओं से स्फर्ति 
प्राप्त की । ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी चित्रकला शिल्प तथा मर्तिकला से विशे- 


घतः प्रभावित हुईं। उसने अपनी किसी स्वतत्र परिपाटी का अवलूम्बन अथवा 
विकास नहीं किया । 


शिक्षा-दीक्षा 


साधारण रोमन को माता-पिता से जो कुछ थोडी बहुत गिक्षा मिलती थी वह 
पर्याप्त मानी जाती थी । अध्यापको द्वारा विधिपूर्वक अथवा पाठशालाओ मे शिक्षा 
प्राप्त करने का पहले रिवाज न था। शिक्षा का एकमात्र ध्येय व्यक्ति को उद्यमी, 
विनीत, साहसी, सयत, तत्पर, कत्तंव्यपरायण, निर्मीक और व्यवहारकुशल बनाना 
था । ज्ञानसवर्घत, बौद्धिक प्रखरता, गम्भीर एवं सूक्ष्म चिन्तन, साहित्य-विज्ञान- 
सर्जन आदि कार्य साधारणतया मनुष्यता अथवा पौरुप के लिए अनिवार्य या आवश्यक 


रोम १४९ 


नही समझे जाते थे। यही नदी, लोग उनको क्षीणता, धूछ्तेता एवं छलना का प्रवर्तेक 
तमझकर उनसे झिझकते थे । 
शिक्षा का सविधि प्रचछृत विदेशी गुलामों अथवा मुक्त दासों द्वारा आरम्म 
हुआ। आरम्भ में केवल-माषा, कुछ साहित्य तथा गणित की ही शिक्षा दी जाती थी। 
ज्यो-ज्यो रोम राज्य का सम्बन्ध अन्य देशो से बढ़ता गया त्यों-त्यो रोमनो के शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों में परिवर्तत होता गया और उन्हें उसकी आवश्यकता तथ्य उपयो- 
'गिता का अनुभव होने लगा। ईसा के पूर्व तीसरी शती के उत्तर काल्‍ू-से शिक्षा एवं 
साहित्य को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन मिला | ग्रीको का साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक 
प्रभाव दिनों दिन गहरा होता गया । होमर के महाकाव्य का लैटिन में अनुवाद हुआ 
और लोक-प्रदर्शन के लिए सुखान्त एवं दुखान्त नाठकों की रचना हुई । उपर्युक्त 
ग्रन्थों का रचयिता लिविअस एण्डोण्टोनिकस एक ग्रीक था । विद्या की अधिष्टात्री 
देवी मिनर्वा के मन्दिर में कवियो और नाटककारो की गोधप्टियाँ होने लगी । साहित्य 
तथा सग्रीत को प्रोत्साहन देने के लिए सम्राट डोमिटियने ने (८६ ई०) केपिटो- 
लाइन के खेलों के साथ उनको भी प्रतियोगिता के लिए शामिल कर दिया। 
रोमनों ने साहित्य एवं शिक्षा में ग्रीकी का यथासाध्य अनुकरण किया, यद्यपि 
उनमें ग्रीको की सी प्रतिमा और कलात्मकता न थी। फलूत: इतिहास, जीवन-वृत्त, 
वक्‍तृत्वकला, राजनीति, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र का गद्य के क्षेत्र में और महाकाव्य, 
नीतिकाव्य, नाटक, छोककाव्य का पद्द-क्षेत्र में पठन, मनन एवं सुर्जन हुआ | उनके 
अतिरिक्त रोमनो की भी अपनी कुछ देन है। कानून तथा विघान, विज्ञान एवं कला 
सम्बन्धी साहित्य उनकी अपनी विशेषता है। उनके घामिक दृष्टिकोण की विशेषता 
भी उनके साहित्य पर अंकित है। उनके प्रहसनों और व्यग्यों में भी वैशिष्ट्य का 
अभाव नही । सबसे बडी देन तो उनकी समुद्ध भाषा है जिसकी गमीरता, गुरुता 
एवं सतुलित अभिव्यक्तिशीलता का लोहा पश्चिमी ससार आज तक मान रहा है । 
लेटिन भाषा का व्यापक अभाव आज दिन भी कानून, दर्शन, चिकित्सा, स्थापत्य, 
कृषि, वनस्पति-विज्ञान से सम्बन्धित साहित्य में विद्यमान है । रोम के लैटिन 
इतिहास-लेखको में ग्रीक पोलीवायस (२०४-१२२ ई० पू०), सालस्ट (८६-३४ 
ई० पूृ०), जलिजस सीजर (१००-४४ ई० पू०), लिवी (५९- "७ ई० यू०), 
टेसिटस (५५-१२० ई०) के नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । जीवनचरित्रो के 
प्रमुख लेखकों में वेरो (११६-२६ ई० पू०), ग्रीक प्लटूटार्क (४६-१२६ ई० ), 
ग्रीक फिलास्ट्रेल (२५० ई०) सुप्रस्िद्ध है । रोम के इतिहासजों तथा जीवन- 


१५० विश्व-इतिहास 


वृत्त-लेखकों का मुख्य ध्येय कुनीति के दृष्परिणामों का दिग्दर्गव कराता, महान 
व्यवितयों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करना तथा उत्साह-सवर्धन मात्र था । उनकी 
वर्णनशेछी आकर्षक तथा उत्तेजक हे । केवछ पोलीवायस ने इतिहास की 
तुलनात्मक आलोवना करने का प्रयास किया हे । 


काव्य 


लैटिन भाषा का सबसे पहला उल्लेखनीय कवि क्रिण्स कृविअस (२३८६ ई० 
पृ०) हुआ जिसने विविध प्रकार के काव्यों तथा नाटकों की रचना की। उसके 
दुखान्त नाटक तथा ग्रीक प्छाटर्स (१५४-१८४ ई० पु०) के सुयान्त नाटक रोम 
वालो का मनोविनोद करते थे। टेरेन्स (१९५-१५९ ई० पू०) के नाटक प्लाटर्स 
के नाटकों से भी अधिक परिष्कृत माने जाते हैं ।॥ उनके नाटको में ग्रीक नाटकों का 
अनुकरण है। वस्तुतः नाटक-रचना तथा नाट्य कला में रोमनों ने कोई विशेष 
स्मरणीय कार्य नही किया। ल्यृूक्रेटिअस (९९-५५ ई० पु०) की दार्शनिक अनुमति 
से गर्मित काव्य के विपय में कहा जाता हे कि वह होमर और शेक्सपियर से कुछ ही 
मध्यम किन्तु शैली, कीट्स तथा वर्डसवर्य के सुकोमल स्पन्दनों से युक्त है। प्रकृति 
के सौन्दर्य को उसका हृदय तीक्नतापूर्वक अनुभव करता था । उसने लैटित पद्य 
की श्रीवृद्धि उसी प्रकार से की जैसी कि गय्य की सिसरो ने। यदि उसे रोमन साहित्य 
के स्वर्ण-युग (३० ई० पुृ०, १८ ई०) का प्रभात कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
उससे प्रभावित होकर रोम के महाकवि वर्जिल ने ईनेईड नामक महाकाव्य की रचना 
की जो अपनी अपार देशभक्ति, विशाल हृदय, मानवता की कल्पना और कान्त- 
पदावली से पाठकों को मुग्ध करता है । यद्यपि उसके काव्य में वह वलू, तेज तथा 
गुरुता नही जो होमर में मिलती है, तथापि रोम के सुप्रस्िद्ध कवि होरेस की दृष्टि 
में वह होमर की समकक्षता का अधिकारी है। रोम वाले उसे अपना राष्ट्रकवि 
मानते चले आते है । ईनेईड' केवछ रोम की ही नहीं वरन्‌ मानव जगत्‌ की भी 
काव्यात्मक वाणी कही जाती हे । उसका समकालीन होरेस (६५-८ ई० पू०) 
एक मुक्त दास का पुत्र था। जीवन के उतार-चढाव, रंग-विरगे साहित्य, रोमन 
समाज के भीतरी तया बाहरी व्यापार, स्वयं अपने जीवन की समता-विपमता, 
आचार-अनाचार की उसने सहृदय मघुकर की भाँति अर्जंन और विसर्जन द्वारा 
भावुक वृद्धि की । साराश यह है कि उसने वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का 
सम्यक्‌ दर्-परस और व्यंग्यात्मक आलोचना भी किया । उसके गीति-काव्य ने 


रोम १५ 


उपर्युक्त विचारधारा का निरूपण सबसे चमत्कारपुर्ण और कमनीय मापा में 
एथेन्स के आचार्य किन्तु सीरिया के निवासी छूसियन ने किया (१६५ ई० ) । उसने 
छिहत्तर लघु पुस्तिकाओ द्वारा संवाद-शैली में अपने विचार प्रकट किये । उन पुस्ति- 
काओ का नाम उसने मृतकों के संवाद', वारागनाओ के सवाद' आदि रखे, जिससे 
लोगो का ध्यान शीघ्र ही आकपित हुआ, यद्यपि उनका विपय दूसरा ही था। उनमें 
उसने ग्रीस के देवताओं का खण्डत और उपहास किंया | ग्रीस के प्रचलित धर्म के 
सिवा उसने दार्शनिकों तथा अलंकार-विभूषित भाषा के छेखको तथा वक्‍ताओ की 
धज्जियाँ उड़ायी । इस हद तक उसने “कह डाला कि दार्भनिक पागल कुत्तो के 
समान भूंकनेवाले है, उनसे वचकर चलना चाहिए। मानवजगत्‌ अस्तव्यस्तता, 
पारस्परिक संघयं, आशा-निराशा, स्वार्थपरता, ठगी, ऋरता, झूठ, रगड़-झगड, राग- 
देंप एवं नियति के चक्कर में फेंसा हुआ हैं। यह उत्यान-पतन, उलट-फेर, उतार- 
चढ़ाव उपहास्य तथा ग्लानिवर्धक है | अतएवं मनुष्य के छिए यही उचित हें कि 
वह राग्र-देंघ को छोड़कर अपने सामने जो काम आये उसे मुस्कराते हुए यथायोग्य 
करता रहे और वितण्डावाद तथा तत्त्वान्वेषण की मरु-मरीचिका से बचता रहे । 
दर्शन का एक मात्र छाम उपर्यक्त सासारिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन मात्र है, न कि 
समस्याओं का समाधान । संसारवक्र के सामने झुकने के सिवा अन्य कोई उपाय 
नही है । 
ग्रीक दार्शनिकों ने विविध दृष्टिकोणो से सासारिक समस्याओं का अनुशीलन 
किया तथापि उनका अन्तिम समाधान न हो सका। अतएवं सावारण छोग अपने 
परम्परागत ईदवर तथा देवी-देवताओं के विश्वास पर चलते रहे । नयी बात इतनी 
अवद्य हुई कि पुनर्जन्म के प्रति उनकी आस्था पहले से बहुत वढ गयी, क्योकि 
उसी ढ्ग से किसी अचिन्त्य भविष्य में संसार-चक्र से मुक्त हाने की आशा सम्मव 
प्रतीत हुई । 


प्लेटोनिक मत 


ईसा की तीसरी शती (२०३--२७० ई०) में 'ूटिनस नामक एक रहस्य- 
वादी दार्शनिक सन्त मित्नियों के वच्च में उत्पन्न हुआ | उसके मत को प्लैटोनिज्म 
कहने है । उसके मत की विश्येपता यह है कि उसमे प्छेटो के दार्शनिक विचारो से 
रहस्यवादियो की घारणाओ का समन्वय है । उसका गहरा प्रभाव ईसाई धर्म पर 
ही नही वरन्‌ पर्चिमी, मध्य तथा दक्षिणी एशिया पर भी पडा। प्लैटिनस ने सिपाही 


१६६ विश्व-इतिहास 


की हैसियत से फारस तक की यात्रा की, वहाँ के घामिक तथा आचार-सम्बन्धी 
विचारों का अनुशीलन किया और अन्त में रोम में जा बसा । सम्राट्‌ गैलिएनस पर 
उसका काफी प्रभाव पड़ा । उसका जीवन सरल, नम्न और सासारिक विपयों तथा 
शारीरिक सुखो के प्रति विखत था । शरीर को वह लौह-पिजर-सा समझता, जिसमें 
जीव वन्दी होकर फड़फड़ाया करता है । मांस, मदिरा, मैथुन को वह सर्वथा त्याज्य 
मानता था परन्तु उनका विरोध न करता था। वह उत्कट आदर्शावादी था। उसका 
विश्वास था कि परम-आत्मा के मानस में आत्मशक्ति से प्रेरित होकर प्रकृति-तत्त्व 
और जीव-तत्त्वों का प्रादुर्माव हुआ । वस्तुत: उनमें वही स्वय विभिन्न रूपी और 
नामो से विद्यमान है। ससार के सभी व्यापार और स्थितियों पर आत्मा के मानस की 
प्रतिक्रियाएँ होती हैँ। मानसिक क्रियाओं का विवेकसहित नियन्त्रण करने वाला बुद्धि- 
तत्त्व है जो मन, जीव तथा शरीर का अध्यक्ष हे । देखने में जीव अनेक जान पड़ते हू 
किन्तु वे सव एक विश्वात्मा से ही प्रसूत हैँ, जैसा कि परमात्मा से विद्वात्मा तथा प्रकृति 
का प्रादुर्माव हुआ है। जीव का परम लक्ष्य पार्थिव बन्चन से मकत होकर विद्वात्मा 
में और वहाँ से परम-आत्मा में मिल जाना हे । यह वैराग्य तथा अध्यात्म-चित्त्तन से 
हो सकता है। मुक्त जीव को परम-आत्मा का आवेश और साक्षात्कार हो जाता हे 
जो आनन्द की चरम सीमा है, वयोकि वह सर्वसौन्दर्य, सर्वज्ञान्‌ और सर्वशक्तिमान्‌ 
है। वह अनुभवगम्य है। जो बुद्धि की अवहेलना करते हैं वे जन्म-मरण तथा पुनर्जन्म 
के चक्कर में गोता खाया करते हूँ । यहाँ तक कि मनृप्य-योनि खोकर पशु-पक्षी आदि 
के गरीरो में फेस जाते है । वे ऊरध्वंगामी न होकर कर्मानुसार अधोगामी हो जाते हू । 
परमात्मा से मिलने के मुख्य राधन बुद्धि का सदुषयोग, सदाचार, प्रेमनिष्ठा, भविति 
और इषप्टसाथना हे । उसके विचारों में ग्रीस, फारस, मारत ओर मित्न के धर्मो 
तथा विश्वासों का न्यूनाधिक प्रमाव प्रतिविम्बित हे । 


मिथ्त्र धर्म 


ईसा का दूसरी और तीसरी शती में ईरानियों का मिश्व धर्म यूरोप मे उत्तरी 
इग्लेण्ड तक फेल गया ! लन्दन मे उसका एक मन्दिर भी निकला है। मिथ्य ज्योतिर्मय 
आहुर मजदा का पुत्रही नही वरन अवतार के समान था। आत्मतत्त्व, प्रकाश, पवि- 
अता एव सत्य का वह साक्षातू स्वरूप माना गया, जिसका उद्देश्य अन्चकार के प्रसा- 
रक अछिमन का विनाश कर मनुष्य को तमस्‌ से निकालते हुए ज्योति:पूत करना था। 
उसके सिद्धान्त के अनुसार जीव को संघर्ष एवं प्रयत्न द्वारा पवित्रता तथा शुद्धता 


रोम १६७ 


प्राप्त करनी चाहिए, न कि पलायन द्वारा । उसे आत्मवान होना चाहिए न कि आत्म- 
त्यागी । मिश्व की अर्चा के लिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ नियक्त थी । उसकी 
मूर्ति के आगे दिन-रात अग्नि-शिखा जलूती रहती थी। अनुयाथियो के लिए आचार- 
विचार के नियम जटिल थे | विद्वास यह था कि मरणोपरान्त कर्मानुसार मिश्य 
जीवों को स्वर्ग अथवा नरक भेजता है। मिशथ्-वर्म रहस्यात्मक था और उसमे 
रक्‍त तथा प्रीति-मोज द्वारा जीव के प्रायश्चित्त अथवा पाप का प्रक्षालन करने 
का विधान प्रचलित था। 


अध्याय ६ 


भारतवर्ष 


भौगोलिक स्थिति 


भारतवर्ष की मौगोलिक स्थिति की कुछ विचारणीय विशेषताएँ है। एशिया 
महाद्वीप के दक्षिणी भाग के मध्य में उसका स्थान होने के कारण पश्चिमी 
ईरान, मेसोपटेमिया तथा मिस्र जैसे सम्य देशो मे उसका जल और स्थल मार्ग से 
सम्पर्क आसानी से हो सका । पूर्वी देशो, जैसे वर्मा, इण्डोनेशिया, इण्डोचीन 
तथा जावा आदि टापुओ के समूह से भी आदान-प्रदान सम्भव हो गया । पूर्व की 
ओर चीन से भी कुछ सिलसिला चलता रहा । सारांश यह कि संस्कृति तथा 
व्यापार दोनो की दृष्टि से भारत की स्थिति सभ्य ससार के मध्य में मानी जा 
सकती है । 

भारत भूमि की लम्बाई अठारह सौ मील और चौड़ाई भी उतनी ही है । उत्तर 
में हिमालय तथा पश्चिम और पूर्व मे पर्वतमालाएँ उसकी रक्षा उसी प्रकार करती 
हैँ जिस प्रकार बगाल की खाड़ी,हिन्द महासागर और अरब सागर दक्षिणी भाग की 
करते हूँ । भारत का क्षेत्रफल पन्द्रह लाख वर्गमील है, जिसमें अनेक प्रदेश है । उसका 
जलवायू, गरमी-सरदी तथा उपज विभिन्न प्रकार की हैँ। इसी कारण यहाँ विभिन्न 
प्रकार के अन्न, फल, फूल, वृक्ष, लताएँ आदि उत्पन्न होते है जिनके प्रभाव से देश में 
अनेक प्रकार की वेषभूषा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज और बोलियाँ 
प्रचलित है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत भूमण्डल का लघुरूप अथवा सार 
अश है। 

ऐतिहासिक काल के आरम्भ में भारत की वह रूपरेखा बन चुकी थी जो आज 
दिखाई पडती है। भेद इतना अवश्य हुआ कि सिन्ध को पार करता हुआ रेगिस्तान 
राजपूताने मे फैलकर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा तक वढ आया है। कुछ नदियाँ 
या तो लुप्त हो गयी अथवा अपने पुराने रास्ते से इधर-उघर हट गयी । प्राचीन, युगो 
में भारत में अनेक विशाल वन थे किन्तु जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होने तथा अन्य 


भारतवर्ष १६९ 


अनेक आवश्यकताओं के कारण वन साफ कर दिये गये और वस्तियाँ वहाँ स्थापित 
होती रही तथा अब तक हो रही है । 


भारत में प्रकृति ने नदियों का ऐसा जाल फैलाया है जिससे क्रृपि और कृपक 
दोनो को छाभ पहुँचा है। सिन्धु तथा पजाव की पॉँच नदियाँ, गगा, यमुना, घांघखू, 
गोमती और उनकी सहायक नदियाँ, विहार में गगा, गण्डक और शोण, बंगाल मे 
ब्रह्मपुत्र उडीसा की महानदी, दक्षिण के उत्तरी छोर पर नर्मदा और ताप्ती, दक्षिण 
की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुगभद्रा, आदि प्रमुख नदियों के सिवा अनेक छोटी नदियाँ 
हैँ जो मारत भूमि को कृषि-प्रधान देश बनाने मे सलूग्त रही है । अतः थोड़े ही परिश्रम 
से सिंचाई हो सकी और देश की बढती हुई जनसख्या का काम चलता रहा। किन्तु 
बीसवी सदी से जनसख्या इतने वेग से बढनें लगी जिससे पुराने विधान में परिवतंन 
करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी | जल के नियन्त्रण और वितरण तथा उपज 
बढ़ाने की समस्या इस प्राचीन देश के लिए नवीन-सी है। प्राचीन काल में वन्दरगाहों 
की कठिनाई उतनी न थी जैसी कि आधुनिक यूग में है। उस समय जहाज छोटे थे 
इसलिए समुद्रतट के पास बहुत गहराई की आवश्यकता न थी, जैंसी कि बड़ें-बडे 
जहाजो के लिए अब हो गयी है| मौयेकाल के पहले मरुकच्छ (भडौच ), शूर्पारक 
(सोपारा) आदि बन्दरगाह (पोताश्रय) पदिचिम भारत मे थे। वंग देश में ताम्र- 
लिप्ति आदि बन्दरगाह उत्तर के प्रदेशों की आवश्यकताओ की पूर्ति करते थे । 
दक्षिण में मी विद्येषतः पश्चिमी तट पर छोटे-बड़े अनेक वन्दरगाह थे | पूर्वी तट पर 
उनकी कमी न थी । प्राचीन यूग की आशिक व्यवस्था! को देखते हुए भारत को 
समुद्रमार्ग से पूर्वीय तथा पश्चिमी देशो से व्यापार करने में कोई विशेष कठिनाई 
नथी। 

उत्तरी भाग की पर्वेतमाछाओ से देश के जलवायु को तो लाभ हुआ ही, उधर 
से आनेवाले आक्रमणका रियो को भी अनेक वाघाओं का सामना करना पड़ता था । 
दर्रो की संकी्णंता के कारण आक्रमणकारी अपार सख्या मे एकाएक घुस न सकते 
थे। जब तक उन मार्गों पर भारतीयों का आधिपत्य रहा तब तक आक्रमण के दर- 
वाज़े वन्द-से रहे। जब वह उनके अधिकार से बाहर निकल गये तब से आक्रमण होते 
रहे। जब समुद्रंमार्ग से आक्रमण होने लगे तब देश को अमृतपूर्व आपत्तियो का सामना 
करना पड़ा । नये प्रश्न और नयी समस्याएँ उपस्थित हो गयी, जिनका भारत के 
सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रमाव पड़ा | फिर भी पर्वतो और सागरों 
के कारण ऐसी परिस्थिति न होने पायी जिससे देश का सास्क्ृतिक जीवन आमूछ 


१७० विद्ब-इतिहास 


नप्ट-भ्रप्ट और उसका व्यक्तित्व सर्वथा' विक्कत हो जाता । सम्मवतः पर्दतों, नदियों 
तथा सागरो से उपक्ृत होने के कारण यहाँ के निवासी देवी-देवताओं की तरह उनका 
सम्मान करते आते है । उन सब ने मिलकर देश को एक भौगोलिक इकाई और 
स्पष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिसका प्रमाण हमारा सास्क्ृतिक और आर्थिक 
जीवन है। विविधता और एकता का इतना स्पष्ट प्रदर्शन संसार के शायद ही किसी 
अन्य देश में हुआ हो । विशाल देश होने के कारण यहाँ जो आया उसके लिए स्थान 
मिल गया । फलत: यहाँ आये भाषा, द्रविड़, शबर तथा किरात आदि भाषाओं के 
बोलनेवाली इवेत, कृष्ण तथा पीत वर्ण की जातियाँ या उपजातियाँ पायी जाती हैं 
जिनमें वेयक्तिक विभिन्नता रहते हुए भी सांस्कृतिक एकता के अनेक लक्षण स्पष्टतया 
पाये जाते है । एकीकरण का प्रवाह पहाड़, वन और नदी-नदों को अतिक्रमण करता 
हुआ पुरातन काल से चलता आ रहा है। बहुत पुराने अवशेषों से यह जान पडता है 
कि भारत में भी मानव-सभ्यता का विकास प्राय: उसी क्रम से हुआ जैसा कि संसार 
के अन्य मू-मागो में। पहले यह माना जाता था कि दक्षिण भारत में ताम्र-युग नही 

हुआ, भ्रस्तर युग के वार्द ही वहाँ लौह-युग आरम्म हो गया। किन्तु नवीन खोजो, 

विशेषकर रायचुूर में प्राप्त पुरातन युग के अवशेषों से उपर्यक्त मत अब शिथिल और 

अ्रमात्मक-सा माना जाता है। 


आदिम संगठित सभ्यता (सिन्धु सम्यता युग २७५० ईसा-पूर्व 


अनुमान किया जाता है कि ईसा के तीन हजार वर्ष पहले ईराक और ईरान 
के पठार की ओर से कुछ जनसमहो ने आकर बिलोचिस्तान में कच्ची ईंटो और. 
पत्थरों के घर बनाकर गाँव बसा लिये ओर वे शान्तिपूर्वक रहने लरूगे। वे 
लोग खेती ओर पशुपालन करते थे। सिंचाई के लिए नदियों के पानी को 
बाँध बनाकर रोक लेते थे, किन्तु घातुओं में उन्हें तांबे का ही ज्ञान था । उनकी सम्यता 
ने विकसित और पुष्ट होकर वह स्थिति और रूप घारण किया जिसके प्रमाण मोहन- 
जोवड़ो एवं हरप्पा आदि में आज भी दिखाई पड़ते है। हरप्पा अथवा सिन्धु घाटी की 
सम्यता का प्रसार सतरूज नदी, यमुना, ताप्ती और नर्मदा की तराई तक तो पाया 
दी जाता है, सम्मव है कि उससे भी अधिक हुआ हो। 


नगर-निर्माण 


मोहनजोदड़ो और हरप्पा की सम्यता ग्रामीणता से बहुत ऊँची उठ चुकी थी । 


भारतवर्ष १७९ 


उसे यदि हमारे देश की नागरिक सम्यता का आदिम रूप कहा जाय तो अनुचित त 
होगा । किसी-किसी अंश में, जैसे कि सड़को के निर्माण व जल के निकास के लिए 
नालियों और सुन्दर स्नानागारो के निर्माण में उन्होंने अतुलनीय उन्नति कर ली थी । 
उस उन्नति तथा सम्पन्नता का कारण केवल कृषि नहीं वल्कि मुख्यतः: अनाज, लकड़ी 
और व्यापार थे। मोहनजोवड़ोी के मकान दो कोठरियो से लेकर उस बड़े महल तक 
थे जिसकी चौड़ाई-लम्बाई पचासी फुट और सत्तानवे फूट थी । मकान पक्‍की ईंटो 
के प्रायः दी-मंजिले होते थे। ईंट साढ़े पाँच से वीस इंच तक रूग्वी होती थी। ईंटो की 
मजबूत जड़ाई चूने से की जाती और दीवारों पर कच्चा या पक्का पलस्तर छूगाया 
जाता था। मकानो के आँगन में कुएँ बनाने का रिवाज था। तब भी जनता के सुभीते 
के लिए नगर में जगत वाले अनेक पक्के कुएँ बने थे, जिनमे से कोई-कोई आज तक 
पानी दे रहे है । उसी तरह मकानों में यद्यपि नहाने के पक्के कमरे होते थे जिनमें 
पानी वाहर निकालने की नालियाँ वनी थी, तथापि जनता के लिए एक स्तानागार 
६० गज लरूम्वा और ३६ गज चौड़ा, ८ फूट ऊंची दीवार से घिरा हुआ बनवाया 
गया था। उस हाते मे १३ गज लम्बा, साढ़े सात गज चोड़ा और आठ फूट गहरा 
स्नान का ताछाव था जिसके चारो ओर वरामदें और कमरे बने. हुए थे । पानी 
भरने के लिए तालाव के पास कुएँ वनाये गये थे और पानी निकालने के लिए बटी 
नाली निकाली गयी थी। कुण्ड के समीप ही सम्भवतः एक हम्माम भी था जिसमें 
गरम हवा से तापमान स्थिर रखा जाता होगा । घामिक अथवा सामाजिक 
अवसरो पर एकत्रित होने के लिए तीस गज की लम्बाई और उतनी ही चौडाई की 
विशाल बैठके भी तगर मे बनी थी | नगर की रक्षा के लिए ऊंचे स्थान पर सुदृढ गढ़ी 
थी और अनाज जमा करने के लिए वडी खत्ती भी थी। कमरों में कड़ी के पहुंग, 
बिने हुए मृढे तथा कुरसियाँ रखी जाती थी। रोहनी के लिए ताँवे, सीप और मिट्टी 
के चिराग या मोमवत्ती के शमादान होते थे। नगरो में पानी निकालने वाछी नालियो 
तथा सडकों की व्यवस्था सुन्दर और सन्तोपप्रद थी । एक गज चौड़ी गलियों से 
ग्यारह गज तक चौडी सऊके बड़े सुन्दर ढंग से चौपठ की तरह विछायी-गयी 
थी । तत्कालीन अपूर्व नगर-निर्माण-कछा का प्रमाव परिचिमी राजपूताना के 


० 
नजर 


नगरो में आज भी पाया जाता है। शहर का पानी निकालने के लिए दो इच से डेंढ 
फुट गहरी, पक्की, पलस्तर की हुई नालियाँ थी। कूडा-कचरा डालने के लिए 
इधर-उधर गहरे गड़ढे बना दिये गये थे जिनमें से निकाहकर कड़ा शहर से 
वाहर फेक दिया जाता था। प्राचीन काल मे सड़को और नालियो का ऐसा 


भारतवर्ष १९५ 


ड्तिहास में मिलना कठिन है। सस्क्ृत भाषा तथा साहित्य की जैसी उन्नति हमारे 
देश में हुई वैसी यूनान को छोडकर शायद कही नही हुई । इतिहास की ओर से 
हमारे पूर्वज उदासीन रहे । उनकी प्रवृत्ति पुराणो वी ओर झुकी रही । उसके सिवा 
जन-साधारण की भाषाओं, जैसे पाली में भी वौद्धों एव जैनो ने विशाल साहित्य की 
रचना की । जातकमाला साहित्य का एक अद्वितीय रत्न है। राजनीति में दाणवय 
'का अर्थज्ञास्त्र, वैंधक में चरक एवं सुश्रुत आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। सुश्रुत 
में एक सो ब्वकीस औजारो का उल्लेख है जिनका प्रयोग शल्य चिकित्सा में 
होता था। फूली, हनिया, गर्भ में मरे हुए शिशुओं को निकालने के लिए आपरेशन 
होता था। 


कला-कोशल 


स्थापत्य तथा शिल्पकला की उन्नति भी भौर्यकालीन भारत में अच्छी 
थी | कुछ छोगो का कहना है कि ईरानियो तथा यनानियों का उसके विकास 
पर विशेष प्रभाव पडा । साँची तथा भरहुत की शिल्प रचना, गफाओं के मन्दिर 
और चेत्य, उड़ीसा से पश्चिमी भारत तक इधर-उधर बिखरे अब तक दर्शकों को 
आश्चर्यान्वित एवं कुतूहली बनाते हैं । अजन्ता की गुफाओ के भित्ति-चित्रो की प्रशसा 
आज भी हो रही है | एलोरा और बाघ की गुफाओं की रचनाएँ, देवगढ़ के मन्दिर, 
चोव गया का महावोधि मंदिर, तत्कालीन स्थापत्य करू के युन्दर प्रमाण है। अशोक के 
स्तम्मो की सफाई, पालिश तथा उनके शीर्ष पर बनी पशुओं की मूर्तियाँ फारस 
तथा परिचमी एशिया की कला को भी रूज्जित करनेवाली है) मूतिकला में यूनानी 
डैली, जिसे गान्धार शैली भी कहते है, के अनुसार वतायी गयी भव्यमूर्तियों के सिवा 
अमरावती तथा मथुरा की भारतीय शैली की मूर्तियाँ एशिया के अन्य देशों की कलाओ 
से उत्तम गिनी जाती है। भाव-प्रदर्शन तथा अगरभगिमा में वे यूनान एवं रोम की कला 
से भी किसी-किसी अंश में आगे वढी हुई है। अलौकिक कल्पनाओ को उत्कीर्ण करने की 
जिस योग्यता का प्रदर्शन भारत में हुआ वैसा शायद ही कही हुआ हो । ताँबे तथा 
लोहे का भी स्तुत्य काम यहाँ होता या । दिल्ली का छोटे का स्तम्भ उसके वाद भी कई 
आतियों तक संसार में कही भी न वन सका। एक प्रमुख विद्यन्‌ का कथन है कि का 
के क्षेत्रों मे जिस वैचित्य तथा प्रतिभा का प्रदर्शन भारत में हुआ वैसा उन यगो में भू- 
मडल पर अन्यत्र कही भी नही हुआ । भारत की कछाओ तथा धर्म एवं दर्शनभास्थ्ट का 
अभाव फारस से छेकर चीन, जापान तथा सीलोव प्रायद्वीप और काबोज तक शतियों 


१९६ बिदव-इतिहास 


तक बढता चला गया। बोरोबुदर तथा अंगकोरवाट के विश्वविख्यात मंदिर भारतीय 
कला के ही प्रसाद हैं । 


९ 


घर्म 


भारतीय आर्य लोग आरम्भ से ही घ्मप्राण थे। वेद, पाण्चात्य मतानुसार, 
मुख्यतः स्तुतियो के सग्रह है । ये स्तुतियाँ प्रायः यज्ञों तथा अन्य शुभ अंवसरों पर 
पढ़ी या गायी जाती थी । ईरान वालो की तरह वेदिक काल में आये छोग न तो 
मन्दिर बनाते थे और न समवतः: मूर्तिपूजन ही करते थे। वे अलक्ष्य दैवी दशक्ति 
अथवा प्राकृतिक शक्तियों को अनुप्राणित समझते थे और उनको तुष्ट करने के लिए 
यज्ञ एवं स्तुतियाँ करते थे । उनका विद्वास था कि देवताओं अथवा देवियों को 
प्रसन्न कर लेने से ऐहिक तथा पारकौकिक कामनाओ की पूर्ति हो जाती है। उनके 
असन्तुष्ट होने से अनेक बाधाएँ पड़ती हैँ और सफलता दुष्प्राप्य हो जाती है। उनके 
प्रमुख देवता इन्द्र, अर्नि, सविता, प्रजापति, रुद्र तथा विष्णु आदि थे, देवियाँ थीं 
पृथ्वी, अदिति, ऊषा, सरस्वती आदि। साथ ही उन्तकी यह मी धारणा थी कि समस्त 
शक्तियों को अनुप्राणित तथा सचालित करने वाली एक महान्‌ शक्ति है जो अनादि, 
अनंत, तथा अवण्य है। प्रत्येक कार्यसिद्धि के लिए यज्ञ की आवश्यकता है चाहे वह 
छोटा हो अथवा बड़ा । साधारण गृहस्थ को पाँच महायज्ञ करने का आदेश था। वे 
थे ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मूतयज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। बड़े यज्ञ कभी-कभी महीनों तक 
चलते रहते थे जिनमे अपार सामग्री, द्रव्य, घन, समय, और आयोजन की आवश्यकता 
पड़ती थी। श्रौत यज्ञ मे राजा और सामन्त सोम-पान करते थे। मनोरथ विशेष 
के लिए ज॑से दीर्घायु, पुत्र-कामना, वर्षा अथवा आधिपत्य आदि के लिए भी यज्ञ किये 
जाते थे । आधिपत्य और स्वराज्य के लिए वाजपेय, राजसुय और अर्वमेघ यज्ञ का 
विधान था। उपर्॑कत संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है किआर्य लोगो के यज्ञ केवल 
व्यक्ति के लिए ही नही वरन्‌“पितरो, मनुष्यों, विश्व, राज्य, साम्राज्य के हितों के 
निमित्त भी किये जाते थे। कुछ यज्ञों मे पशुवध भी बाद में होने छगा था । वैदिक 
काल के बाद यज्ञों की ओर से कुछ लोगो का जी ऊबने लगा। यज्ञों द्वार। सिद्धि 
सुख-शान्ति तथा अमरत्व को प्राप्त करना उनको भ्रममूलक जान पड़ने छूग, । कुछ 
ने यज्ञों को प्रतीकात्मक मान कर उसके गढ तात्पय को समझाने की चेष्टा की । 
कुछ ने उनको नि.सकोच होकर व्यर्थे घोषित कर दिया । यज्ञों के बदले उन्होने 
मन, बुद्धि तथा काया की शुद्धि को ही दुःख-निवृत्ति और मुक्ति का साधन निश्चित 


भारतवर्ष १९७ 


किया । उनके द्वारा सर्वभूतात्मा का साक्षात्कार नहीं तो अनुमव प्राप्त करना ही 
अन्तिम ध्येय और अमरत्वप्रद बताया गया । उनके अनुसार जीव, आत्मा, ब्रह्म, 
इत्यादि का ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है'। इन्ही विषयों पर उपनिषदों में गंभीर 
विचार पाया जाता है । 

१. जैनघर्म के सुप्रसिद्ध जिन' वर्धभान का जन्म जात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ 
की लिच्छवी कुल की त्रिशलीदेवी के गर्म से हुआ (५४० ई० पु० ) । विवाह हो जाने 
ओर एक पुत्र को जन्म देने पर उनका चित्त सांसारिक वैभव-विलास में न लूगा । 
अन्ततोगत्वा उन्होने तीस वर्ष की आयु में वेराग्य लेकर निग्रेन्थ मत ग्रहण कर 
लिया और जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करना आरम्म कर दिया । वैराग्य लेने के 
तेरह वर्ष अनंतर वे अहंन्त एवं जिन की सिद्धावस्था को प्राप्त हुए। अनुमानत: 
पावा नगर में उनका देहावसान (४६८ ई० पू०) हुआ। 

२. हिमालय की तराई में शाक्यो का एक छोटा-सा गण राज्य था, जिसकी राज- 
घानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गणमुख्य राजा शुद्धोघन को महारानी महामाया ने 
लुम्बिनी में एक वालक को जन्म दिया, जिसका नामकरण सिद्धार्थ हुआ (४८६ ई० 
पूृ०) और जिसका पाछन मौसी गौतमी द्वारा होने के कारण गौतम उपनाम निर्घा- 
रित हुआ | बाल्यकाल से ही उनकी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी थी | यद्यपि उनका विवाह 
राजकुमारी यशोघरा से हुआ था और उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, तथापि उनका 
चित्त निवृत्तिमार्ग से न हटा । अन्ततोगत्वा उन्होंने गृह त्याग (महाभिनिष्क्रमण ) 
कर विखत रूप से सत्य की खोज की । पैतीस वर्ष की आयु में बोधिवृक्ष के नीचे 
उनचास दिनों के अनवरत ध्यान तथा संघान से उनको सत्य सिद्धान्त प्राप्त हुआ । 
तदनतर वे अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते रहे | उनका विशिष्ट कार्यक्षेत्र पूर्वी 
उत्तरप्रदेश, तथा मगध रहा । अस्सी वर्ष की आयु में पावा में उन्तका परिनिर्वाण 
हो गया । उनके बाद उनकी स्थापित भिक्षु संस्था, सघ', उनका कार्य करती 
रही । 

३. श्री महावीर स्वामी के गोसार मस्करी-पुत्र नामक एक सहयोगी ने 
मत-विभिन्नता के कारण उनका साथ छोड़ कर “आजीविक” नामक अपना 
सप्रदाय अरूग स्थापित किया । उसका देहावसान ४८४ ई० पू० में हुआ । 
गौतमबुद्ध तथा महावीरजिन राजवंशी थे । किन्तु गोसाल का जन्म साधारण वर्ग 
में हुआ था। > 

यह विचारणीय है कि उपर्युक्त तीनो मतो के प्रचारकों का अभ्युदय एवं कार्य 


१९८ विद्व-इतिहास 


क्षेत्र पूर्वी उत्तरप्रदेश, मगघ और संभवतः आगे भी रहा हो। संभव है कि उन क्षेत्रों 
में ऐसे आयेंतर छोगों का प्राधान्य हो जिन पर वैदिक धर्म का उस समय तक 
अधिक प्रभाव न रहा हो । 

बोद्ध धर्म 

बौद्ध धर्म का सिद्धान्त अध्यात्ममूलक न होकर मनोवैज्ञानिकता पर आश्रित 

था | मानषिक जीवन को वह मूलतः दुःखमय मान कर चलता है । असंतोष, वेदना, 
दुख और तज्जनित यातनाएँ सर्वव्यापक और जीवन से सम्बद्ध हैं। उन सब का 
मल कारण तृष्णा है जो अहन्ता अथवा भ्रमात्मक आत्मा या जीव की सत्ता में 
विश्वास करने से उत्पन्न होती है। आत्मा की असत्यता समझ लेने से तृष्णा का स्रोत 

बन्द हो जाता है और तृष्णा के अभाव में दुःख छिन्न-भिन्न होकर सत्ताहीन हो 
जाता है। वस्तुतः आत्मा की कोई सत्ता नही, वह केवल कपोल-कल्पना है। इसी 
कारण बौद्ध मत को अनात्मवाद कहा गया है। उपर्युक्त ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब 
सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ जीविका, सम्यक्‌ 
प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति, और सम्यक्‌ चिन्तन अथवा समाधि का अवलम्बन किया जाय । 
अज्ञान अथवा सत्य ज्ञान के अभाव में कल्पना, निजत्व, नाम, रूप, छः ऐन्द्रिक तत्व 
स्पशे-भावना, तृष्णा, बन्चन, व्यवितत्व, पुनर्जन्म और दु:ख-जालह ऋ्रमशः प्रकट 
होते रहते हैं । संसार दु.खमय और अनित्य एवं अ्षणिक है । न जीवात्मा और न 
विश्वात्मा अथवा परमात्मा की कोई सत्ता है, संसृति के प्रवाह से निवृत्त हो जाना 
ही निर्वाण अथवा मोक्ष है जिसकी प्राप्ति जीवन काल में मी हो सकती है । 
भृत्य के उपरान्त वह परिनिर्वाण हो जाता है। 

जेन धर्म 

जन सिद्धान्त के अनुमार जगत अनादि और अनन्त है । उसका ख्रष्टा कोई 

नही। ससार-चक्र नित्य चलता रहता है यद्यपि उसमे उन्नति (उत्सर्पण) तथा अवनति 
(अवसपंण ) होती रहती है। ससार का व्यापार जीव और अजीव में आकाश, काल, 
गति, (घमम), अगति (अथर्म ), और भूतद्रव्य (पुद्गल) प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान 
रहता है । किन्तु भौतिक आवरणों से ढक जाने के कारण उस पर मलीनता आ 
जाती है। यह दशा कर्मो के फल के अनुसार होती है। इसी कारण जीव कर्मानुसार 
पुनर्जेन्म अथवा आवागमन के चक्कर में फेंसा रहता है । उससे छुटकारा तब मिल 


भारतवर्ष १९९ 


सकता है। जब जन्म तथा कर्मो का क्षय कर दिया जाय । फिर जीव उसके वन्वन में 
नहीं पड़ता । सयम, तप द्वारा कर्मो के आचरणो से मुक्त होने पर जीव अपने शुद्ध 
स्वरूप को प्राप्त होकर, संसार सें ऊपर उठकर उच्चतम स्वर्ग का भी अतिक्रमण 
कर अक्षय आनन्द में प्रतिष्ठित हो जाता है । उसी स्थिति को निर्वाण' कहते है । 
वही ईश्वरत्व और सर्वज्ञता प्राप्त होती है । 


आजीवकों के मत 


उनके सिद्धान्त के अनुसार “नियति” के विधान से ही ससार चक्र चल रहा हैँ । 
उमकी गति अनिवार्य और अटल है । नियति अमूर्त किन्तु अनादि एवं सर्वग्राही 
तत्व है जिसके व्यापार को रोकना दुसाध्य ही नहीं वरन्‌ नितान्त असेभव है। मनुप्य 
ही नहीं, सारा विश्व ही उसका खिलौना है। जप, तप, आचार, विचार, यम, नियम 
आदि नियति की गति में कोई फेर-फार नही कर सकते | मनृप्य जो कुछ अच्छा 
या बुरा करता है वह सव नियति की प्रेरणा से ही । यह प्रेरणा ही सब को कठ- 
पुतलली की तरह नचाती है। अतः पुरुपार्थ अथवा शुमाशुभ का कोई प्रदइन ही नही 
उठता और नियति के प्रवाह को सन्‍्तोषपूर्वक सहन करने के सिवा कोई अत्य 
उपाय नही । 
कुछ विचारक तो यहाँ तक कहने लगे कि वेद ही नही वरन्‌ स्वर्ग, जीव, आत्मा, 
ब्रह्म, ईश्वर, कमें, आचार, शास्त्र, मोक्ष, निर्वाण आदि की कल्पनाएँ व्यर्थ, भ्रमात्मक 
और सर्वेथा असत्य है । सत्य तो यह है कि जब तक जीवन रहे तब तक विवि-निषेच 
का चक्कर छोड़ कर, जिस प्रकार वन पडे सुख और मौज तथा आनन्द उठाने में 
चूकना न चाहिए । ऐन्द्रिक, मानसिक, सब प्रकार के सुख सत्य हैं और जीवन की 
सफलता उनके अधिकाधिक उपभोग में ही समझनी चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस मत की भारतवासियों ने अवहेलना की और उसे उपहासपूर्वक उड़ा दिया । 
उपर्युक्त मतो पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि छठी और पांचवी गती 
($० पू०)में प्राचीन धघारणाओ और रूढियो के प्रति असन्तोप ही नही,वरन्‌ अविव्वास- 
सा हो चछा था। सभव है कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एव आर्थिक परि- 
स्थितियों का वातावरण लोगो मे ऐहिक और लौकिक जीवन के प्रति उदासीनता एव 
असतोप का सवर्धन कर रहा हो | सरल और स्वाभाविक ग्रामीण जीवन, छोटे-छोटे 
राज्यों की स्वतत्नता, नगरो की स्वार्थपरायणता, अनाचार और विलासिता, ब्राह्मणों 
और क्षत्रियो के पतन, अनायों और शुद्रो के अम्युदय, करो की वृद्धि आदि ने लोगों 


२०० विद्व-इतिहास 


को जीवन के प्रति उदासीन कर दिया हो । संभव है उन्हीं कारणों से बुद्ध, महावीर 
तथा अधिकांश अन्य चिन्तक नगरों में विद्येषतया उपदेश देते और संस्थाएँ स्थापित 
करते फिरते थे । इसके सिवा नवीन आन्दोलनों का विशेष कार्यक्षेत्र पूर्वी उत्तर- 
प्रदेश, मगध आदि में ही साधारणत: सीमित-सा रहा । नवीन आन्वोलनों की क्षमता 
तथा तीब्ता को सोच कर दैशुनाग, मौर्य तथा नन्द वंश के उदीयमान साम्राज्य 
स्थापको ने बौद्ध और जैन मतों को अपने लालन-पालन तथा सरक्षण में लेना उचित 
समझा हो । उस नीति से उनको एक लाभ तो यह हो सका कि उनको ऐसे समुदाय की 
सहाग्रता आ्रप्त हुई जो वैदिक युग के राजाओं को ब्राह्मणो से मिछा करती थी। 
दूसरा लाभ यह हुआ कि नये मतों का प्रचार करने वाले नये साम्राज्य अथवा राज्यों 
के विरुद्ध आन्दोलन न उठाते थे अपितु उनको आशीर्वाद देते रहते थे। तीसरा 
लाभ यह हुआ कि आयों की दुर्देभननीय जातिवादिता के निराकरण के साथ ही साथ 
उनमें प्रचलित यज्ञादि पर जो राज्य का घन व्यय होता था उससे छुटकारा मिल 
गया । संभव है कि चतुर नीतिज्ञ यह भी जानते हो कि नये धर्मो के सिद्धान्त 
ऐसे है जो सर्वसाधारण में श्रद्धा भले ही उत्पन्न करें किन्तु मानवीय दुर्वछताओं के 
कारण व्यवहार में सक्रिय रूप में न आ सकेंगे। लोगो का ध्यान ऐहिक समस्याओ्रों 
से हटाकर पारलौकिक चिन्तन की ओर शझुका देने की क्षमता उन क्रान्तिकारी मतों 
में पायी गयी जिसका छाम राजनीतिकओऔर व्यापारिक समुदाय को अनायास मिल 
. सकता था। ह 
ओपनिषदिक, जैन तथा बौद्ध मतों में अनेक समानताएँ है । उदाहरणार्थ 
तीनो त्याग, कर्मफल, मुक्ति, मन, वचन और कर्म की सत्यता, आचार-विचार की 
शुद्धता, « प, नियम तथा न्यूनाधिक अहिंसा में विश्वास रखते हैं । किन्तु उनकी 
परिभाषा5 तथा विषयों के महत्त्व-वितरण में थोड़ा बहुत मेंद है। उदाहरण 
के जिए जे त्याग, तप, ज्ञान तथा अहिसा पर अत्यधिक जोर देते हैँ । बौद्ध धर्म 
मध्य मार्ग ३ अवलम्वन करता है। अंनेक समानताओं के साथ-साथ उनमें कुछ बातों 
में बहुत बड़ा मतभेद है । औपनिषदिक सिद्धान्त जीवार्त्मी को मानता है। जैन भी 
जीव को मान ने हैं किन्तु बौद्ध उसको नहीं मानते । उपनिषद ब्रह्म अथवा ईश्वर 
की सच्चिदान दात्मक सत्ता जीवों से पृथक्‌ मानते है । जैन सृष्टि का कोई कर्ता 
वर्ता बौर सहर्तातो नहीं मानते किन्तु जीव की पूर्ण उन्नति हो जाने पर उसी में 
सच्चिदानन्दात्मक ईइवरत्व की स्थिति होना वे मानते है । किन्तु प्राचीन बौद्ध 
धर्म न तो आत्मा का न जीव का पुनर्जन्म, न ईइवर का ईइवरत्व मानता है। वौदाों 


भारतवर्ष २०१ 


के अनुसार तृष्णा के निरोध होने पर तथा कर्मों के क्षय हो जाने पर व्यक्तित्व की 
चेतना जाती रहती है। वे उसी को दुःख से परम निवृत्ति अथवा निर्वाण कहते है । 
वैदिक मतानुकूछ दर्शनशास्त्रों की रचना हुई | साख्य, वेदान्त और मीमासा योग, 
न्याय और वैशेषिक षड़दर्शन के ताम से प्रसिद्ध है । इसी प्रकार आगे चल कर 
बौद्धों तथा जैनों ने अपने-अपने दरंन शास्त्रों की रचनाएँ की । 

उपर्युवत संक्षिप्त विवेचन से एक तो यह वात स्पष्ट है कि उस युग से ही विचारो 
तथा मतो की स्वतंत्रता हमारे देश में थी | दूसरी बात यह कि आचार-विचार की 
शुद्धता, त्याग, अहिसा, अक्षय शान्ति का जितना समादर हमारे देश में हुआ वैसा 
शायद ही कही हुआ हो । उन्ही के कारण हिसात्मक यज्ञों का विधान वदल गया 
और निरामिष भोजन का प्रचार बढ़ गया। भारतवासियों की उनमे श्रद्धा तथा 
विश्वास तब से निरतर अब तक चला आता है और वे आदर्श हमे सास्क्ृतिक व्यवित 
देते चले आ रहे है । 

सभव है कि उपर्युक्त घारणाएँ सब एक साथ ही उत्पन्न न हुई हों और विभिन्न 
व्यक्तियो को उनका आशिक रूप ही सुझाई पड़ा हो। शैशुनांग, नन्‍द और मौर्यवश में 
अशोक को छोड़कर कोई ऐसा सम्राट्‌ नही दिखाई पड़ता जिसकी नीति और जीवन- 
वृत्त से यह अनुमान किया जा सके कि वह भगवान्‌ बुद्ध और मगवान्‌ महावीर द्वारा 
निर्दिष्ट आचारो और विचारो पर चलने के लिए लालायित अथवा सब्रद्ध ही । 
उनके राज्यकाल में राजनीति, अर्थनीति और दण्डनीति वैसी ही वक्र गति से चकछती 
रही जैसी कि अन्यत्र दिखाई पड़ती है । जो कुछ भी हो, साधारण श्रद्धालु जनो में 
प्रचलित तत्कालीन घामिक विचारो द्वारा धर्म का सम्मान, अधर्म के प्रति ग्लानि, 
आचार और विचार की शुद्धता, कतेंव्य के प्रति ध्यान आदि की भावनाओं का 
संरक्षण होता रहा । मारतवासियों की धर्मप्रियता की पुष्टि हुई तथा विचारों को 
स्वतंत्रता की रक्षा होती रही । 

यद्यपि मूर्तिपुजा और सम्भवत: देवालयो की प्रतिष्ठा सिन्धु घाटी की सम्यता में 
भी पायी जाती है तथापि यह कहा जा सकता है कि ईरानियो की तरह वैदिक आायों 
ने उनको स्वीकृत नहीं किया। बौद्धो तथा जैनों मे पवित्र स्थानों तथा महात्माओं 
के पार्थिव अवशेषों का श्रद्धापुवंक समादर करने की परिपाटी का आरम्भ किया जो 
उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । वही आगे चल कर. मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, देवालयों को 
प्रतिष्ठा के रूप में विकसित होकर सारे देश मे फैल गयी। इन बातों में काछान्तर में , 
हमारा देश सबसे आगे बढ़ गया । इन प्रवृत्तियों में यदि कुछ दोष थे तो कुछ गुण भी; 


२०२ विश्व-इतिहास 


थे। उन्ही के कारण स्थापत्य कला, शिल्प कला तथा किसी अश तक चित्र कला में 
भी अपूर्व उन्नति हई। तीर्थ-स्थान, तथा मन्दिर बहुत काल तक इस देझ्ष में विद्या 
तथा सयमित जीवन के केन्द्र-से रहे । इन स्थानों की यात्रा अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त 
करने का आकर्षक साधन बनी । वे विचार-विनिमय के ही नहीं वरन्‌ व्यापार एव 
कला-कोणल के आदान-प्रदान के भी माध्यम हुए। एक-सी सास्क्रतिक एकता और 
देश-बन्बुत्व की भावना को जाग्रत एवं स्थिर रखने के लिए तीर्थयात्रा अच्छा 
व्यावहारिक उपाय सिद्ध ढुआ । इन संस्थाओं हारा भारत की सास्क्ृतिक देनों तथा 
आदर्शो का बहुत कुछ सरक्षण एवं पोषण होता रहा । इसी के साथ यह भी कहना 
अनुचित न होगा कि धामिक उत्साह, श्रद्धा तथा भावों को क्षीणता होने पर 
ये सस्थाएं निर्जीव होकर आदर्शो, आचार-विचारों से पतित होकर दोपात्मक हो 
गयी । उनमे वे ही अवगुण आ गये जो पश्चिमी एशिया तथा मिस की वैसी 
सस्थाओं में प्रचलित हो गये थे । | 

जैन तथा बुद्ध धर्मों को मौर्यो, कुपाणों तथा अन्य राज्यों से बडी सहायता 
मिली थी । किन्तु शुग, शातवाहन, वाकाटक तथा गुप्तवणियों ने वेदोपनिषद, 
मन्त्रादि-शास्त्रो, पट्दर्शनो का पोषण और संवर्धन किया | हीनयान को छोडकर बौद्ध 
मत की विचारधारा महायान की ओर झकी | बुद्ध को उसने ब्रह्म और ईश्वर से जा 
मिलाया और भवित, करुणा, दया और कृपा का महत्त्व स्थापित किया। उधर वेद- 
वर्मानुयायियों ने भी हिसात्मक तथा रूम्वें-चौडे यज्ञों से विमुख होकर उन्हीं भावों 
एवं विचारों को घटा-बढा कर प्रचलित करना शुरू किया । वृद्ध को भी उन्होने 
राम-कृष्ण की तरह का एक अवतार मान लिया और महायान की तरह ही मूर्तिपुजा 
एवं तत्‌ समान अर्चा तथा उत्सव उन्होने भी प्रचलित कर दिये । परिणाम यह 
हुआ कि दोनो का भेद दिनोदिन मिटता चलर। गया और अन्त में टोनो ने नवीन 
पौराणिक धर्म का तथा शकराचार्य जी के ब्रह्म-मायावाद का दार्शनिक रूप घारण 
कर लिया । बौद्ध धर्म का व्यवितत्व नये हिन्दू धर्म मे विलीन हो गया। जैन घर्म 
का अस्तित्व भारत मे तो कायम रहा, किन्तु भारत से वाहर उसका प्रचार 
नहो सका । 


पौराणिक हिन्दू धर्म 


पौराणिक धर्म की पहली विशेषता तो यह है कि वह अनेक मतो का सयोजन 
तथा समन्वय करके एक ऐसा सिद्धान्त स्थापित करने की चेष्टठा करता है जो अधिका- 


“फ लोगो को सुगम तथा छोकप्रिय हो । उसमें नीचे स्तर के थोथे मतों से लेकर 
अत्यन्त सूक्ष्म तथा सुसंस्क्ृत सिद्धान्तो तक को स्थान दिया गया है जिससे अशिक्षित 
समुदाय से लेकर प्रतिमा-सम्पन्न दाशेनिक तक छाम उठा सके । उनमे समन्वय 
स्थापित करने का भी यथासंभव प्रयत्त किया गया । धर्म, कम, जीव, काम, अर्थ, 
मोक्ष, ईश्वर, भविति, अहिसा, सत्य, ज्ञान, तीर्थ, अर्चा आदि समी विषयो का समावेश 
तथा समन्वय किया गया है। उसमें अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ब्रत-उपवास, भक्ति, 
तीर्थ-माहात्म्य आदि को विशद्येष महत्त्व दिया गया है। वर्णाश्रम धर्म की महिमा मानते 
हुए भी उसको मक्ति, दया, औदार्यादि के सहारे मृदुल बनाने का प्रयत्न वेदोपनिषद 
मतावलम्बियों ने किया है। वैदिक श्रद्धा के साथ ईश्वर-विश्वास, ऐहिक तथा 
स्वगिक सुख की कामना के सम्मिश्रण से भक्ति-मार्ग का उद्भव हुआ। धर्म की 
प्रतिष्ठा और अघर्म का नाश करने के लिए ईश्वर आवश्यकतानुसार समय-समय 
पर उपयुक्त रूप धारण कर लेता हे | वह स्वाभाविक करुणा, दया, वत्सछता के 
कारण ही यह अवतार लेता हे । हिन्दू दश अवतार मुख्य मानते हैँ। जिनमे श्रीराम 
और श्रीकृष्ण विशिष्ट हैँ । कुछ ऐंसी ही प्रवृत्ति अस्पप्ट रूप में बौद्धो और जैनियो में 
प्रतिमासित है। तीर्थकरों तथा बोधिसत्वों में मी अवतारों के-से तत्व कमोवेश 
पाये जाते है । उनमें भी हिन्दुओं की-सी भक्ति भावना जाग्रत हो गयी। यह मवित- 
आन्दोलन गप्तकाल तक पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। पुराणों में अठारह पुराण 
मुख्य माने जाते है । गुप्तकाल तक उत्का वह रूप बत गया जिसमे वे आजकल 
मिलते है। जैनों के भी पुराण हैं। गृप्तकाल के बाद भी समय-समय पर बहत-से 
अश्ष पुराणों में जोड दिये गये। कुछ पुराण शैव, कुछ वैष्णव, बुछ शक्ति अथवा 
अन्य अनेक दृष्टिकोणों से रचे गये है । अतएवं उनमे साम्प्रदायिकता दिखायी पड़ती 
है। किन्तु उनमे न्‍्यूनाधिक रूप से उवर्युकत विषयों तथा भूगोल, इतिहास, 
अनुश्वुतियों, गाथाओ, छोक प्रथाओ एवं संस्थाओ आदि का वर्णन मिलता है । 
उनका प्रभाव जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया । यहाँ तक कि सारे हिन्दू समाज 
का धर्म उन्हीं पर अवरूम्बित हो गया। 


राजनीतिक विधान 


वैदिक समाज तथा राजनीति-संगठन का मूलाघार गृह था। गृह का सगठन 
सुव्यवस्थित रूप से किया गया था। गृहपति तथा गृहिणी का पूर्ण सम्मान और 
उनके अनुशासनों का पान होता था । समान कुल-शील वाले गृहो के समूह के 


२०४ विश्व-इतिहास 


लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त होता थ्रा । कुछ ग्रामो को मिलाकर .एक विश बनता.था 
और कुछ विश एक जन' में संगठित कर दिये जाते* थे। उपर्युक्त विशेष शब्द 
पहले सामाजिक संगठन के अर्थ में प्रयुक्त होते थे.किन्तु काछान्तर में उनका प्रयोग 
दूसरे अर्थों में होने लगा । इनमें से प्रत्येक अंग का एक प्रमुख अधिकारी होता था, 
जैसे गहपति, आमंणी, विशांपति, गणाधिपति तथा जनाधिपति । जनाधिपति ही 
राजा कहलाता था । बह राजकुल का होता और पंतृक उत्तराधिकार के अनुसार 
राजत्व प्राप्त करता था । किसी-किसी दशा में विशापति गपति मिलकर राजपुत्रों में से 
सबसे उपयुक्त व्यक्ति को राजा चुन छेते थे | युद्ध, न्याय-वितरण तथा ज़ातीय 
यज्ञादि में प्राय: राजा ही नेता होता था । धर्मानुसार शासन क्रना तथा प्रजा का 
पालन-पोषण करना उसका कतेंव्य था। राजा की' सहायता करनेवाले अधिकारियों 
में से पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी प्रमुख समझे जाते थे । उसको परामर्श देने 
के लिए एक सभा होती थी। जिसके सदस्य प्रायः योग्य ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ लोग 
होते थे जो आमन्त्रित किये जाने पर राजा को सम्मति देते थे । उनकी सम्मति 
का राजा बड़ा सम्मान कुरता था । राजा के चुनाव के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
परिस्थिति आने पर सार्वजनिक समिति का अधिवेशन किया जाता था । समिति 
के निर्णय को अनुशासन मान कर राजा शिरोघायें करता था । उपर्यक्त बन्धनों 
के सिवा राजा पर धर्म का भी प्रतिबन्ध रहता था। धर्म का उल्लंघन करना उसके 
लिए सर्वथा अनिष्टकारी समझा जाता था। राजा का मुख्य कर्तेव्य प्रजा का संरक्षण 
ओर दात्रुओं का दमन था । 


उत्तरवैदिक काछ में राजा के वैभव, उसकी शक्ति तथा राज्य-विस्तार से 
उसके कतेव्यों की सीमा में भी वृद्धि हुई। वह पुरों के विशाल भवन में अधिक ठाठ- 
बाट के साथ रहने रगा । उसके 'रहन-सहन' में नागरिकता का गहरा प्रभाव 
दिखाई पड़ने लगा । उसके कर्तव्यों में विद्वानों, विद्याथियों और नि:शकक्‍त लोगों 
की सहायता करना आवश्यक समझा जाने रंगा। प्रजा की रक्षा के लिए यह विधान 
बना कि यदि डाका अथवा चोरी से किसी की हानि हुई हो तो स्थानिक कर्मचारियों 
का कतेंव्य होगा कि वह उसकी पूर्ति करें । राजा तथा शासन के बढ़ते हुए खर्चे 
के छिए कृपकों को दद्ममांश से पष्ठमांश तक 'कर' देना पडता था। व्यापार 
घातठुओं, पशुओं, फलछ-फूलछो, वनस्पतियों, मांस, घास और छकड़ी तक पर कुछल- 
कुछ कर लग गये थे। महीने में कम-से-कम एक दिन बेगार भी ली जाने लगी । 
राजा की सम्पत्ति, वैभव, बल तथा साघनों के बढ़ने से उसमे स्वच्छन्द्ता की अभि- 


भारतवव्य २०५ 


लापा बढ़ने लगी। सभा शायद साधारण मुकहमे करती थी और समिति विधि- 
विधान पर विचार करने लगी । पुराने ढग की समा एवं समिति का महत्त्व कम 
होने छूगा । राजा ने अपने मन्त्रियों की संख्यां वढा कर, उनकी राय लेकर अपनी' 
नीति स्वयं निर्धारित करता शुरू कर दिया । राजा में देवत्व की कल्पना होने 
लगी जो उत्तरोत्तर पुप्ट होती गयी । चन्द्रगुप्त की समा में बारह मन्त्री थे। शासन 
का क्षेत्र एव कार्य वढ जाने से मन्त्रियो की संख्या का बढ़ना-आवश्यक ही था । 
राजा की समा में सृत (पौराणिक), कोषाध्यक्ष, राजकर मन्त्री तथा जुआ, शिकार- 
विभाग के अध्यक्ष भी शामिल किये गये। रानियो को भी शायद मन्त्रिसभा में 
स्थान दिया गया । राज्य की व्यवस्था को सुचार. रूप से चलाने के लिए शासन 
का भी.अधिक संगठन करना पड़ा । ग्रामों में तो ग्रामणी पहले था ही; उत्तर- 
वैदिक काल के अन्तिम भाग तक दश ग्राम, विशति ग्राम, शत ग्राम तथा सहस्न 
ग्रामो के अधिकारी नियुक्त किये जाने छगे | पत्येक क्षेत्र के अधिकारी को अपनी- 
अपनी परिधि में कर उगाहने, अपराधी को दण्ड देने, शान्ति रखने तथा न्याय- 
रक्षा का अधिकार दे दिया गया । आमो की स्वतन्त्रता में अधिक हस्तक्षेप न 
किया जाता था तथापि शासन में नौकरशाही (व्यूरोक्रेसी) की-सी झलक दिखाई 
पडने छगी। 

यों तो आरम्म से ही आरयों के दक आपस मे लड़ते-भिड़ते थे, किन्तु सम्पत्ति, 
वैभव, बल की वृद्धि के साथ राज्य बढ़ाने की लालसा भी स्वभावतः बढती गयी । 
छोटे-छोटे राज्यो का युग बदछ कर बड़े राज्यों का जमाना आ गया। राज- 
सत्तात्मक राज्यो के सिवा गण (वंश) राज्यों का भी उल्लेख मिलता हैं। सम्मवतः 
शक वश के सजातीय लोगों के इतस्ततः राज्य थे, जिनका शासन गणों अथवा 
अल्पतन्त्र द्वारा होता रहा होगा । स्पष्ट प्रमाण के अभाव मे यह प्रतीत होता है कि 
कुछो के मख्य नेताओ की सभा शासन का नियन्त्रण करती होगी । कभी-कभी 
कई वशो के छोग मिल कर सयक्‍त शासन करते थे। छठी शती ई० प्‌० के आरम्म 
तक उत्तरी भारत में कई बड़े-बड़े राज्य स्थापित हो गये । उनमे आठ दस गण- 
राज्य भी थे | उनमे आपस में प्रभत्व के लिए भयंकर संघर्ष होते थे। राजतन्त्र 
के सुसगठित बल तथा तत्परता के आगे प्रजातन्त्र राज्य छिन्न-भिन्न होने छगे। बुद्ध 
भगवान्‌ के समय तक यह नौबत आयी कि मालवा से मगघ तक कैवछ चार वल- 
शाली राज्य रह गये । उनमे भी संघर्ष होता रहा। अन्ततोगत्वा मगघ के राज्य 
ने सबको परास्त कर एक साम्राज्य स्थापित किया जो मालवा से पूर्वी बिहार तक 


२०६ विश्व-इतिहास 


विस्तृत था । सम्मवतः साम्राज्य विस्तार से उत्पन्न शत्रु-बाहुलव के कारण हां 
समआआद को अपनी अंग-रक्षा के लिए महलों के भीतर -भी सशस्त्र स्त्री-रक्षको की 
आवश्यकता पड़ने लगी थी बाहर का तो कहना ही क्या । मगघ के सम्राट धन- 
नन्‍्द के समय में सिकन्दर के आक्रमण के बाद चन्द्रगुप्त मौर्य ने पंजाब भी मगध 
साम्राज्य में छ्ामिल कर लिया। मौर्यों के समय मे मैसूर तक दक्षिण में तथा हिन्दु- 
कुश तक पदिचिम में और उड़ीसा तक पूर्व में मौर्य साम्राज्य बट गया । साम्राज्य- 
स्थापन के बाद भी पश्चिमी प्रान्तों मे साम्राज्य के अन्तर्गत गणतन्त्र चलते रहे 
होंगे । 

इतने बड़े साम्राज्य का शासन करने के लिए कुछ नवीन विघानों की आवश्यकता 
पड़ गयी । पहली आवश्यकता तो थी विजित राज्यो तथा प्रान्तों के निरीक्षण 
करने की और दूसरी थी बड़े नगरो में व्यवस्थित शासन स्थापित करने की। साम्राज्य 
के यथेष्ट प्रबन्ध के लिए ईरानी परिपाटी के अनुसार उसे भ्रान्तों में विभवत कर 
दिया गया । कुछ राज्यो को आधिपत्य स्वीकार कर लेने पर यथापूर्व चलते रहने 
की स्वतन्त्रता दे दी गयी । प्रान्तो की अध्यक्षता राजवंश के कुमारों को प्रायः 
दी जाती थी »चार प्रान्तो, तक्षशिला, तोषाली, उज्जैन तथा सुवर्णगिरि का उल्लेख 
मिलता है। 

साम्राज्य के बढते हुए कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए राजमन्त्रियो 
की सख्या सम्मवत. अठारह तक बढा दी गयी थी । इनके लिए तीर्थ शब्द का भी 
प्रयोग होता था। ये मन्‍्त्री थे पुरोहित एवं प्रधानमन्त्री, समाहर्ता (राजस्वमन्त्री ), 
सुनिधाता (कोषाध्यक्ष), युवराज, प्रदेश न्यायाध्यक्ष, व्यावहारिक, नायक, सेना- 
ध्यक्ष, कर्मान्तिक (उद्योगमन्त्री ), मन्न्रि परिषद्‌ अध्यक्ष, दण्डपाल, अन्तपाल, 
दुर्गपाल, पौरनगराध्यक्ष, प्रशास्ता, दोवारिक, (द्वारपाल), आटविक (वनविभाग 
का अध्यक्ष ) । यद्यपि मन्त्रि परिषद्‌ मे योग्य और अनुभवी व्यक्ति रहते थे तथापि 
सम्राट्‌ को उनके निर्णय या सम्मति को मानने या न मानने का अधिकार था | 
सभा केवल परामर्ण देने के लिए थी । प्रान्तो के विषय में जानकारी रखने के लिए 
ईरानी विधान के अनुसार जासूस तथा सम्ब्ाददाता नियुक्त किये जाते थे । इस 
काये में सन्‍्यासियों तथा स्त्रियों से मी काम लिया जाता था। शी घ्रातिशी त्र समा- 
चार ले जाने के लिए सिखाये हुए कबूतरो का उपयोग किया जाता था । अशोक 
को धर्म प्रचार का शौक था। अतः उसने प्रान्तो में धर्म-महामात्रों की नियुवित 
की ,थी जिनका काम सम्राट के अनुमोदित धर्म का प्रचार, सहायता तथा उसकी 


भारतवर्ष २०७ 


मर्यादा का रक्षण करना था । बहुत-से अंगों में प्रान्तों का शासन राजघानी 
के शासन के अनुसार होता था। न्याय के लिए भी महामात्रों की नियुवित 
होती थी । 
इतने बडे साम्राज्य की रक्षा के लिए ऐसी भारी सेना की, जो जल तथा स्थरू 
'पर काम कर सके, आवश्यकता हुई । मौर्य सेना में छः छाख पैदल, तीस हजार सवार, 
नौ हजार हाथी, तथा आठ हजार रथ थे। चारो अगो की संख्या में समय-समय 
'पर रहोवदल होता रहता था | उसका समुचित प्रवन्ध करने के लिए छ विभाग 
थे। चार तो उपर्युक्त चतुरगिणी सेना के प्रत्येक अंग के लिए, पॉचवाँ जल सेना 
तथा छठा रसद आदि के लिए था। सम्भवत प्रत्येक विभाग में पाँच मुख्य श्रवन्चक 
होते थे। सेना-परिवहण तथा व्यापार के लिए लम्बी सड़के बनवा दी गयी । 
बडे मगरो का ज्ञासन कमोवेश राजथानी पाठलिपुत्र के शासन के अनुसार रहा 
होगा । पाटलिपुत्र के शासन के लिए भी तीस सदस्यों का बोर्ड था । वे छ. विभागों 
मे बेटे हुए थे । एक विभाग कलाकौगल का, दूसरा विदेशीय का, तीसरा जन्म- 
मृत्यु का, चौथा व्यापारादि का, पाँचवाँ माल बनाने और बेचने का तथा 
छठा बिक्री के माछ पर कर वसूल करने का प्रवन्ध एवं निरीक्षण करता 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय नगर के शासन का न्यूनाधिक श्रवन्च 
उन्ही सिद्धान्तों पर किया जाता था जिन पर आधुनिक म्यूनिसिपैल्टियों का 
होता है । 
साम्राज्य का दण्ड-विघान भी कठोर कर दिया गया था। साधारणतया 
सो जुर्माना किया जाता था किन्तु बहुत-से जुर्मो के लिए कारागार, अंग-विच्छेद, 
शारीरिक पीड़न, निर्वासन अथवा प्राणदण्ड दिया जाता था। उदाहरण के लिए 
विक्री पर कर न देने अथवा चोरी के लिए भी प्राणदण्ड का विध्यन था | 
राज-वैमव, भारी सेना एवं विद्ञाक शासन-यन्त्र के रख-रखाव के लिए पन 
की अधिक आवश्यकता थी | राज्य की आय के मुख्य साधन थे किलों तथा नगरो 
से प्राप्त आय, भूमिकर, खानो से कर, पशुओ पर कर, फल, शाक तथा औषपधि का 
कर, जगलो पर कर, चरागाहो पर कर, व्यापार के यातायात पर कर, शस्त्रो के 
निर्माण पर कर, मुद्रा, नशीली चीजो, जुआ, वेश्याओं पर लगे कर आदि । सिंचाई, 
घाटो, रोजगारो, घरों, पगडण्डियों और चक्कियों पर भी कर छंगा हुआ था। 
भूमि की उपज पर चतुर्थाश कर लिया जाता था । चुगी की दर भी उत्तरीत्तर 
बढाने की तरकीबे निकाली गयी थी। राज्य के खर्च के मुख्य विभाग थे राजपरिवार, 


२०८ विदव-इतिहास 


सेना, शासन, दौत्य, वारमिक कृत्य, इमारतें, दान, शिक्षा, मार्ग-निर्माण तथा 
सरक्षण आदि | 

वौद्ध, जैन तथा भागवत मतो के अहिसा तथा दया के सिद्धान्तों का प्रभाव 
कानून पर भी पड़ा । उसी के कारण गुप्तकाछ में प्राणदण्ड का विधान बन्द हूं 
गया किन्तु बड़े भयकर अपराधों के लिए अग-विच्छेद का दण्ड चलता रहा। 
साधारण अपराधों के लिए न्यूनाधिक जुर्माना कर दिया जाता था। कानृत की 
कठोरता कम हो जाने पर भी चोरी-टककंती की कोई वृद्धि न हुई | देश में बान्ति 
और अच्छी व्यवस्था कायम रही । यदि चीनी यात्री फाहियान का कथन ठीक: 
माना जाय तो यह कहा जा सकता हें कि मौर्यकालीन शासन के मकाबले में गुप्ते- 
कालीन शासन नरम था और कर भी कम लेता था। 

शासनयन्त्र में यद्यपि नये पारिभापिक थब्दों का प्रचकन होता गया तथापि वह 
मौर्यकालीन सिद्धान्तो पर ही चछुता था। साम्राज्य कई भमक्तियों (मूवो) में 
विभकत था। प्रत्येकल्‍मुवित का प्रमुख शासक (गवर्नर) उपरिक, महाराज अथवा 
गोप्ता प्रायः राजवंण का होता था । भुवित कई विशों में विभक्‍त होती थी | 
प्रत्येक का अधिप्ठाता विज्ञापति उच्च राज्य अधिकारियों में से चुना जाता था । 
अधिकारियों के सिवा शासन को सहायता और परामर्श देने के लिए समितियां 
थी, जिनके सदस्य प्रमुख अनुभवी तथा प्रमावश्ञाली व्यवित नियुक्त होते थे । 
कुछ ऐसा ही प्रवन्ध स्थली और गाव के लिए भी था । गाँव के पंच ही वहाँ के मह्त्तर 
को चुनते थे । 

गुप्तकाल तक आर्यावतं में जनसत्तात्मक राज्यों का अन्त हा गया था। राजसत्ता 
में समितियों द्वारा जनता जहाँ त्तक अपने भाव अथवा विचार प्रकट कर सकती 
थी उतने ही से उसे सन्‍्तोष करना अनिवार्य था | छठी झती ई० प्‌० से पाँचवी 
दती ई० तक रूगभग एक हजार वर्ष में आर्यावर्त मे गणतन्त्र का लोप और राजसत्ता 
का प्रावल्य हो गया । इसका एक कारण शायद भारतवर्प पर विदेशियों का आक्रे- 
मण रहा हो जिसकी प्रतिरक्षा के लिए मारी सेना रखना तथा व्यवस्थित संगठन 
और अधिक आर्थिक साधन जुटाना आवश्यक था । बन एवं वर की सहायता से 
साम्राज्यों नें गणतन्त्र राज्यों को तो नष्ट कर ही दिया पर विदेशियों को भी बहुत 
दिनो तक रोकथाम की। किन्तु उनकी शवित भी शर्ने.-शर्नें: क्षीण होती गयी । 
यद्यपि दक्षिणी मारत में विदेशियों के आक्रमण का भय न था तथापि वहाँ भी 
साम्राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति विश्वव्यापी साधारण कारणों से बढ़ती गयी । 


भारतवर्ष २०९ 


आर्थिक जीवन 
अनार्यों से निरन्तर युद्ध होने के काल से ही आर्यो के यग का भारत जंगलो से 
भरा हुआ था। इस जंगल को काट-काट कर अपना रास्ता निकालने और बस्तियाँ 
बसाने की कठिन समस्या उनके सामने थी । साहस और थैय से वे उसे सुलझाते 
गये । कृषि, पशुपारून और थोड़े-बहुत व्यापार पर उनका आर्थिक जीवन निर्भर 
था। कृषकों की संख्या अन्य जातियों से अधिक थी, इसीलिए गाँवों या छोटी 
बस्तियो में वे रहते थे। उनका रहन-सहन सीधा-सादा था। उनकी सम्पत्ति 
विशेषतः भूमि और पशु ही थे। पशुपालन वे क्षपि से भी अच्छा काम मानते थे । 
हल चलाने के लिए कभी छ. से बारह बैल तक जोतते थे । यव (जौ) की खेती, 
बडे पैमाने पर होती थी । उसके अतिरिक्त सम्भवत. गेहूँ, चना, तिल, ईख, कपास, 
तथा कुछ अन्य प्रकार के अनाज भी बोते थे। सिचाई अधिकतर वर्षा के जल से, 
कुओ के जरू से, अथवा झीलो, तालाबो और नहरो के पानी से होती थी । वे 
शायद कुओ पर रहट चला कर चरसे या वरवो से भी पश्नी लेते थे। घोड़ो से 
बती न कराके उन्हें वे चढ़ने और रथ खीचने के काम में छाते थे | वढिया घोड़े 
और बैलो की बड़ी कदर की जाती थी । पशुओं की सख्या से आदमी की हैसियत 
आँकी जाती थी। पाणिनि के समय तक तीन श्रेणी के कृपक थे। प्रथम, जिनके 
पास हल न था । दूसरे, वे जिनके पास अच्छा हल होता था और तीसरे खराब हल 
वाले । ऋग्वेद के यग से ही खेत बॉसो से नापे जाते थे। नापने वाले की ऋण 
सज्ञा थी। खेत अर्थात क्षेत्र का मालिक क्षेत्रपति होता था। क्षेत्रपति अपनी इच्छा 
के अनसार अपनी ममि को बेच अथवा दान भी कर सकता था। किन्तु यह निश्चित 
नहीं कि गोचारण भूमि पर सामूहिक अथवा वैयक्तिक अधिकार था या नही । 
सम्भवंतः: उस पर पशथ चराने की कोई रोक-टठोक न थी । 
तत्कालीन सादे जीवन के अनसार उनके उद्योग-धन्धे भी थे। बढ़ई, छोहार 
कुम्हार, सोनार, चर्मकार, रथकार, कपड़ा बुनने वाले, रगसाज, घोबी, चटाई 
बिनने और उप्पर बनाने वाले; घनष-वाण बनाने वाले, वैद्य तथा सुरा बनाने वाले 
कारीगर आर्यों की साधारण देनिक आवश्यकताओ की पूर्ति कर देते थे। वैदिक 
युग के आरम्म में आये सोने से परिचित थे, किन्तु उत्तरवैदिक काल में सीसा 
टीन, चाँदी और ताँवा मिलने छगा जिससे वे हथियारों के सिवा बरतन आदि भी 
बनाने लगे । फलत- नये उद्योग-पन्धे और रोजगार खड़े होने लगे। आरम्म में 
आये कामचलाऊ कैम्प की तरह के छप्पर के मकान, जिनकी दीवारे चढाई की 
श्४ड 


$ 


२१० विश्व-इतिहास 


रहती, बना लेते थे । अव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थिति के कारण बड़े और 
पक्के मकान शायद ही कोई बनवाता हो । गाँवों में निवास तथा कृच्छ जीवनचर्या 
उनके स्वभाव का अंग वन गयी थी। 
प्रारम्भ में चीजो का मूल्य बछड़ो और बैलो से निश्चित होता था पर उस युग 
मे व्यापार विनिमय के द्वारा होने लगा। सम्भवतः सिवके का ज्ञान ही उन्हें न था 
इसलिए उससे उत्पन्न मोह का कोई प्रइत न था। आगे चलू कर सोने-चाँदी के 
टुकडो का प्रयोग होने लगा जिनका मूल्य उनके वज़न पर निर्धारित होता था । 
निष्क तथा मन्‍्स का वजन निश्चित-स। माना जाता था। कौटिल्य के समय तक 
सोने के निष्क राज्य द्वारा सचालित किए जाते थे | व्यापार स्थरू और जल मार्ग 
दोनों से होता था। बेल गाडी या घोड़ा गाडी, डाँडी या पतवार से चलायी जानें 
वाली नावे और पोत उनके यातायात के साधन थे । सम्मवत: फारस और मेसो- 
पोटामिया आदि पश्चिमी देशों से उनका व्यापार होता होगा। बाज चीजो का 
दाम बहुत अधिक था ६ इन्द्र को एक प्रतिकृृति का मूल्य दस गाय था। व्यापार 
ने आर्यों को भी छालची और सूदखोर वना दिया। व्यापारी वणिक (पणि) श्रेणी 
की अध्यक्षता कै लिए प्रयत्न करता था। लिखा-पढी से लढेन-देन करता था । सवा 
छः से करीब सत्रह प्रतिशत तक वह सूद खाता था। पता नही कि सब पणी आये 
ही थे अथवा आर्येतर लोग भी उनमे शामिल थे | यदि कोई अभागा कर्ज अदा न 
कर सकता तो उसके लिए शायेरिक दण्ड और गुलामी के सिवा कोई चारा 


नथा। 
श्रमजीवी लोग अपनी सेवाओं के लिए यदि स्वतन्त्र होते तो वेतव पाते और 


यदि दास (गुलाम) होते तो वे स्वामी की कृपा के भरोसे रहते थे । कृपक मूमि पर 
खेती करने के लिए राजा द्वारा नियुक्त 'ग्राम-योजक” को भूमि-कर देते थे । उपज 
के एक बटे बारह से लेकर एक वटे छ', और आवश्यकता पड़ने पर एक वटे चार तक 
भाग भूमि-कर के लिए निर्धारित था। सम्मव है कि उक्त विभिन्न दरे स्थानिक 
विद्येषताओं अथवा विविध प्रकार की भूमियों की उपज के आधार पर रही हो । 

ट्रोगमापक द्रोण की तोल से फसल जोखता था। यदि राजा चाहता तो किसी 
भूमि को कर से मुक्त कर देता था । ऐसा प्रतीत होत। है कि कौटिल्य के समय तक 
वहुत-सी भूमि पर राजा का अधिकार हो गया था। वह या तो अपने सेवको द्वारा 
खेती, वागवानी आदि करवाता था अथवा उसे गान (बलि) पर उठा देता था । 

यदि राजा स्वनिर्मित साधनों द्वारा कृषकों को जरू-प्रदान करता तो उनसे उपज 


भारतवर्ष २११ 


का एक बटा छः से एक बटा चार तक कर लेता था। राजकीय कार्यों के सम्पादन 
के लिए पाँच या दक्ष ग्रामो पर गोपो' की, जनपद के चतुर्थ माग पर स्थानिको' 
की और सम्पूर्ण जनपद के लिए 'समाहतो' की नियुक्ति कर दी गयी थी । मौर्य 
काल तक भूमि-कर बढ़ा दिया गया था किन्तु साधारणतया उपज का एक वटा 
चार कर में लिया जाता था। जो भूमि दान मे अथवा वेतन के बदले ब्राह्मणो, 
स्त्रियों, बच्चों तथा धामिक सस्थाओं अथवा सैनिकों को दी जाती, वह प्राय: 
करमुक्त होती थी । 

शिल्पजीवी अपने-अपने परम्परागत व्यवसायों में छंगे रहते थे। उनका 
कार्यक्षेत्र ग्रामों से अधिक नगरों में था। शिल्पविशेषों के छोग पूरा अथवा 
'्रेणी' में प्राय: सगठित हो गये थे । ऐसे पूर्गों की संख्या अठारह से अधिक ही 
रही होगी । शिल्पी ही नहीं वरन्‌ तत्कालीन विधान के अनुसार दशस्त्रजीवी 
भी सघो में संगठित थे। घामिक संस्थाओं ने भी अपनें-अपने संघ अथवा हू 
वना लिए थे । क्राह्मणो ने भी अपने गणों का निर्माण कर लिया था। भ्रत्येंक 
वर्ग के लोग जहाँ तक सम्मव हो सकता ग्रामों विशेषतः नगरो में अपने-अपने मुहल्लो 
में रहना पसन्द करते थे। एक जगह जमा होने तथा समान व्यवसाय करने के 
कारण उनमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ता गया जिसका परिणाम 
शायद यह हुआ कि उत्तरोत्तर नयी स्थानिक उपजातियाँ-सी बनती चली गयी जो 
अपनी-अपनी विशिष्टता के संरक्षण मे सतर्क रहने लगी । प्रत्येक उद्योग-समूह 
का एक नेता होता था । विभिन्न पारिमापिक शब्दों से वह अभिहित होता था-- 
जैसे, ज्येष्ठक, प्रधान, सेटिठ आदि यह प्रया इतनी प्रचलित हो गयी थी कि चोरों 
के समूह के भी ज्येष्ठक होते थे । 

वैदिक यग में लोग ग्रामों में रहते थे। व्यापार अथवा नीतिक आवद्यकताओ 
से नगरो का निर्माण हुआ और वहाँ नागरिक जीवन का उदय हुआ । आर्य लोग 
उस प्रवृत्ति को अवनतिकारिणी कहते थे । किन्तु घीरे-बीरे नगरो का आकर्षण 
बढता गया । दास-दासियो की माँग बढ़ने छगी । ब्राह्मण, क्षत्रिय भी व्यापार करने 
लगे । सोने, चाँदी, ताँबे के सिक्‍को का प्रयोग बढ गया और उनकी बहुमुखी वृद्धि 
होती गयी, यहाँ तक कि नगरवासी ग्रामी:. छोगो को अपने से कम समय और 
असस्कृत-सा सभझने लगे । नागरिक जीवन ने इतनी वृद्धि कर ली कि शासन को 
उसके प्रबन्ध और नियन्त्रण का मार अपने हाथ में लेना आवश्यक हो गया। विना 
राजाज्ञा के कोई व्यक्ति न तो व्यापार प्रचलित कर सकता था नें व्यापारी 


२१२ विश्व-इतिहास 


काम ही कर सकता था । वस्तुओ के प्रमापन, मूल्य-निर्धा रण, क्रय-विक्रय के निरी- 
क्षण अथवा नियन्त्रण, शुल्क, चुगी, तौछ, नाप और व्यापारियों के झगड़े निपटाने 
आदि कार्यों के लिए पण्याध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, अन्तपाल, पोताध्यक्ष आदि नियुक्त 
किये जाते थे । खाने-पीने की चीजो की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाता था । 
नगरो की उन्नति के साथ पृजीपतियो की वृद्धि होने लगी, बड़े-बड़े व्यापारी काफिले 
आने-जानें छगे, जल और स्थल मार्गों का प्रवन्ध होने छगा । यद्यपि बैक न थे 
तथापि घन जमा करने के लिए नगर के निकाय अथवा विश्वस्त साहुकार काफी 
समझे जाते थे। साराग यह कि प्राचीन वैदिक युग का सरल तथा साधारण संगठन 
दिनोदिन पेचीदा होता चला गया। बेईमानी, सूदखोरी, मोगोपभोग के नये-नये 
साधन एकत्रित होते गये । नयी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएँ 
उठती रही। यूनानियों के प्रभाव से भारत में सुन्दर मुद्रा का प्रचलन हुआ । मौर्य- 
युग में व्यापार के मार्गो में प्रथम कलकत्ता के समीप ताम्रलिप्ति से प्रारम्म होकर 
पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, सियालकोट होकर तक्षशिला तक, दूसरा 
मथुरा से राजपूताना होता हुआ पैठन तक, तीसरा कौशाम्बी से उज्जैन होकर 
मड़ीच तक और चौथा पैठत से कान्ची और मदुराई तक जाता थाः। इन वड़े मार्गों 
से सवन्धित अनेक छोटे मार्ग थे । मार्गों के किनारे-किनारे छायादार वृक्ष, जगह- 
जगह पर विश्रामगृह और जल के लिए कुएँ बने थे | व्यापार में कुछ बाघाएँ भी 
पड़ती थी । लूटेरों का भय सदा वना रहता था । उनसे रक्षा करने के लिए वस्त्र- 
जीवियो को रखना पड़ता था । दूसरे यातायात के साधन ऐसे थे जिनसे व्यापार 
की गति मन्द रहती थी । उदाहरण के लिए पहले मित्र तक जाने के लिए एक वर्ष 
लगता था किन्तु वाद में ईसा की प्रथम शती तक भी तीन महीने छग जाते थे ! 
चीन के दक्षिणी कोने तक जाने में भी एक वर्ष छगता था। रास्ते में शायद अनेक 
अकार के कर देने पड़ते थे । इसके सिवा जब तक काफिला पूरा न हो तब तक यात्रा 
आरम्म न की जा सकती थी | काफिलो में पॉच सौ गाड़ियों तक का वर्णन मिलता 
है। समुद्र मार्ग से छोटे जहाज द्वारा यात्राएँ होती थी । कभी-कभी जहाज ड्ब 
मी जाते थे। 
अनेक कप्ट तथा वबाघाओ के रहते हुए भी भारतवर्ष का व्यापार बहुत उन्नत 
था पूर्व में चीन, वर्मा, कम्बोडिया, स्याम, मलय आदि तक पश्चिम में मेसोपटेमिया, 
फारस, मिन्न एवं रोम तक, परिचिमोत्तर एवं उत्तर मे खोतान, तुर्फान, काशगर, 
यारकन्द तक भारत से नाता प्रकार के सूती-रेशमी कपड़े, रत्न, मोती, आमृपण, 


भारतवर्ष २१३ 


मसाले, सुगन्वित द्रव्य, चीनी, चावल, घी, मोरपख, हाथीदाँत, रंग, लोहा, शेंर, 
वाघ, मैसे, हाथी, वन्दर, पक्षी आदि 'ेजें जाते थे, जिससे करोड़ों का सोना, चाँदी 
देश में आता रहता था । यहाँ के माछ का इतना सम्मान होता था कि कभी-कभी 
तो सोगुनी कीमत पर वह बिक जाता था। सम्मवतः उत्तर मारत की अपेक्षा 
दक्षिण भारत को व्यापार करने तथा छाम उठाने का अवसर अधिक प्राप्त था । 
अन्य देशो से भारत भी सोना, चाँदी, धातु या धातु से वनी चीजें, शीशें का सामान, 
कपूर, रेशमी व ऊनी कपडे, घोड़े, ऊँठ, हथियार आदि मँगवाता था। किन्तु 
आयात से निर्यात की मात्रा बहुत वढी-चढी थी, जिससे भारत उत्तरोत्तर समृद्धि- 
गाली होता चला जाता था। इसीलिए कर्ममूमि के साथ-साथ मारत स्वर्णमृमि 
भी वन रहा था । 


वृहत्तर भारत 


भारतवासियों का अन्य देशो से केवल सम्पर्क टी नहीं, वरन्‌ सास्कृतिक और 
व्यापारिक सम्ठन्ध भी प्राचीन काल से चला आता है। सिन्धु घाटी के छोगो का 
व्यापार और सम्भवतः सांस्कृतिक आदान-प्रदान पश्चिमी एशिया से था । वैदिक 
आर्यो का ईरानियो के साथ सास्क्ृतिक सम्बन्ध के अलावा राजनीतिक सम्बन्ध 
मी था। भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत तथा ईरानियो का संगम हुआ । 
यह स्मरण रखने योग्य है कि भारत का सवसे प्रमुख और उच्चतम शिक्षा केन्द्र 
तक्षशिक्रा मे था। जहाँ से भारतीयों और ईरानियों तथा मच्य एशिया के अन्य 
लोगो का सास्कृतिक ज्ञान-विज्ञान-विनिमय चलता रहा । अलेक्ज़ेण्डर के आक्रमण 
से ग्रीकों तथा यूनानियों का भी भारत के साथ विभिन्न स्तरों पर आदान-प्रदान 
होता रहा । मोर्यकालीन मारत में पश्चिमी एगिया और मध्य एशिया से आना- 
जाना, व्यापार तथा सास्कृतिक सम्बन्ध और भी बढ़ गया । गुजरात, सिन्ध तथा 
दक्षिणी भारत के निवासियों का मेसोपटेमिया, मिस्र तथा दक्षिणी एशिया और 
हिन्दसागर के टापुओ और प्रदेशों से उत्तरोत्तर सम्बन्ध वढता गया । कुपाणकाल 
से चीनियो का व्यापारिक और सास्क्ृतिक सम्बन्ध मारत से बढता गया । तब से 
गप्तकाल तक उत्तरी भारत से भी लोग व्यापार और वर्म प्रचार के लिए स्वर्णमूमि, 
मलय, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया आदि देशो मे जाने लगे । युन्नान (इण्डोचीन ), तथा 
कम्बोडिया में हिन्दुओं ने प्रथम जती में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। वहाँ 
से वे चीन के साथ व्यापार करते रहे । राजा जयवर्मा ने चीन को अपने दूत पॉचवी 


२१४ विद्रव-इतिहा स 


द्ती में भेजें । चौथी और पाँचवी गती ई० में मलूय में हिन्दुओं ने अपना राज्य भी 
स्थापित कर छिय। | वहाँ व्यापार के साथ-साथ बौद्ध, शव तथा वैष्णव घर्मो का 
खब प्रचार होता रहा और देवालयों की बडे पैमाने पर स्थापना होती रही ॥ 
चम्पा में तृतीय गती ई० का एक सस्कृत का लेख मिलता है। सारांश यह कि 
भारतीयों का एशिया के प्राय: सभी सम्य देशों से आदान-प्रदान होता रहा जिससे 
भारतीय सस्कृति का क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता रहा । 


दितीय खंह 


जध्याय ७ 


ऋीट टाप्‌ 


मध्य सागर के पूर्वीय भाग का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व है, 
उसके उत्तरी तट पर ग्रीस, दक्षिणी तट पर मिश्र और एशियाई तट पर एनाटोलिया 
(एशियाई कोचक ), पेलेस्टाइन आदि प्रदेश हूँ जिनसे अपतो निजी संस्कृति के 
अलावा बेबीलोनियन, मिट्रनी तथा अरबी संस्कृतियों का प्रभाव देखा जाता है। 
उसके समुद्री क्रोड़ में कीट, साइप्रस तथा ईजिअन अंचल के अनेक छोटे-छोटे टापु 
हैँ जिनका अपना-अपना इतिहास है। यह निश्चित है कि ग्रीकों की प्रसिद्ध सम्यता 
और संस्कृति के उदय होने के पहले एशियाई तट तथा क्रीट आदि टापुओं में उल्लेख- 
नीय सांस्कृतिक उन्नति हो चुकी थी, जिसका प्रभाव ग्रीस की सम्यता पर पड़ा । 
टापुओं में सम्मवतः सबसे महत्त्व का स्थान कीट को प्राप्त हुआ था ) पुरातत्व- 
शास्त्रियो ने वहाँ के ताम्रयुग की सम्यता के सुन्दर अवशेष ढूँढ़ निकाले है, जिनसे 
पत चलता है कि ईसा से छाई हजार वर्ष पहले से लगभग ग्यारह सौ वर्ष तक वहाँ 
के निवासी उन्नति करते रहे और उन्होने ऐसी सभ्यता की स्थापना की जिसमें मिस्र 
तथा एशिया की संस्कृतियों के साथ-साथ उनका अपना भी योग है। यद्यपि कुछ विद्वान 
क्रीट वालों का सेमेटिक लोगो से सम्बन्ध होना असम्मव नहीं समझते तथापि अधि- 
कांश विद्वानों की धारणा है कि वे लोग न तो अरबके सेमेटिक और न॑ अफ्रीका के 
हेमेटिक थे । अनुमानतः वे एनाटोलिया की ओर से आये होगे । वे लम्बे, सुडौल, 
छरहरे, पतछी कमर और सुन्दर आँख-नाक वाले लोग थे । मर्द तो कमर में घुटने 
तक कपड़ा लपेटे रहते, किन्तु स्त्रियाँ पूरे आस्तीन का झोलदार साया पहनती जो 
ट्खनों तक को ढाके रखता था; जैसा पहनावा तीस-चालीस वर्ष पहले यूरोप में 
प्रचलित था । 
ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व उनको ताँबे और टीन को मिछाकर एक नया 
योग बचाने की क्रिया का रहस्य ज्ञात हो गया था जिससे उन्हें अच्छा लाभ हुआ ) 
करीठ ठापु में करीब सौ नगरों के ध्वंस्तावशेष मिलते हूँ जिनमें नोसस के अवशेष सबसे 


२१८ विश्व-इतिहास 


अच्छी दशा में हैं। नगरो की रचना से ऐसा जान पड़ता है कि वे छोग समृद्धिशाली 
ब्यापारी थे, जो शतियों तक शान्तिपूर्वक फूले-फले । उन्होंने शायद यह न सोचा 
कि उनके नगरो पर आक्रमण भी कभी हो सकेगा । फछुत: नगर की रक्षा के लिए 
वहाँ किसी प्रकार का प्रवन्ध नही किया गया था। उनकी उस घारणा का क्या कारण 
था यह अभी तक ज्ञात नहीं। सम्मव हे कि उस समय समुद्र और नौ-शवित को ही 
रक्षा के लिए काफी समझा गया हो । या तो उनका कोई प्रतिद्वन्द्दी न था या तत्कालीन 
राज्यों ने उसको सर्वोपयोगी व्यापार का स्टेशन समझकर वहाँ यद्धक्षेत्र न बनाने 
का समझौता कर लिया हो । जो कुछ भी हो, नगर की, जहाँ एक छाख जनसंख्या 
थी, रक्षा का प्रवन्ध न करना उनकी भूल थी, जिसके लिए उन्हें बहुत पछताना पड़ा 
होगा । 
नोसस के माइनास वंश के राजाओं का मवन पहाड़ी के ढालू भाग पर छः एकड 
जमीन पर बना हैे। १०० फुट लम्बे और ८५ फूट चौड़े खुले हाते के चारो ओर इमारतें 
बनी हुई हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि वे एक साथ किसी खास नकझें के अनुसार 
नहीं कनायी गयी । कुछ;माग तो कायदें से बने है, शेप समय-समय पर आवश्यकता- 
नुत्ार वढा लिये गये होगे । मूकम्प से इमारतों को भारी हानि पहुँची, किन्तु १६०० 
ई० पू० में उनका जीर्णोद्धार करा कर नयी इमारतें बढा दी गयी । इससे राजमवन 
एक गाँव के समान हो गया । इमारतें इंटो की हैं जिनकी छतें छकड़ी की घरनियों पर 
पटी हैं । कोई-कोई दमारत कई मंजिलो की है। दरवार के कमरे के पश्चिमी भाग के 
पास देवी का आलय वना है, दरवार के पीछे भाण्डार है, जिसमें बड़े-बड़े मटको में 
जैतून का तेल, शराव और अनाज भरा हुआ हे। पूर्वी माग में राजा और उसके 
परिवार के रहने के कमरे, रनिवास, स्तानागार, झोचागार,तैलगृह,वरतनो का कोठा, 
पहरेदारों की कोठरियाँ, शस्त्रागार, दो बड़े-वड़े हाल, वरामदे आदि सब इमारते 
एक-दूसरे से सटी हुई हैँ । बड़े वरामदे की दीवालों के पलस्तर पर बड़े सुन्दर सुरुचि- 
पूर्ण चित्र बने है जिनसे उन लोगों की प्रकृति-सौन्दर्याभिरुचि का अच्छा अनुमान 
लगाया जा सकता है। वृक्ष, पथ्ु-पक्षी, सफेंद लिली एवं गुछाब के फूल बडी सजीवता 
और यथार्थता तथा गतिशीछता से बने है । उन कलात्मक चित्रों के सौन्दर्य को देख 


कर दर्शक चकित ओर मुग्ब हो जाता हे । मनुप्य और उसके समूहों के चित्रण में 
भी उन्होंने छाघव और निपुणता का प्रमाण दिया हे । मनुष्यों को काले और छाल 
रंगो में, और स्त्रियों को सफेद रंग में चित्रित करने की परिपाटी थी । दोनो की 
शरीर-रचना ओर आकृति का कलछात्मक प्रदर्शन हुआ हे । 


क्रोट टापू २१९ 


वहाँ मिट्टी के सुन्दर रंगीन बरतन बड़ी कारीगरी से वनाये जाते थे क्योकि उनकी 
अन्य देशों में अच्छी कद्र होती थी। वे उन पर तरह-तरह के चित्र-विचित्र फूल-पत्तियों 
ओर जस्तुओं की सुन्दर डिजाइने बनाते थे। मिट्टी के वरतनों के अलावा वे जैतून 
का तेल, शराब तथा धातु की चीजे भी बाहर भेजते थे । 
नगरों का शासन सम्मवतः सनन्‍्तोषजनक रहा होगा क्योकि वहाँ की सडके 
पक्की है और पक्के पुल और कुल्याएँ बनी है। ईसा से १६०० वर्ष पहले वे धोडों, 
बैलो और रथो से काम लेते थे। उन्हें लिखने-पढ़नें और गणित का व्यावहारिक 
ज्ञान था। उनका जीवन निश्चिन्त और विनोदपूर्ण प्रतीत होता है। सवसे अच्छी वात 
त्तो यह थी कि उनके समाज में श्रेणीगत असमानता न थी । आ्थिक व्यवस्था इस ढंग 
की थी कि समाज का कोई अंग दलित या बहुत गरीब न था । किसान, कारीगर 
ओर व्यापारी का स्थान मध्य श्रेणी का-सा था। मिस्र तथा मेसोपटेमिया की तरह 
मयकर असमानता न थी । फलत: छोग सुखी थे । खेल-कूद, नाच-गाना, व्यायाम, 
मल्‍्ल-युद्ध, असि-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, सॉड फँसाने, साँड़ो और कूत्तों की लडाई, आदि के 
वे शौकीन थे। वहाँ बडे मन्दिर न थे। लोग अपने घरो में पुजा-गृह अथवा पहाड़ियों 
पर या गुफाओ में देवालूय बनाते थे। वे छोग मगवती महामाता देवी की, जिसका 
अतीक दोधारा फरसा था, आराघना करते थे। उसके सिवा नागिन का पूजन होता 
था । कहा जाता है कि सर्पिणियाँ मी संयम और सजनन की सोभाग्यदायिनी 
देवियाँ मानी जाती थी । कहा जाता है कि सर्पिणी जीव की प्रतीक समझी जाती थी 
जिसका मरणोपरान्त स्थान पातारू लोक है। 
उस सुख, शान्ति और सम्पन्न जीवन का ईसा से चौदह शती पहले आक्रमण- 
कारियों ने नाश कर दिया जिससे उनकी सभ्यता उत्तरोत्तर ढीण होती गयी । 
उनके हास के साथ माइसीन (यूरोप के उस मू-माग की सम्यता जो आगे चलकर 
ग्रीकों की कर्ममूमि बनी) की सम्यता का उदय हुआ | क्रीट के कटु अनुभवों से 
शिक्षा ग्रहण कर माइसेनी तथा द्वाय के नगरों ने मजबूत किलावन्दी करता आरम्भ 
कर दिया। क्रीट की सभ्यता का प्रभाव माइसेनी तथा ग्रीस की सभ्यता और सस्क्ृति 
पर पाया जाता है । 


अध्याय ८ 


ग्रीस 
भौगोलिक स्थिति 


यूरोप के दक्षिणी पूर्व कोने का कटा-फटा और छोटे-छोटे टापुओं से जड़ा मू-माग 
ग्रीस कहलाता है। यह एशियाई कोचक के ठीक सामने है। दोनों के वीच में मध्य- 
सागर की एक शाखा है जो बासफोरस और डाड्डनेल की जल कड़ियों के गाव द्वारा 
काले समुद्र से मिल जाती है। ये समुद्र तथा जल ग्रीवाएँ एशिया को यूरोप से पृथक्‌ 
करती हूँ। किन्तु सुगम होने के कारण आने-जाने तथा आदान-प्रदान में कोई विशेष" 
बाघा नहीं डालती । | 

ग्रीस के तीन ओर समुद्र और उत्तर की ओर असीमित पहाड़ियाँ तथा जंगल 
थे। समुद्र के जल ने भीतर घुस-घुस कर ग्रीस को तीन भागों में विभकक्‍त कर दिया 
है। उत्तरी भाग में थेसेली और एपिरस, मध्य में एटिका और थेबीज़ आदि और 
दक्षिणी मे लेकोनिया (स्पार्टा) तथा कोरिन्थ आदि थे । ग्रीस एक पहाड़ी प्रदेश है 
जिसमे इंघर-उबर छोटी-बड़ी उपत्यकाएँ है। वहाँ कोई ऐसी नदी नही जो व्यापार 
के काम की हो, किन्तु नालों और झरनो का अमाव नही। वहाँ की झीलें भी नगरण्य- 
सी हैं। अतएव वहाँ कृषि बहुत सीमित हो सकती थी । इस कमी की पूर्ति जैतून 
तथा फलो की बागवानी से न्यूनाधिक होती थी। ग्रीस में यद्यपि कुछ चाँदी,छोहा और 
ताॉँबा मिलता था तथापि यह कहना अनुचित न होगा कि वहाँ की धातु सम्पत्ति भी 
ऐसी वैसी ही थी। आश्थिक सम्पन्नता के साधनों की कमी चिन्त्य थी, किन्तु वहाँ 
का जलवायु, विमल आकाश, वातावरण तथा प्राकृतिक सौन्दर्य उसकी अपूर्व 
सम्पत्ति थी। उसी की बदौलत उसने उन गुणों, कर्मो एवं स्वभाव का प्रदर्णन किया 
जिनसे उसका नाम ससार में अमर हो गया। 

ग्रीस प्रदेश गरीब था, किन्तु समुद्र वहाँ के निवासियों को देश से बाहुर निकल कर 

कोति एवं सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए तीन ओर से आमन्त्रित करता था । एशिया 
और कुछ अश में अफ्रीका के मार्ग को सुगमतर बनाने के लिए प्रकृति ने वहाँ अनेक 


ग्रीस २२१ 


टापू बिछा दिये है। उत्साही एवं पुस्पार्थी ग्रीको ने उनसे पूरा लाभ उठाया। फलत: 
एशिया तथा मिस्र की सभ्यता, सस्क्ृति तथा व्यापार से ग्रीस निवासियों का बड़ा 
उपकार हुआ । 

जिस समय मित्र तथा क्रीट की सभ्यता अपने उत्कर्प पर थी उस समय यूरोप 
अच्चकार में ग्रस्त था । क्रीट के कुछ उद्यमी लोग ग्रीस के समुद्री तट पर इधर-उधर 
बस गये थे। अपनी वस्तियों को अद्धंसभ्य अथवा असम्य खानावदोशो से बचाने 
के लिए उन्होने वस्तियों के चायों ओर शहरपनाह, पत्थरों की दीवार वना ली थी। 
१५०० ई० पृ० तक वे लोग स्वयं सम्यता के प्रशस्त मार्य पर पहुँच गये थे जैसा कि 
उनके रहन-सहन, पोशाक, घर-द्वार, कछा-कौशल से अनुमान किया जाता है। किन्तु 
माइसीन और तीरइन्स नगरो से सहस्न वर्ष पूर्व ईजिअन समुद्र तट पर अन्य समृद्धि- 
शाली नगर बसे हुए थे जिनमे ट्राय नामक नगर प्रमूत धनधान्यवान्‌ और वलशाली 
माना जाता था। ईजिभून सभ्यता पर इण्डो आर्य जाति के खानाबदोश वछकान 
पहाड़ियो के पीछे से प्रढयकारी घटा के समान चढ आये (२०००से ५०० ई० पू० ) । 
उन्ही असम्य या अद्धंसभ्य लोगो मे वे दल भी सम्मिलित थे जिन्होंने आगे चलछू कर 
ग्रीस में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की और सभ्यता के स्तर को अत्युच्च वनाकर यूरोप 
निवासियों को नये, विशद और सुसम्पन्न जीवन का पथ प्रदर्शन कराया । 

ग्रीकः लोग सब एक जाति या वश के नही थे। ग्रीस में सबसे पहले आर्केडियन, 
फिर क्रमश: एकियन, आयोनियन, डोरियत, और इओलियन आये । सम्भवत- 
ये आय जाति की ही शाखाएँ थी । इन लोगो की मापा आर्यमापा थी तथा उनके 
धामिक विचारों में बहुत कुछ समानता थी । अतएव वे दोनो उन कवीलो को एकता 
के सूत्र में किसी प्रकार बॉँघे हुए थे। उनके आने के पहले ग्रीस में ईजिअन सभ्यता 
प्रचलित थी, किन्तु उसका अभी तक यथोचित ज्ञान प्राप्त नही हो सका, किन्तु यह 
कहा जाता है कि वे भी माइसीयन और क्रीटन सम्यता के प्रचारक थे। ईजिअन 
संस्कृति वालो को हटाकर डोरिअन कवीले के लोगो ने ग्रीस के दक्षिणी भाग पर 
अपना अधिकार जमा लिया (१५या १४ शती ई० पू०) । डोरिअनो का प्रताप 
एकिअन कबीलो के थेसली आ जाने के कारण हो गया (१००० वर्ष ई० पू०) । 
एकिअन लोगो ने उस सभ्यता का निर्माण किया जिसका दिग्दर्शन ग्रीस के महाकवि 
होमर ने अपने अमर काव्य में कराया है। 

एकिअन लोग सुसज्जित मकानों में रहते थे । मकान का एक भाग पुरुषो और 
दूसरा स्त्रियों के लिए था । उन लोगो को भिकार, व्यायाम, इन्द्र-यक्ष, समगीत और 


र्२२ विश्व-इतिहास 


नृत्य कछा का शौक था । वे शराव पीते और मांस तथा रोटी डटकर खाते थे । 
यद्यपि स्त्रियों और पुरुषों के कार्यक्षेत्र ओर अधिकार समान न थे, तथापि स्त्रियों, 
व॒द्धों और अतिथियों के प्रति उनका व्यवहार शिष्ट था । 
उनके समाज मे पुरुषो की दो ही श्रेणियाँ थी | एक तो राजन्यों की जिनके 
कन्धों पर रक्षा का भार था और दूसरी कृपि-वाणिज्य करने वाछो की । राजा 
स्वतन्त्र और बलशाली लोगो की राय से राजकाज, सन्धि-विग्रह आदि करता था। 
चह सेना तथा जातीय घामिक क्ृत्यों में अग्रणी का काम करता था। उन लोगों का 
विश्वास था कि देविक विधान से कुछ गिनें-चुने वंशों के ही लोग रक्षा तथा शासन 
का कार्य करने की क्षमता रखते है । अत. वे काम उन्ही के सुपुर्दे रहने 
चाहिए । ; 
ग्रीस के लोग शान्तिप्रिय न थे। उनका स्वभाव अव्यवस्थित, चंचल और 
उहण्ड था। लड़ने-झगडने, युद्ध करने का व्यसन राजाओं में ही नहीं, साथा- 
रण जनता में भी था 4 व्यापार और अर्थ-समग्रह में उनकी वड़ी रुचि थी, परन्तु वे 
ईमानदारी को कोई महत्त्व न देते थे। फारस का सम्राट्‌ कहा करता था कि यदि 
किसी को यह देखने का शौक हो कि एक व्यवित दूसरे के प्रति कितना विव्वासधात 
कर सकता है और शपथ लेने पर भी स्वार्थ के लिए निस्सकोच एक-दूसरे का गला 
काट सकता है, तो वह ग्रीस के वाजारो में जाकर देख ले । वे लोग न तो चेन से रहते 
और न रहने देते थे। कोई आश्चयंं नहीं कि उनके इतिहास में विरोघात्मक प्रवृ- 
त्तियों का विलक्षण प्रदर्शन पाया जाता है। देशभवित, देशद्रोह, वीरता, कायरता, 
वफादारी, दगाबाजी, उदारता, निर्द यता, बुद्धिमत्ता और मूर्खता एक साथ ही समरस 
से फूलती-फलती दिखायी पडती है। 
उस युग में एशियाई कोचक के उत्तरी पश्चिम कोने पर ट्राय/ नाम का एक 
समृद्धिशाली नगर था । वहाँ फ्रीजियन, आरमीनियन आदि मिश्चित कबीलो के 
लोग बसे थे जिनको ग्रीस वाले ट्रोजन' कहते थे। वहाँ की संस्कृति भी एशिया और 
ग्रीक सस्कृतियों के मिश्रण से बची थी । एशिया और ग्रीस के व्यापार से उनकी वड़ा 
लाभ हुआ जिससे उनकी शक्ति तथा सावन खूब वढ़-चढ गये थे । 
उस युग का विशद वर्णन होमर के काव्य मे मिलता है | अनुश्रुति के अनुसार 
ट्राय का एक राजकुमार स्पार्टा आया और बहाँ के राजा की भावज, हेलन को फुसला- 
कर निकाल ले गया । अपमान से च्रुद्ध होकर एकिअन वश के सव राजाओ ने ट्राय 
पर आक्रमण करके नगर का विध्वस कर डाला। वह सग्राम दस वर्ष तक होता रहा 


ग्रीस २२३ 


किन्तु वे हेछन को वापस ले ही आये | ट्राय में अन्तिम विव्वंस ११८४ ई० पू० हुआ | 
अब वहाँ एक घुसमाटीला है जिसको हिसारलिक' कहते हूँ । 

स्वतन्त्र ग्रीकों के सिवा ग्रीस में दासों की वहुत बड़ी संख्या थी । ग्रीक लोगो ने 
पराजित लोगो को दासता की शृंखला से सदा के लिए जकड़ दिया था | आायद ही 
कोई ऐसा ग्रीक हो जिसके यहाँ कम-से-कम एक दर्जन गुलाम न रहते हों । एथेन्स 
में तो खेती करना गुलामी का काम समझा जाता था। मलछेमानुस केवल जमीदारी 
करते थे । ग्रीस के बड़े-से-व्डे विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ की सम्मति में 
ग्रीको के सिवा अन्य सव छोग असम्य और निकम्मे थे। वे पशुओं के समान माने 
जाते ओर उनसे हर प्रकार की सेवाएँ ली जाती थी । वस्तुत: दासता की नींव पर ही 
ग्रीक सम्यता का प्रासाद निर्मित किया गया था। यह उसकी वड़ी नैतिक 
कमजोरी थी । 


नसगर 


घाटियों के पहाड़ियों से घिरे रहे के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक वस्तियाँ वन 
गयी थी । ये ही नगर के रूप में विकसित हो गयी । सातवी या आठवी शती ई० 
पू० तक ग्रीस में ही नही, वरन्‌ मध्य सागर के तटो पर एवं टापुओं में अनेकानेक 
नगरों की स्थापना हो गयी थी । ग्रीक सम्यता में नगर' का विशेष स्थान है । 
प्रत्येक नगर स्वतन्त्र था और गासन तथा सम्यता का केन्द्र भी । वस्तुत- नगर ही 
राज्य या राप्ट्र था । किसी-किसी नगर का आधिपत्य आसपास के कुछ गाँवों पर मी 
था, किन्तु उनसे उसके संगठन पर विद्योप प्रभाव न पड़ता था | प्रत्येक नगर में प्राय: 
एक जाति या वंज के ही कुटुम्वी रहते थे जिससे उनमें वन्च॒ुत्व तथा आत्मीयता का 
भाव जाग्रत रहता था | नगर अपने निवासियों का प्राण, विकास का साथन एवं 
प्रतीक था और उनकी आजाओं, आदर्णों, सफछताओं तथा विफलताओं को प्रति- 
विम्बित करता था उसके लिए जीना यामरता उतका परम घर्म और अन्तिम व्येय 
था। इसी से प्रत्येक नगर-राज्य के निवासियों पर आत्म-गौरव, स्वाभिमान, 
और राज्य-मक्िति का नद्या-सा छाया रहता था। 

कोई नगर किसी दूसरे नगर की अवीनता स्वीकार करने के छिए तैयार न था $ 
ऐसा करना अपमान और छज्जा का कारण समझा जाता था। इस भाव के रहते 
हुए वहाँ बडे राज्यो का निर्माण हो ही नहीं सकता था, साम्राज्य कातो कहना ही 
क्या । तथापि भाषा-साम्य, बामिक विश्वास एवं विचारों और सहजातीयता के 


श्र विश्व-इतिहास 


सस्मरण के अतिरिक्त ग्रीस में कुछ ऐसी संस्थाएँ थीं जिनके द्वारा उनमें ऐसा आपसी 
सम्पर्क रहता था जिससे सभी ग्रीक छोगों को आत्म-दर्शन, अपने महत्त्व तथा सामूहिक 
व्यक्तित्व का अनुभव करने का अवसर मिल जाता था | उनमें अधिक महत्त्व के 
कुछ देवस्थान थे जैसे ओलिम्पिआ, जहाँ देवताओं एवं देवियों की समा जुठती थी । 
वहाँ विभिन्न नगरो से यात्री आते और उत्सव मनाते थे, विचारो का आदान-प्रदान, 
क्रय-विक्रय, छाग-डॉट के खेलों, साहित्यिक कृतियों तथा कला-कौशल, खेल-कद 
और व्यायाम आदि का अच्छा प्रदर्शन भी वहाँ होता था। उन अवसरो पर रुयाति 
प्राप्त करना व्यक्तियों और नगरों का विशेष ध्येय समझा जाता था। ओलिम्पिआ 
का समारोह हर चौथे वर्ष होता था। उसके सिवा देवी-देवताओ के उपलक्ष में अन्य 
त्योहार कमोबेश उसी ढंग पर अन्य स्थानों में भी मनाये जाते थे। उन उत्सवों का 
ग्रीस की सभ्यता, समाज, आचार-विचार एवं संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव 
पडा । 

राजाओ का शार्सत-काल ईसा के पूर्व सातवी शती तक चलता रहा, किन्तु 
उनके अत्याचारों से पीडित होकर सरदारो ने जनता की सहायता से या तो राज- 


शासन का अन्त कर दिया या विविध विधानों से उनकी शक्ति को नियन्त्रित कर 
दिया । 


आठवी से छठी शती (७५०-५५० ई० पू०) तक ग्रीस वालों ने बहुत-से 
उपनिवेश स्थापित कर लिये। यात्रा के पहले डेल्फी के अपोलो नामक देवता से 
आज्ञा माँगी जाती थी । उस अवसर पर आसपास के मित्र-नगरों के लोगो को भी 
आमन्त्रित किया जाता था । प्रवासियों के नेता को प्रमाण अथवा अधिकार पत्र 
दिया जाता था जिसमे नेता का नाम, उपनिवेश स्थान, राज्य से सम्बन्ध की शर्तें 
आदि आवश्यक बाते लिख दी जाती थी । उपनिवेश, ईजियन सागर, काला सागर, 
उत्तरी अफ्रीका, सिसली, इटली, दक्षिणी फ्रास, स्पेनो में बसाये गये थे। उपनिवेश 
स्थापित करने के मुख्य कारण थे व्यापार की वृद्धि एवं राज्यो की बढ़ती हुई जनसंख्या 
को स्थानान्तरित करना । सतक रहने पर भी अनेक उपनिवेशो में स्वतन्त्र हो जाने 
की लालसा अथवा आवश्यकता बढ़ती गयी । उपनिवेशों मे सिसली तथा सेराक्यूज़ 
जहाँ कारिन्थ नगर के डोरियन लोग वस गये थे सबसे महत्त्वपूर्ण थे। (७३४ ई० 
पृ०) । सिसली पर ग्रीको की वढती हुई शक्ति का कार्थेज के नगर-राज्य से संघर्ष 
अनिवायं हो गया। कार्थेज का व्यापार-जीवी नगर मूमध्यसागर के पश्चिमी भाग 
पर दूसरे का आना-जाना अपने लिए घातक समझता था । फिर मी दक्षिणी फ्रांस 


ग्रीस २२५ 


में मस्सिलिन (मारसेई) में श्रीको ने उपनिवेश बना ही लिया । जिवराल्टर 
के आगे ग्रीक लश्कर कार्थेज के विरोध के कारण न बढ़ सके। काले समुद्र के किनारे 
उपनिवेश असीम संख्या में स्थापित किये गये । 

ग्रीस के प्रत्येक नगर की अपनी सभ्यता और अपना इतिहास था । यद्यपि 
ग्रीस का इतिहास वस्तुत. नगर राज्यों का ही इतिहास है तथापि पाँच स्थान विशेष 
रूप से महत्त्व रखते थे। वे थे-स्पार्टा, कोरिन्थ, एथेन्स, थेबीज़ और मेसीडोनिया 
(मकदूनिया ) । उनके दिग्द्शन से ग्रीस के इतिहास और सभ्यता का इसलिए 
ज्ञान हो जाता है कि अन्य नगरो की प्रगति न्‍्यूनाधिक उन-जैसी ही हुई थी । 


स्पार्टा 


ग्रीस का दक्षिणी भू-माग पेलोपोनेसस कहलाता था । एक प्रकार से वह टापू- 
सा माना जा सकता है क्योकि समुद्र की भुजाओ ने उसे अन्य प्रान्तो से करीव-करीब 
पृथक्‌ कर दिया था। उसमे कई राज्य थे जिनमे स्पार्ट का सकसे अधिक महत्त्व था । 
स्पार्टा की उर्वेरा भूमि चारो ओर से दुर्गेम पहाडियो से घिरी हुई थी। वह डोरिअन 
ग्रीको के अधिकार मे थी | राजपूतो या जापानी सिमूरिओ की तरह स्पार्टा वाले 
स्वतन्त्रता, वीरता और युद्धकला के अनन्य सेवक थे। शारीरिक सगठन, मल्लयुद्ध, 
व्यायाम तथा अस्त्र-शस्त्र सचालन के सिवा वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री और पुरुष 
तथा समाज का अन्य कोई ध्येय न था । कला-कोशल, विद्या-व्यापार, ठाट-बाट, 
ऐश-आराम आदि से उनको कोई वास्ता न था। पढ़ना-लिखना, मानसिक उधेड़बुन, 
शौकीनी, लजीज खान-पान, साहित्य-पटुता विशेषकर वाक-चतुरता और व्याख्यान- 
कला को वे अनावश्यक ही नही वरन्‌, निन्दनीय भी मानते थे। यदि उनमें किसी 
प्रकार की कविता का मान था तो वह था जुझावट के कडखों या वीरो के गुणगान 
का । उनकी विचारघारा, उनका दैनिक जीवन इसलिए सम्मव हो सका कि उन्होने 
विजित लोगो को बड़ी संख्या में गुलाम बना रखा था। गुलामो (हेलटो ) की संख्या 
स्वतन्त्र लोगो से दस गुनी थी । वे ही खेती-वाड़ी, उद्योग-घन्चे, सेवा-शुश्ुषा तथा 
डोरियन विजेताओ की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वे सेना में भी भर्ती 
किये जाते थे । युद्ध में जो असाधारण वीरता दिखाते थे उन्हे स्वतन्त्र कर दिया 
जाता था । शुद्ध स्पार्टगो और हेलटो के बीच एक समुदाय मिश्रित जाति के लोगो 
का था । वे लोग स्वतन्त्र थे किन्तु नगर के आसपास की बस्तियो में बसा दिये गये 
थे। व्यापार उन्ही लोगों के हाथ में था। 
१५ 


२२६ विद्व-इतिहास 


स्पार्टा के ग्रीक अपना रत विशुद्ध रखना आवश्यक समझते थे। उनका यह 
प्रयत्त रहता था कि उनकी सन्तान निर्बक और क्षीण न हो । इसलिए वे कुमारियों 
के स्वास्थ्य और वल की रक्षा और सवद्ध॑न प्रायः उसी प्रकार करते थे जैसी कि अपने 
वालको के स्वास्थ्य की । कुमारियों को भी दौड़ने, कूदने, मल्ल युद्ध करने, वर्छी 
चलाने आदि की प्रेरणा दी जाती थी और उनके शरीर को भी हृप्ट-पुप्ट और सुसगठित 
बनाने के प्रयत्न किये जाते थे | निर्मकिता और स्वावलूम्बन के साथ छेगरिक चेतना 
के प्रति आनुपातिक उदासीनता उनको सिख्तायी जाती थी । झिमझ्क दुर करने के 
लिए कुमारों की तरह कुमारियाँ भी विशेष अवसरों पर नग्त होकर जुलूसो और 
व्यायाम-शालाओ मे आती-जाती थी । वैसे अवसरों पर यदि उन्हें कुदृष्टि से 
कोई देखता या अशभिष्ट शब्द कहता था तो उसकी दुर्दशा की जाती थी। शुद्ध माव 
और आचरण वालो का गुणगान और व्यभिचारियों की घोर निन्‍्दा की जाती थी । 
नग्न शरीर प्रदर्शन एवं पुरुषो से मिलने-जुलने ने स्पार्टा को दुराचारी नही बनाया । 
वहाँ की स्त्रियों में शीछू और सदाचार की कमी न थी । लुब्चापन, छिछोरपन, 
स्त्रणता, दुब्यंसन और वारविलासिता के लिए उनके समाज में स्थान न था । स्त्री, 
पुरुष, सभी सीधे-सादे थे । उनमें विषयी व्यक्तियों की मावनाएँ नही पायी जाती 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के छोगो की दुनिया ही दूसरी तथा अद्वितीय 
थी । स्पार्टा के पुरुष और स्त्रियाँ अपनी जातीयता, राष्ट्र-प्रेम और मर्यादा-पालन 
के लिए विख्यात थी । 
स्पार्टा में विवाह प्रेम का परिणाम न था । प्रेम के लिए विवाह करना मूर्खता 
समझी जाती थी । स्पार्टा वालो के विचार के अनुसार सच्चा प्रेम प्राय: पुरुषों में 
परस्पर हो सकता हे। अन्य गुणों के साथ उनमे कामुकता के दोष की सम्मावना 
थी, किन्तु अविवाहित युवको में वह क्षम्य सा माना जाता था | विवाह के लिए 
पुरुष की उम्र कम-से-कम तीस और बदबू की बीस होता आवश्यक था। उत्सवों और 
खेलो के अवसर पर कन्या पुरुष को और पुरुष कन्या को विवाह के लिए स्वय चुन लेते 
थे। विवाह हो जाने पर स्त्रियों के केश कटवा दिये जाते थे । पति और पतली बड़े 
सयम से रहते थे । पति-पत्नी सतान होने पर भी प्रकाश में एक-दूसरे से मिलने 
न पाते थे । लुक-छिपकर रात्रि में किसी अँबेरे स्थान मे थोड़े समय के लिए मिलने 
पाते थे। सबसे विचित्र प्रथा तो यह थी कि विवाहिता स्त्री भी अपने पति के परामर्ण 
और सम्मति से प्रतिभाशाली, वछूवान्‌ और पराक्रमी पुरुष से गर्भावान करा लेती 
जिससे उसके भी उसी प्रकार सन्‍्तान उत्पन्न हो । उसी प्रकार स्त्री की अनुमति 


ग्रीस २२७ 


लेकर कोई उत्तम पुरुष भी सुन्दरी और शुभगण-कर्म-विभूपिता स्त्री मे उत्कृष्ट सन्‍्तान 
प्राप्त करने की कामना से गर्भाधान कर सकता था। इस व्यवस्था में कोई अपमान 
नही, वरन्‌ सम्मान समझा जाता था, क्योकि व्यक्तियों और समाज का घ्येय हृप्ट- 
पुप्ट, गूरवीर, तेजस्वी सन्तान प्राप्त करना था । अविवाहित पुरुष को छोग नीची 
नजर से देखते थे । अविवाहित रहना जुर्म समझा जाता था । ऐसे व्यक्ति को नाग- 
रिक के अधिकार नही दिये जाते थे। ग्रीस के राज्यों में पिता को अधिकार था कि 
वह चाहे तो अपने शिशु का पालन-पोपण करे अथवा मार डाछे। स्पार्टा का व्यव- 
हार इससे भिन्न था । सन्तान की उत्पत्ति होने पर शिश्‌ को पानी के बदले शराब 
से साफ किया जाता था जिससे उसकी सहन गक्ति बढे । वच्चे को वे किसी पहाड़ी 
पर छोड़ आते थे | यदि तीन दिन वीतने पर वह जीता-जागता रहा तो उसको वापस 
लाकर वडी सतकंता के साथ उसका पालन-पोषण और राप्ट्र के आदर्श के अनुकूल 
उसका शारीरिक एवं मानसिक संवर्द्धन किया जाता था। सात वर्ष की अवस्था 
आने पर वह माता-पिता से ले लिया जाता था। उस पर मृता-पिता का नही, वरन्‌ 
समाज और राप्ट्र का अधिकार हो जाता था और उसका पालन और सवद्धन कतंव्य । 
स्पार्टा में स्त्रियों का स्थान ग्रीस-के दूसरे राज्यो से अच्छा था। उनमे स्वाभि- 
मान, स्वावलूम्वन, विचार-स्वातन्त्रय की भावनाएँ रहती थी ओर वेबडक अपने 
विचारों को कह देने का उन्हें अभ्यास था । वे अपने को पुरुषों से कम ने समझती 
और पति से सगौरव व्यवहार करती थी । पुरुष तो साठ वर्ष की उम्र तक सामाजिक 
भोजनालय मे जो कुछ मिलता उसी से प्रायः सन्तुष्ट रहते, किन्तु उनकी किफायत से 
खर्च करने वाली पत्नियाँ मनोनुकूल अच्छा भोजन करती और अच्छे वस्त्र पहनती 
थी । वे अपनी सम्पत्ति जमा कर सकती और स्वय उसका उत्तराधिकारी नियुक्त 
कर सकती थी। ऐयाशी करने के लिए न तो पुरुष को, न स्त्री को ही कोई प्रेरणा या 
अवसर मिलता था। शरावखोरी और मस्ती से ऊधम मचाने का व्यसन उन लोगो 
में कभी प्रचलित न हो सका। इसीलिए वहाँ मोटे-मद्दे और आलसी नर-तारियों का 
अभाव-सा था । स्थूल शरीरवालो का उपहास ही नही होता था, वरनु उनको डॉट- 
डपट सुननी पडती थी । 
स्पार्टा में अमीर और समृद्धिशाली के लिए कोई स्थान न था। स्पार्टन अपने 
राज्य में सोना-चॉदी न आने देते थे । उनके नगर मे छोहे के सिक्के चलते थे । 
अतएव सम्पत्ति के अभाव मे जायदाद के झगडे न होते थे। वहाँ के ग्रीक छोग गरीबी 
से भी परिचित न थे। सरल और साधारण जीवन के निर्वाह के लिए सवकी प्राय: 


२२८ विश्व-इतिहास 


एक-से साधन प्राप्त थे। वे उतने से ही सन्तुप्ट थे। अन्य लोगो के कुत्सित प्रभाव 
से दूपित होने की सम्भावना के भय से वे अपने नागरिकों के विदेश्ञों में जाने अथवा 
विदेशियों से सम्पर्क बढाने के विरोधी थे । 

उपर्यवत वर्णन से यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि यद्यपि स्पार्टा में ककोर 
ब्रती, वीर, निर्मीक, आन पर मर मिटने वाले तथा यद्यस्वी योद्धाओ का निर्माण होता 
था और एक प्रकार का सयमित एवं आदर्श-प्रेरित समाज था, परन्तु वहां विद्वान, 
विचारशील, तत्त्वदर्शी, साहित्यिक, सोन्दर्योपासक, दयावान्‌ तथा कछा-कुशल व्यवित 
के लिए कोई स्थान न था। वहाँ के निवासियों का जीवन उतना नियन्त्रित तथा सकु- 
चित था कि उसमें स्वतन्त्रतापूर्वक आत्मविकास की गुजाइश न थी । फलछत: 
स्पार्टा की सस्कृति चर्खी की तरह अपनी सकीर्ण परिधि में घूमती रह गयी | ससार 
की सभ्यता, वोद्धिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति में उसने कोई स्थायी काम 
न किया । वहां की सभ्यता प्रगतिशील न होने के कारण जठ रह गयी । उसका 
संगठन और आधिक जीग्न हेलट' छोगो (दासों) की मुठामी पर अवरूम्बित था । 
उन्ही के पसीने और परिश्रम से स्पार्टा का निर्वाह होता था। उनको दवाये रहने में 
ही स्पार्टा के समाज का कल्याण था और उसी में उनका विनाश निहित था । 

स्पार्टा के नैतिक विधान की रचना लाइकर्गस (६०० ६० पू०) ने की थी । 
उसके अनुसार वहाँ राजवश से चुने दो राजा होते थे, जिनको परामर्श देने के लिए 
अट्ठाईस सदस्यों की, जो साठ वर्ष की आयु से कम के न होते, एक सिनेट (जेटजिआ) 
थी । सन्धि, विग्रह आदि के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न साधारण असेम्बली में, जिसके 
सदस्य तीस वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति न होते थे, निश्चित किये जाते थे । असेम्बली 
में वेही लोग अपने विचार प्रकट करने पाते थे जिनसे प्रार्थना की जाती थी । साधा- 
रणतया असेम्बली सेनेंट के भेजे प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती 
थी, पर उन पर विवाद न उठा सकती थी । केवल युद्ध और सन्धि के प्रश्नों पर पूछ- 
ताछ या विचार प्रकट करने का सदस्यो को अवसर दिया जाता था। 

स्पार्टा ने पहले अपनी शक्ति का प्रयोग टेगारा नगर के दमन के लिए किया 
(छठी शताब्दी ई० पू०) । तदुपरान्त उसने पेलोपोनेशियन लीग का सगठन किया । 
स्पार्टा के शत्रु अरगोलिस को छोड़कर उसमे पेलोपोनेसस के सभी राज्य शामिल हो 
गये। उसका नेतृत्व स्पार्टा ने अपने ही हाथो मे रखा । लीग की एक असेम्बली थी 
जो स्पार्टा या कोरिन्थ मे आमन्त्रित की जाती थी । ईरानी साम्राज्य से संघर्ष होने 
के पहले लीग सगठित हो चुकी थी । 


ग्रीस २२९ 


स्पार्टा के राजनीतिक आदर्श सीमित और सकीर्ण थे । छूचीले और प्रगति- 
शील विचार न होने के कारण यह नवीन समस्याओं के समझने और समयानुकूछ 
व्यवस्था करने में असमर्थ रहा। उसके नेतृत्व मे एथेन्स की सी स्वार्थपरायणता और 
महत्त्वाकाक्षा के लक्षण देखकर उसके साथी नगरो की श्रद्धा घटने और उदासीनता 
बढने लगी । एथेन्स यद्यपि क्षत-विक्षत हो गया था तथापि वह अपनी परिस्थिति 
सँभालने का प्रयत्त करता रहा। सयोग से स्पार्टा ने एशियाई कोचक की ग्रीक रिया- 
सतो को फारस के आधिपत्य से छडाने के लिए उस पर चढाई कर दी । स्पार्टा के 
राजा और उसकी चुनी हुई सेना के एशिया मे उलझ जाने से ग्रीस ने थेबीज, कोरिन्थ 
आदि नगरो को उसके आधिपत्य से मुक्त हो जाने का अवसर प्रस्तुत कर दिया । 
एथेन्स और आरगस भी उन नगरो के साथ हो गये। स्पार्टा ने यद्यपि कई युद्ध जीते 
तथापि परिस्थिति प्रतिकूल ही रही । अन्ततोगत्वा फारस के सम्राट से सन्चि करके 
स्पार्टा ने उससे सहायता माँगी । स्पार्टा ने एशिया से अपनी सेना हटा छी और वहाँ 
के ग्रीको को उनके भाग्य पर छोड दिया । उघर से छुट्टी पाक स्पार्टा ने फिर ग्रीस 
के राज्यों का विद्रोह दमन किया । अपनी शक्ति को और भी सुदृढ़ करने के लिए 
उसने सिसली और इटली के ग्रीको से भी मैत्री का सम्वन्ध जोड लिया। इन सब 
प्रयत्नो का परिणाम यह हुआ कि स्पार्टा के नेतृत्व में ग्रेस का ऐसा सयोजन और एकी- 
करण हुआ जैसा कि पहले कभी नही हुआ था (३९५ से ३७० ई० पू०)। स्पार्टा 
में ग्रीस तथा इटछी, सिसलछी, मेसिडोन के सब राज्यों के प्रतिनिध एकत्रित हुए । 
फारस के सम्राट का दूत भी उसमे दर्शक के रूप मे आमन्त्रित किया गया। सम्भवतः 
यह विरट सम्मेलन ससार के इतिहास का सबसे पहला अन्तर्राप्ट्रीय आयोजन था, 
जिसका ध्येय सार्वदेशिक शान्ति की स्थापना था । उसमे यह निश्चय हुआ कि जितने 
ग्रीस के राज्य है वे सव स्वय निरस्त्र हो। ध्येय तो स्वेथा प्रशसनीय था, किन्तु वह 
सफल न हो सका । कारण यह हुआ कि थेबीज कई राज्यों की ओर से सन्धि पर 
हस्ताक्षर करना चाहता था'। स्पार्टा वाले उसे किसी अन्य का प्रतिनिधि मानने को 
तैयार न हुए । फलत, दोनो में झगडा हुआ और युद्ध छिड़ गया । थेबीज का नेता 
एपामिनाण्डस सुशील राजभक्‍त, चतुर नीतिज्ञ, सुशिक्षित विचारक, प्रतिभाशाली 
ओर यशस्वी सेनानायक था । सैनिक सगठन और सेता-परिचालन में उसने नवीन 
विधान प्रचलित किया । ल्य॒क्ट्रा के मैदान मे उसने स्पार्टा की सेना को परास्त कर 
दिया (३७१६० पू० ) । इस घटना से स्पार्टा की ज्ञान किरकिरी हो गयी । नेतृत्व 
उसके हाथ से निकलकर थेबीज राज्य को मिर गया । स्पार्टा ने एथेन्स के साथ 


२३० विश्व-इतिहास 


मिलकर थेबीज पर फिर आक्रमण किया। संयुक्त सेना को एपामिनाण्डस ने मेण्टी- 
निआ के मैदान में करीब-करीव हरा दिया था, किन्तु देवयोंग से उसका निधन हो 
गया (३६२ ई० पू०) । यद्यपि विजय किसी दल को न मिली, तथापि थेवीज की 
शक्ति का हास हो गया । उसी के साथ स्पार्टा का महत्त्व भी नष्ट हो गया । 
एथेन्स को परास्त करके स्पार्टा ने ग्रीस का नेतृत्व (४०४८ से ३७१ ई० पू०) 
किया । उसका एक मात्र ध्येय एथेन्‍्स के प्रभुत्व से ग्रीस के नगर-राज्यों को मुक्त 
कराना था। पर उसमे भी वही छालसा जाग उठी जो एथेन्स में थी | उसने भी अन्य 
राज्यो पर पंजा कसना शू रू कर दिया | स्पार्टा एव थेबीज को युद्ध करना तो आता 
था, किन्तु इसके सिवा उनमे कोई योग्यता या ऐसी विशेषता न थी जिसके आधार पर 
वे अपना महत्त्व इतिहास मे बनाये रखते । यही नही, वे अपने छाभ के लिए ग्रीस के 
शत्रु फारस से मिलकर एक दूसरे के विनाश में सलग्न हो जाते थे। 
कोरिन्थ 


न 
एथेन्स के उत्थान के पहले डोरिअन कबीले के कोरिन्ध नगर को अधिक धन, 
वैभव और सस्क्ृति के प्रभुत्व की ख्याति प्राप्त हो गयी थी । वह नगर उसी नाम के 
डमस्मध्य की पहादी पर स्थापित होने के कारण अपना विश्ञेप महन्व रखता था । 
उसे यदि पिलोपेने सर का सयोजक अथवा विभाजक स्थान कहा जाय तो युक्तिसगत 
हाोगा। वहाँ से ग्रीस के भीतर अथवा समुद्र द्वारा व्यापार करने का वड़ा सुमीता 
था। उसने प्रवलछ जहाजी बेडा निर्माण कर (८वी गती ई० पू०) यहाँ-वहां अपने 
उपनिवेश स्थापित कर दिये, जिनसे अच्छा व्यापार चलने लगा । सिसली का 
सुप्रसिद्ध, सुदुढ ओर समृद्धजाली सेराक्यूज नगर कोरिन्य वालो ने वसाया था । 
कोरिन्थ के निवासी शक्ति के उपासक थे । जूनों नाम की देवी स्त्रियों के अहि- 
वात, दाम्पत्य जीवन और सन्‍्तान की रक्षिका मानी जाती थीं। वीनस” नाम की 
दूसरी देवी छोकिक प्रेम एव सौन्दर्य की प्रतीक और सरक्षिका गिनी जाती थी । व्यापार 
द्वारा कोरिन्थ नगर समृद्ध और धनवान्‌ होता गया । अतएव वहाँ मोद-प्रमोद और 
भोग-विलास के साधन प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो गये । मगलामुखियो तथा गणि- 
काओ, विशेषकर मन्दिरों की सेविकाओ और देव-दासियों, का वहाँ जमघट था । 
समाज में उनका अच्छा सम्मान भी था। यूरोप और एशिया के घनी व्यापारी वहाँ 
भोग-विलास के लिए आते ओर पर्याप्त घन लूटा जाते थे । जब कोई मयकर 
विपत्ति आ जाती थी, तव मगलामुखियो और गणिकाओ द्वारा वीनस देवी प्रसन्न की 


ग्रीस २३१ 


जाती थी | इससे उनका महत्त्व और दल उत्तरोत्तर वढता जाता था। उनकी कलछाओ 
से नगर में वाहर से धन आता था। शासकों का दूसरा लाभ यह भी हुआ कि 
नगर की जनता भोग-विलास और नाच रग में फंसे रहने के कारण राजनीतिक 
उखाड़पछाड़ से विरक्‍त होकर चैन की वशी वजाती और विध्नकारी आन्दोलनों 
का द्वार बन्द किये रहती थी । 

कोरिन्य के नेताओं में पेरिएनडर नामक एक क्रर व्यक्ति ने (६२५ से ५८५ 
ई० पूृ० ) शासन में कुछ सुधार किये । उसके शासन-काल में कोरित्थ के औपनिवे- 
शिक विस्तार, व्यापार, कला और साहित्य ने अच्छी उन्नति की | व्यापार पर कर 
कम कर दिया गया और शासन की ओर से सिकको का प्रचछन हुआ। बड़े व्यापारियों 
और पूंजीपतियो से छोटे व्यापारियों का रक्षण तथा पोपण हुआ | इन सब गुणों के 
रहते भी उसका शासन ऋरतापूर्ण रहा। छठी गती ई० पू० मे कोरिन्थ में ग्रीको के 
अन्तर्जातीय उत्सव और कला-कौशल प्रदरशंन का एक केन्द्र स्थापित हुआ जिससे 
उसका महत्त्व, आकर्पण तथा व्यापार और भी बढ गया । 

व्यापारिक ईरप्या, औपनिवेशिक नीति तथा व्यापारियों और जमीदारों के 
पारस्परिक सघर्प आदि कारणों से कोरिन्ध अन्य ग्रीक राज्यों के साथ समय-समय पर 
सन्धि, विग्रह तथा युद्ध करता रहा। एशेन्म, स्पार्टा तथा थेबीज राज्यो से कभी 
युद्ध ओर कभी मेल होता रहा। इन युद्धों से कोरिन्य की छूट-खसोट होती रही 
जिससे वह उत्तरोत्तर हतशथ्री होता चछा गया। चतुर्थ शती (३५८ ई० पू०) में 
तो यहाँ तक स्थिति विगडी कि कोरिस्थ एक प्रकार से आरगस राज्य का अनुचर 
सा हो गया। अलेबजेंण्डर के पिता फिलिप ने कोरिन्थ मे अपनी सेना स्थापित की 
(३३८ ई० पूृ०) और अलेक्जेण्डर ते उसे ग्रीस के अनुशासन का केन्द्र बना दिया । 
यद्यपि कोरिन्थ का राजनीतिक छाम हो गया तथापि उसका व्यापार वहत कुछ 
चलता रहा । रोम के साथ जब ग्रीस के राज्यों का सघर्प हुआ तव कोरिन्थ नी 
उसमे फंस गया । परिणाम यह हुआ कि एक रोमन सेनानायक ने नगर को लग 
मार कर जला दिया (१४६ ई० पु०) | 


एथेन्स 


ग्रीस में अनेक नगरों का अपना-अपना अछग महत्त्व था, किन्तु एथेन्स नगर 
की सभ्यता और सस्कृति ने जो ख्याति प्राप्त की वह किसी को न मिली । उसका 
महत्त्व केवल ग्रीस के ही नही, वरन्‌ ससार के तथा सस्क्षति के इतिहास में सदा के 


778: विश्व-इतिहास 


लिए अतिष्ठित हो गया । उसका सास्क्ृतिक प्रभाव आजतक न्यूनाधिक मात्रा में 
चल रहा है। वहाँ के कछाकारो, राजनीतिशास्त्र तभा दर्शनशास्त्र के विचारकों का 
आज भी सारे ससार में स्वागत हो रहा हे । एक सहन्न फूट छम्बी ओर पाँच सौ फूट 
चौड़ी चट्टान पर बसा हुआ एथेन्स नगर सकड़ो नहीं, वरन्‌ सहस्नो वर्षों तक 
सभ्य संसार के सम्मान का पात्र हो गया, इसका रहस्य वहाँ के निवासियों की 
स्वातत््य-प्रियता और प्रगतिशीलता में है जिसको वहाँ के प्राकृतिक सुन्दर वातावरण 
और विचित्र समुठ्रतट के आकर्षणों ने पुप्ट और समृद्ध किया | वहाँ के निवासी 
न तो स्पार्टा वालो के समान कछुए की तरह अपने आवरण में सकुचित रहे न कोरिन्थ 
वालो की तरह निश्चिन्तता के साथ अपनी शक्ति का क्षय करते रहे । एथेन्स 
नगर ग्रीस के 'एटिका' नामक प्रान्त में था जिसका क्षेत्रफल एक सहलस्न वर्ग मील से 
शायद ही कुछ अधिक था | उस प्रान्त के निवासी अपने को एथीनियन कहना 
पसन्द करते थे, न कि एटिकन। 
एथेन्स के ग्रीक आयोनियन शाखा के थे | उनका विश्वास था कि वे कही 
बाहर से नही आये थे, वही के मूल निवासी थे | डोरियन आक्रमण के मार्ग में न 
पडने के कारण वे उसके भयकर परिणामों से वच गये और उनका विकास अपने 
स्वतत्र मागे पर चलता रहा । एथेन्स के निवासियों के तीन वर्ग थे। सब से धनी 
और सम्पन्न लोग मैदानी भूमि के जमीदार थे। मध्य श्रेणी के, विशेषत: व्यापारी 
और उद्योगो में लगे लोग समुद्र तट पर बस गये थे। गरीब लोग पहाड़ों पर वसे हुए 
थे । इन तीनो वर्गों में पारस्परिक स्पर्धा और द्वेंप रहता था । 
अन्य नगर-राज्यो के समान वहाँ भी पहले क्रमशः राजतत्र, फिर कुलीनतत्न 
ओर बाद में जनतत्र स्थापित हुए। राजतत्र युग के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान नगण्य- 
सा है किन्तु इतना ज्ञात है कि राजा के स्वेच्छाचार के नियंत्रण के लिए वहाँ नो 
प्रभावशाली व्यवितयो की एक समिति ईसा के पूर्व सातवी शती में स्थापित हो गयी 
थी। सदस्यो का चुनाव प्रति वर्ष होता था । समिति को एरिओपेगिटास नाम दिया 
गया था। उसमे मुख्य न्यायाधीश सेनाध्यक्ष आदि थे। नौ अरकानों के सिवा 
भूतपूर्व अरकानो की सभा थी जिसका कर्त्त॑व्य कानूनो का प्रतिपालन कराना और 
कानून भग करने वालो को दड देना था। इसके सिवा आयोनियन लोगो के चार 
मुख्य कबीले थे जिनकी तीन-चार सौ शाखाएँ थी जिनका सामाजिक संगठन, रहन- 
सहन, घामिक विचार एवं जीवन के आदर्दा प्राय. समान थे। वे ही लोग सैनिक समझे 
जाते और उन्ही को अरकानो के चुनने का भी अधिकार था। साधारण जनता के 


ग्रीस २३३ 


अधिकार अश्निचित एवं नगण्य-से थे | वास्तविक अधिकार कुलीनो के हाथ में था 
जो प्राय, जमीदार अथवा सफल व्यापारी होते थे | कृपक वर्ग कर्ज में ड्वा जाता 
था। ऋण न चुका सकने के कारण स्वतत्न यूनानी या तो अपनी वह॒नो, बेटियों या 
बच्चो को बेचकर ग्‌ लामी से मुक्त होते थे अथवा देश छोडकर विदेश भाग जाते थे । 
एथेन्स में कुलीनो का समुदाय पहले से ही प्रवक्त था । व्यापार से धनिको का 
उदय हुआ। उनका भी दरू बन गया। कुछीनों का महत्त्व कम हो जाने के दो कारण 
थे । पहला कारण था नये ढंग की पैदरकू सेना (होपलछाइट) का सगठन जिससे 
घोडसवारों की महिमा कम हो गयी । दूसरा कारण सिक्‍को का प्रचकछतन हुआ 
जिससे उद्यमी अकुलीन भी अमीर और प्रभावशाली होने रंगे । जमीदारो और 
व्यापारियों के अनाचार ओ र साधारण जनता की आर्थिक अवनति के कारण अस- 
न्‍्तोप बढता गया जिससे विद्रोह की भयकर आग भड़क उठने की आशका हो गयी । 
उसे शान्त करने के लिए पहला प्रयत्न ड्रैको (६२१ ई० पृ०)ने यह किया कि एथेन्स 
के कानून लिपिवद्ध कर दिये, किन्तु उससे उनकी कठोरता और क््रता मे कोई कमी 
न हुईं। साधारण जनता ऋण और गरीबी के बोझ से दवती ही रही और आर्थिक 
समस्या ज्यों की त्यों बनी रही । 
अनाचारी, बलात्कारी शासको का युग ६०० ई० पू० से ५०० ई० पृ० तक 
रहा। अनाचारी वे कहे जाते थे जो अवैध ढंग से शासन पर आघधिपत्य जमाये रखत्ते 
थे । असन्तोप के कारण जनता मे उत्पन्न ऋन्‍्तिकारी भावी से अनाचारियों को बल 
प्राप्त होता था। वे उससे लाभ उठाते थे । अनाचारियो के सुधारों से जनसत्ता का 
संवर्धत होता था । अनाचारी शासन का आरम्भ लीडिया से हुआ । अन्य नगरो में 
भी वह फैलता गया । छठी शताब्दी ई० पुृ० के आरम्भ में (५९४ ई० पु० ) एथेन्स- 
वासियों ने कानूनों में सुधार करने के लिए सोलन (६०० ई० पु ० ) नामक एक उदार- 
चेता, राष्ट्र-मकत तथा विद्वान का चुनाव किया । सोलन की शिक्षा मित्र मे भी हुई 
थी । ग्रीस की गतिविधि से वह पूरी तरह परिचित था । उसने प्रजा का सब प्रकार 
का कर्ज ही नही माफ कर दिया, वरन्‌ उसके कारण उनकी जो सम्पृत्ति अथवा 
स्वतत्रता छिन गयी थी वह भी उनको वापस करा के ऐसा कानून बनाया कि जिससे 
कर्ज के लिए उन्हे फिर उसे खोना न पडे | भोज्य पदार्थों का भाव कम करने के लिए 
उसने फलो और अनाज का बाहर छे जाना रोक दिया। व्यापार एव कला-कौशल 
की उन्नति के लिए बाहर से कारीगरो को बुलाकर उसने नगर में बसा लिया। 
व्यापार की उन्नति के लिए उसने सिक्‍को, नाप-तोल तथा यातायात में सुधार किये, 


२३४ विश्व-इतिहास 


किन्तु सव से महत्त्व का कार्य जो उसने किया वह सार्वजनिक सभा में सब नागरिकों 
को भाग लेने का तथा न्यायाधीश को चुनने का अधिकार प्रदान करना था। यही 
नही, उसने एक जूरी सभा को, जिसमें तीस वर्ष से अधिक उम्र के लोग थे, यह 
अधिकार दिया कि मजिस्ट्रेटो की वाधिक अवधि के समाप्त होने पर यदि वह चाहे 
तो अनाचार के लिए उन पर अभियोग. कायम कर दे । यद्यपि सोलन के सुधारों ने 
एथेन्स को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया तथापि अधिकार-प्रदान में उसने घनिकों 
क्रो उनकी हैसियत से कही अधिक महत्त्व दिया ) 
सोलन के सुघारो से रुष्ट होकर कुलीन अधिकारी वर्ग ने उपद्रव करना आरम्म 
कर दिया । कुछ उदहृण्ड, अत्याचारी लोगो ने शासन को बलपूर्वक अपने कब्जे में 
करना शुरू कर दिया । किन्तु जनता के विरोध तथा अधिकारी वर्ग की पारस्परिक 
ईर्प्या, हष के कारण उहृण्डता के पोपक एक-एक करके या तो मार डाले गये या देश 
से भगा दिये गये । स्वय अधिकारी वर्ग के असन्तुष्ट अथवा उदारचेता व्यक्ति जनता 
के नेता बनने छगे । सोलन की नीति से जमीदार असन्तुष्ट रहे । उनके सिवा 
पहाड़ा पर रहने वाले पश्‌ चारियो को कोई विशेष लाभ न होने से उनमें मी असन्तोप 
रहा। उस परिस्थिति से लाभ उठाकर पिसिस्ट्रेटस नगर का नेता हो गया (५६०- 
५२७ ई० पू०) । उसने गरीबो की कृषि के योग्य जमीन, वीज और जोतने के लिए 
पञ्‌ आदि दिलवाये । न्‍्याय-वितरण के छिए जजो के घूम-घूम कर गाँवो में अदालत 
करने की परिपाटी चलायी । जनता को प्रसन्न करने के लिए सड़को, सुन्दर देवालयों 
तथा धार्मिक उत्सवो की स्थापना की तथा कवियों और कलाकारों को संरक्षण और 
प्रोत्साहन दिया । व्यापार, विशेषतः निर्यात व्यापार, बढ़ाने के उसने प्रयत्न किये । 
उसके शासनकाल में एथेन्स ने काफी उन्नति की । वशानुगत महत्त्व प्राप्त कुलीनो 
की शक्ति घटाने के लिए क्लीस्थनीज (५०७६० पू०) ने एथेन्स को दस भागों में 
विभकत कर दिया इस नीति से कुलीनों की सामूहिक शक्ति निर्वल हो गयी और 
प्रभुत्व-प्राप्त घराने इधर-उधर बँट गये । विभक्‍त हो जाने से वे विभिन्न क्षेत्रों में 
अल्पसख्यक हो गये । सेना में विशिष्ट कुलों के साथ ही अन्य श्रेणियों के लोग भी 
भरती किये जाने लगे, यहाँ तक कि सेना में कुलीनों का महत्त्व क्षीण हो गया । प्रत्येक 
नागरिक को व्यावहारिक अनुभव तथा शासन का ज्ञान उपार्जन करने और कुलीनो 
तथा जटिल रूढिग्रस्त विचारको से मुक्त करने के लिए उसने अधिकाधिक सख्या में 
निश्चित अवधि के लिए अफसरो के चुनाव की परिपाटी स्थापित की । प्रत्येक 
कवीले से पचास व्यक्ति प्रति वर्ष चुने जाते जो छत्तीस दिनो तक शासन करते थे 


ग्रीस र्रेए५ 


प्रति दिन उन्ही में से एक व्यक्ति समापति चुन लिया जाता था। इस सुधार का यह 
परिणाम हुआ कि राज्य सभा (वली) मे पॉच सो सदस्य हो गये जिनकी सदस्यता 
का परिवर्तेन चक्र के समान होता रहता था। राज्य-सभा सन्धवि, विग्रह, तथा उन 
विपषयो पर जिन्हें वह सभा में भेजना चाहती विचार-विमर्श करती थी। एथेन्स का 
प्रत्येक नागरिक साघारण जनसभा” का (एक्लीसिआ ) सदस्य होता था । जनसभा 
हर दसवे दिन बेंठती और राजसमा के प्रस्तावों के अनुकूल कानून वना देती थी । 
उपर्यूवत सुधारो से प्रजातत्र शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया । किन्तु उसको 
यथ्थेष्ट सफलता इसलिए प्राप्त न हो सकी कि लोगो मे शासन का रोव, दवदवा और 
महत्त्व क्षीण हो गया। नये शासकों में वशानुगत स्वाभिमान एवं कर्तंव्यपरायणता 
का भी ह्वास हो गया | ईरानियो से मिलजुछ कर चलने की क्लीस्थनीज की नीति 
जिसका स्पार्टा ने प्रवक विरोध किया, आगे चछकर उसके तथा एथेन्स के लिए 
अहितकर सिद्ध हुई। बलीस्थनीज ने गरीव जनता के भी अधिकार बढ़ा दिये और 
देश-निष्कासन का कानून ऐसा वना दिया जिससे प्रति वर्ष सन्देह मात्र पर जनता 
जिसे चाहे देश से दस वर्ष के लिए वहिप्कृत कर दे सकती थी । यद्यपि इस कानून का 
दुर्पयोग हुआ तथापि जनता की झक्ति की ऐसी थाक वबँघ गयी कि ग्रीस के अन्य 
नगरो में सनसनी मच गयी । एथेन्स मे साधारण जनता की बढती शक्ति से घबरा 
कर स्पार्टा ने खुल्लमखुल्ला उसका विरोध किया । 
पॉचवी शती ई० पु० में ईरान तथा ग्रीस का मयकर सघर्प हुआ जिसके प्रभाव से 
ग्रीस में अपूर्व स्फूति और उन्नति हुईं | पिछले अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि 
ईरानी सम्राट कुरूश के समय से ईरान का साम्राज्य उत्तरोत्तर बढता रहा | सेलिटस 
नगर को छोड़कर एशियाई तट पर स्थित यूतानियो के सव नगरो को छीडिया वालो 
ने अपने राज्यों में मिछा लिया | मध्यसागर के पश्चिमी तठ पर स्थित यूनानी नग्रों 
को एक-एक करके लीडिया वालो ने हड़प लिया जिससे वे वड़े वछी, वैभवशाली हो 
गये। लीडिया वालो का राज्य नष्ट करके साइरस नाम के फारस के सम्राट ने उनकी 
राजथानी सारडेस को तथा उनके राज्य को अपने साम्राज्य मे मिल्ता लिया। फलत: 
एशियाई तट के नगरो पर फारस का प्रभुत्व स्थापित हो गया, किन्तु यूनानी नगर पुन 
स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए आन्दोलन और प्रयत्न करते रहे । ग्रीस वाले 
उनकी सहायता करते थे। यूनानियो की चिन्ता उतके रोप एवं विरोध के साथ 
बढ़ती गयी । ग्रीस वालों और विद्येपतः एर्थेन्स ने कुछ सहायता भी दी, किन्तु 
वह ईरानी शक्ति की वृद्धि को न रोक सकी और उसका परिणाम यह हुआ कि 


२२६ विश्व-इतिहास 


ईरान का ग्रीस यूनान से वैमतस्य इतना बढ़ गया कि दारा ने उस पर चढ़ाई 
कर दी । 
डोरिअस प्रथम (दारा) का पहला आक्रमण (४९२ ई० पृ० )जरू और स्थरू 
दोनो मार्गों से हुआ, किन्तु श्रेष्त की वर्बर जातियो के विरोध तथा तूफान की भयकरता 
से वह विफल हुआ दो वर्ष वाद दारा ने छगभग वी स सहख्र सेना से दूसरा आक्रमण 
किया । एथेन्स के पास मराथान के मैदान में एथेन्स की दस सहस्त्र सेना ने ऐसा घोर 
युद्ध किया जिससे ईरानी सेता को पीछे छौटना पडा (४९० ई० पू०) | एथेन्स रख 
अपनी ही नही, वरन्‌ ग्रीस की भी रक्षा की और उसके आत्म-विग्वास तथा महत्ता को 
अभूतपूर्व उत्तेजना प्रदान की। दारा के पुत्र जेरेक्सीस (क्षयाप ) ने सम्राट होने के 
चार-पॉच वर्ष के वाद ही ४८० ई० पू० में बड़ी सेना छेकर ग्रीस पर भयकर आक्रमण 
कर दिया । उसके साथ छगभग छ' छाख सैनिक थे। थर्मोपली के दरे पर स्पार्टा के 
राजा लिआनिडस ने तीन सौ चुनें सैनिकों के साथ ईरानी दर को रोकने की चेष्टा 
की । दर्रा बहुत सकीर्ण था इसलिए यह साहसिक प्रयत्न सभव हो सकता था, किन्तु 
ग्रीक जाति के द्रोहियो द्वारा दिखाये हुए दूसरे मार्ग से ईरानी सैनिकों ने स्पार्टा के 
सैनिकों को घेर लिया और वे छहकर कट मरे । यह घटना ग्रीस के इतिहास में 
राजपूताने की हल्दीघाटी वाली घटना से भी बहुत अधिक महत्त्व रखती है। इसने 
मारे ग्रीस में नया जीवन एवं उत्साह फूंक दिया जिसका बहुत गहरा प्रभाव जनता 
पर पडा । 
ईरानी सेना ने एथेन्स को घेर लिया। वहाँ के निवासी हताश से होकर नावों 

पर चढकर भाग निकछे। एथेन्स तथा अन्य कुछ नगरनप्ट भ्रप्ट कर दिये गये अथवा 
जला दिये गये । किन्तु जब भुछावे में आकर ईरानी जरू-सेना ने ग्रीस के जहाजी 
वेंडे पर सेलेमिस' में आक्रमण किया तव वह परास्त हो गयी (४८० ई० पु० ) | 
उसका कारण यह था कि स्थान की सकीर्णता के कारण अपने भारी जहाजी वेंडे का 
अच्छी तरह सचालून फारस वाले न कर सके | इसके सिवा स्थछू-सेता को आव- 
इयक रसद पहुँचाना भी बद हो गया । फिर भी फारस की स्थरू-सेना लगभग 
एक व तक ग्रीस में जमी रही । खिन्न होकर क्षयार्प सेना का नेतृत्व मर्दोनियस को 
देकर छोट गया । दूसरे वर्ष प्छाटी के मैदान मे मर्दोनिअस के निवन से त्रस्त होकर 
ईरानी सेना के पैर उखड गये । विजयश्ी ग्रीस वालो के पक्ष मे चछी गयी । उत्ती के 
साथ अपार वन, अस्त्र, शस्त्र, साज-सुमान ग्रीको के हाथ छूगा । ग्रीस का आतंक 
और महत्त्व बहुत बढ़ गया । 


ग्रीस र्३7 


ईरानी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए ग्रीस को संयुक्त शक्ति की 
आवशंग्रकता पडी तथा उससे स्पष्टतया लाभान्वित करने के लिए किसी न-किसी 
ग्रकार का सघ स्थापित करने की प्रेरणा भी उन्हे हुई । संघ की इसलिए भी आव- 
इयकता थी कि बिना उसके न तो ईरानी शक्ति का अवरोध हो सकता था, न ईरानियों 
द्वारा जीते हुए मध्यसागर के तट के ग्रीक नगर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की 
आशा कर सकते थे। एथेन्‍्स के नेतृत्व में एक सघ का निर्माण हुआ जिसका नाम 
'डीलियन लीग इसलिए रखा गया कि उसका केन्द्र डिलास में था । संघ की वापिक 
बैठक होना तथा उसका कोप डिलास मे रखना निश्चित हुआ। सघ की सबसे बड़ी 
'कमजोरी यह थी कि उसमे पेलेपोनेसस' के राज्य जिनका नेतृत्व स्पार्टा करता था, 
सम्मिलित न किये जा सके । पेलेपोनेसस वालो ने अपनी छीग वना ली जो पेलेपो- 
नेसिअन लीग कहलायी । इस प्रकार ग्रीस के राज्य एकता स्थापित न करके दो बड़े 
सघो में विभक्‍त हो गये जिनकी नीति और ध्येय विभिन्न होने के कारण भविष्य में 
पारस्परिक सघपं के बीज पनपते रहे । स्पार्टा की नीति (राज्याधिकारो को विशिष्ट 
वर्ग में सीमित रखने की थी । एथेन्स जनता को प्रभुत्व देना चाहता था। स्पार्टा 
का ध्येय, तथापूर्व सरक्षणात्मक था, किन्तु डीलियन लीग का आक्रामक | स्पार्टा 
की नीति स्थल पर ही प्रभुत्व सीमित रखने की थी, किन्तु डीलियन लोग समुद्र पर 
आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी । 
प्रारम्म में तो यह निश्चित किया गया था कि डीलियन सघ के बडे राज्य 
नौकाएँ तथा निश्चित परिमाण में आथिक सहायता भेजा करेगे, किन्‍्त्‌ बाद को 
अधिकाश राज्यों ने केवल घन से सहायता करना ही सुविधाजनक समझा । इसका 
परिणाम यह हुआ कि एथेन्स ने लीग के धन से नोकाएँ वनवा कर अपनी नोशक्ति 
को प्रवक कर लिया । एथेन्स की वढती शक्ति से त्रस्त होकर तथा ईरान की ओर से 
चिन्ता-मुक्त होने के कारण जिन नगरो ने अपना भाग देने में उदासीनता या हिच- 
किचाहट दिखायी उनका एशथेन्स ने बलपूर्वक दमन किया और उनको दड दिया। 
फारस के विशाल साम्राज्य की प्रवल शवित से ग्रीस की रक्षा करने के लिए शायद यह 
आवश्यक था कि ग्रीस का साधिक सगठन सुरक्षित रहे । यदि कोई राज्य सघ की 
अवहेलना करता दिखाई पड़ता तो एथेन्स उसको दबाने का प्रयत्न करता था। घीरे- 
घीरे तीन-चार राज्यो के सिवा कोई भी राज्य स्वतंत्र न रह गया । यही नही, एथेन्स 
ने सघ के कोष को ड्रिकास से हटा कर अपने यहाँ रख लिया । इसके सिवा राज्यो 
के झगड़ो को सुलझाने के लिए एथेन्स में एक अदालत भी स्थापित कर दी। इस प्रका र 


२३८ विश्व-इतिहास 


जब्त एवं सम्पत्ति बढ़ने तथा कोप पर अधिकार तथा आर्थिक आधिपत्य प्राप्त कर 
लेने पर एथेन्स को स्वार्थ और आत्मोत्कपं की छालसा ने दवा लिया। 
फारस के सम्राट्‌ पर विजय पाने से एथेन्स की राजनीति में अभूतपूर्व स्फूर्ति 
पैदा हो गयी । उस समय के नेता बड़े उत्साही और योग्य थे। थेमिस्टावछीज (५२३- 
४५८ ई०पु०)ने एथेन्स के जहाजी वेडे का सगठन ही नही किया, वरन्‌ उसका इस 
ढग से सचालन किया कि फारस का जहाजी बेडा सेलेमिस मे असफल और प्रणष्ट 
हो गया। दूसरा उल्लेखनीय नेता मेराथौन की विजय प्राप्त करने वाले मिलीटडीज 
का पुत्र सिमान' था (५०७--४४९ ई० पू० ) | वह डीलियन लीग की नौ-सेना का 
प्रधान सेनापति था। उसने फारस की सयुक्त जल और थल सेना को यूरीमेडान में 
परास्त किया (४६९ ई०पुृ०) । ग्रीस के इतिहास का सम्भवत. सबसे प्रसिद्ध नेता 
पेरीक्लीज (८०९--४२९ ई० पू०) था जो युगप्रव्तक की उपाधि से विभूषित 
हुआ । उसका पिता जलूसेना का नायक और प्रेरी के युद्ध का विजेता था । 
डीलियन लीग तथा एथेन्स की नीति के विपय में उपर्युक्त नेताओं का मत एक 
न था ।थमिस्टाक्लीज का मत था कि एथेन्स को स्पार्टा का साथ छोड देना चाहिए 
वयो।कि उसकी नीति सकीर्ण तथा झूढ़िग्रस्त है। एथेन्स को फारस से मैत्री कर लेना 
चाहिए, प्रगतिशील जनतत्रात्मक विधान को आगे वढाना चाहिए और एथेन्स के 
वन्दरगाह को यथाशवित सुदृढ बनाना चाहिए । इसके विपरीत 'सिमान' का मत था 
कि एथेन्स का हित इसी मे है कि वह अपने ग्रीक वन्ध स्पार्टा से मेत्री कायम रखे 
क्योंकि फारस पर भरोसा करना भयकर भूल होगी । फारस और ग्रीस की मैत्री 
धोखे की होगी। उधर पेरिक्लीज की राय थे मिस्टाक्लीज से मिलती थी । वह एथेन्स 
के राजनीतिक प्रभुत्वके साथ ही साथ सास्कृतिक नेतृत्व और जनतत्र के प्रवलछ विधान 
के आदर्श की ओर प्रयत्न करना चाहता था । 
थेमिस्टाक्लीज का मत जन-सभा को अच्छा न छंगा । उसने सिमान के कहने 
सुनने पर उसको गूलामों (हेलेट) का दमन करने के लिए स्पार्टा की सहायता करने 
की अनुमति दे दी और थेमिस्टावलीज को देश से वहिप्कृत कर दिया। सिमान स्पार्टा 
को सहायता देने गया, किन्तु स्पार्टा वालो ने उसको वापस लौटा दिया । उन्हे 
एथेन्स की सहायता की कोई आवश्यकता प्रतीत न हुईं। वह अपना-सा मुँह लेकर 
लोट आया। एथेन्स वालो ने उसकी नीति से अपनी मानहानि समझकर उसे भी 
देश से निकाल दिया (४६१ ई० पू०) । यही नही, एथेन्स की जनता में कुलीनो 
के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास भी बढ़ गया जिससे जनतत्रवादियों का बोलवालाः 


ग्रीस २३९ 


हो गया और शासन-विघान मे तदनूकूछ संगोधन कर दिये गये । सिमान के पतन 
के पश्चात पेरिक्लीज को नेतृत्व प्राप्त हुआ । 


'पेरीक्लीज का यग (४९० से ४२९ ई० पू०) 


पेरीक्लीज़ एक सुप्रसिद्ध नौसेना नायक तथा एक प्रतिष्ठित कली वश की 
कुलस्त्री का पुत्र था। उसकी माता क्लीस्थनीज की भतीजी थी। सुशिक्षित छोगो 
से मिलने-जुलने तथा अनेक्सागोरस नाम के प्रसिद्ध दार्शनिक के ससर्ग से उसकी 
अच्छी शिक्षा-दीक्षा हुई जिससे उसको यह विश्वास हो गया कि मनस्तत्त्व ही पुरुष 
की महानिधि है और अन्ततोगत्वा वही सर्वश्रेष्ठ गक्ति हैं। वह गभीर और आत्म- 
स्थित था। उसे न तो साधारण छोगो से मिलने-जुलने का शौक था और न लोक प्रिय 
होने की वासना । किन्तु उसके विचार कान्तिकारी थे। प्रगतिशील दल से उसकी 
सहानुमूति थी। उस दल का ध्येय स्पार्टा के प्रभाव से मुक्त रह कर ऐसी नीति 
को प्रतिष्ठित करना था जिससे जनसत्ता का बोलवाला रहे। प्रभावशाली तथा 
सफल नौ-सेनापति सिमान' की नीति उस नीति के विपरीत थी । प्रगतिशील दल 
का प्रभुत्व वढा जिसकी तरगमाला से प्रेरित होकर पेरीक्लीज को प्रभुत्ववारी नेता 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने सिमान की नीति का साग्रह विरोध किया। 
एथेन्स और स्पार्टा की विरोधात्मक नीति के कारण विनाशकारी युद्ध ठन गया । 
इस युद्ध से एथेन्स की पहले तो राज्य-वृद्धि हुई। समूद्री क्षेत्र मे उसका साम्राज्य-सा 
स्थापित हो गया और ईरान साम्राज्य से उसकी मान सहित संधि भी चलती रही। 

पेरिक्लीज ने ४५० से ४४३ ई० पू० तक अपनी प्रजातात्रिक नीति को कार्या- 
न्वित कर दिया । सिमान के दामाद थ्यूसीडाइडीज के प्रवल विरोब करने पर भी 
पेरिक्लीज ने प्रस्तावों को एसेम्बडी से स्वीकृत करवा लिया । पेरिक्लीज की नीति 
थी कि एथेन्स का अखड और पूरा प्राधान्य ग्रीस मे हो जिसमे स्पार्टा या किसी अन्य 
राज्य का साझा न होने पाये | प्रजातत्र का पूरा विकास होने के लिए यह आवश्यक 
माना गया कि राज्यसेवा करने वालो को आवश्यकतानुसार आथिक सहायता दी 
जाय। एशथेन्स की राष्ट्रनीति को विशुद्ध रखने के लिए उन्ही को नागरिक अधिकार 
दिया जाय जिनका पैतृक एव मातृक परिवार एथेन्स के आयोनियनों का हो। राज- 
काज मे छूगे लोगो को सेवा के अनुसार वेतन दिया जाय । जिन लोगो के पास जमीन 
नहो उनको अन्य राज्यो से ली हुई मूमि पर वसाया जाय जिससे उनमे भूमिरक्षा का 
उत्साह बढे और उनका भरण-पोपषण भी हो | उपर्यक्त सुधारों का खर्च आवश्यकता- 


२४० विश्व-इतिहास 


नुसार अन्तर्राप्ट्रीय कोप से पूरा किया जाय । उसी कोप से एथेन्स की शोभा बढाने 
का भी खर्च निकाला जाय | ईरान से युद्ध शान्त हो जाने के वाद कोप के घन को 
व्यथं पडा न रखकर उसका सदुपयोग होना चाहिए । तदनुसार पारथेनान' का 
विव्वप्रसिद्ध मंदिर तथा स्थापत्य कला की भव्यता की द्योतक राष्ट्रदेवी एथेना 
की हाथीदाँत और स्वर्ण से वनी विद्ञाल प्रतिमा, नृत्यशाला, व्यायामशाल्ता, स्नाना- 
गार आदि का निर्माण हुआ। उपर्युक्त नीति से एथेन्स की श्रीवृद्धि के साथ वेकार 
लोगों तथा कारीगरो को काम मिल गया । कुछ राज्यों ने उस बन के उपर्यक्त 
उपयोग का विरोध किया, किन्तु वह न चल सका। एथेन्स समृद्धिजाली होता गया 
परन्तु लीग के अन्य राज्यों में उसके प्रति श्रद्धा घटने और असन्तोष बढने छगा। 

पेरिवीज का युग सर्वसम्मति से ग्रीस का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके 
युग में एथेन्स ने कलाकोशल, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान में ऐसी अद्भुत उन्नति एव 
चमत्कृति दिखायी कि उसका नाम ससार के इतिहास में अमर तथा यूरोप के इति- 
हास में सर्वोपरि हो गया, यद्यपि तत्कालीन व्यक्ति उस युग को व्यर्थ वैभव और 
पतनोन्‍्मुख प्रवृत्तियों का यूग समझते थे। यही नही, उस युग मे लीग या यो कहिए 
एथेन्स की नोशकिति का मध्यसागर में अवाधित प्राधान्य स्थापित हो गया था । 
एथेन्स, नगर-राज्य न रहकर, उस काल में एक समुद्री साम्राज्य वन गया । ग्रीस के 
नगरो का नेता वन कर वह उनका शास्ता भी वन बैठा । दु ख है कि ग्रीस के इतिहास 
ओर संस्कृति की परंपराओं का उल्लघन कर वह साम्राज्यीय ऐद्वर्य के प्रलोभनो मे 
फंस गया। जिस ईरानी साम्राज्य की नीति का विरोध करना ग्रीस अपना कर्तव्य 
समझता था, वही अब उसका आदर्श वन गयी । ईरानी साम्राज्य का दमन करते- 
करते एथेन्स स्वयं साम्राज्य में परिवर्तित हो गया । 


पेलोपनेसियन युद्ध (४३१ से ४०४ ईं० पुर्व तक) 


पेलोपनेसियन संघ स्पार्टा के नेतृत्व में पुरानी नीति पर आरूढ़ था। एशथेन्स की 
नीति और उसके उत्कर्ष को स्पार्टा बहुत समय तक सहन न कर सका । स्पार्टा की 
नीति ग्रीस के मीतर ही रहकर स्थरू-शक्ति संगठित करने की थी, किन्तु एथेन्स 
की नीति ग्रीस में ही नही, वरन्‌ ग्रीस से वाहर निकलकर साम्राज्य स्थापित करने 
की थी। एथेन्स ने अपने प्रभुत्व के द्वारा समुद्री व्यापार भी अपने हाथ में ले लछिया। 
इससे दूसरे व्यापारिक नगरो की हानि होने लगी । फरूत: वैमनस्थ और भी बढ़ 
गया। जब कोरिन्य नगर ने एथेन्स के अनाचार तथा अनियंत्रित आधिपत्य से रक्षा 


ग्रोस र्डर 


करने के लिए स्पार्टा से प्रार्थवा की तब उसने प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया। युद्ध छिड़ गया। युद्ध मे आसपास की वस्तियाँ उजाड़ डाली गयी । एथेन्स 
का अवरोध हुआ। यद्यपि प्राचीरो के पीछे एथेन्सवासियों ने छिपकर आत्मरक्षा तो 
कर ली, किन्तु नगर में अग्नि देवता का ताडव नृत्य होता रहा। यदि एथेन्स के सी माग्य 
से आक्रमणकारियों को रसद की कमी हो जाने से ब्रापस न जाना पडता तो शायद 
एथेन्स नेस्तनावूद हो जाता । 

दूसरे वर्ष फिर एथेन्स पर आक्रमण हुआ। वहाँ प्लेग का प्रकोप भी हुआ जिससे 
क्रीस्थनीज की मृत्यु हो गयी (४२९ ई०पू०)। नगर के तिहाई निवासी प्लेग से 
मर गये। एथेन्स में त्राहि-त्राहि मच गयी । एथेन्स का आर्थिक विनाश हो गया। 
अत्याचारी और उदण्ड लोग नेता बन बैठे । ऐसी विपम परिस्थिति होते हुए भी 
न्यूनाधिक तीब्रता के साथ पेलोपने सियन युद्ध सत्ताईस वर्ष तक चछूता रहा। 

इस समय एथेन्स के सम्मोहक एवं मड़कीलछे, किन्तु अद्रदर्शी नेता 'एलसीवाय- 
डीज' का बहाँ की जनता पर ऐसा जादू चल रहा था कि वह*उसकी उगलियो और 
इशारो पर नाचती थी । उसकी प्रेरणा से सिसली के प्रसिद्ध डारियन उपनिवेश, 
सेराक्यूज पर एथेन्स के जहाजी बेडे ने आक्रमण किया (४१४ ६०पु०) । किन्तु वह 
निष्फल ही नहीं वरन्‌ विनाशक सिद्ध हुआ। एथेन्स की नोशक्ति का आतक नष्ट 
हो गया और इस नोशक्ति के परास्त होने से स्पार्टा को उस पर आक्रमण करने 
की पुन. उत्तेजना हुई (४१३ ई० पृ० ) । उसका जहाजी बेड़ा भी ईरान की सहायता 
से स्पार्टा के जलसेना नायक लाइसेण्डर ने पकड़ लिया (४०५६० पू०) । एथेन्स 
जल और स्थल दोनो ओर से घेर लिया गया। अन्ततोगत्वा एथेन्स का पतन हो गया 
(४०४६० पू० ) । उसकी प्राचीरे तोड़ दी गयी, जहाज छीन लिये गये और स्पार्टा 
का अनुचर बने रहने का उसे वचन देना पडा । स्पार्टा भी शिथिल हो गया। एथेन्स 
का उत्थान और पतन सत्तर वर्ष के मीतर ही हो गया। एथेन्स के पतन के साथ 
युद्ध के कारण क्षत-विक्षत, आन्त तथा आदर्श-च्यूत ग्रीस गिरता ही चला गया।ः 
कुछ विद्वानों का विचार है कि उच्छुखल एवं अमर्यादित जनसत्ता की क्षुद्रता, 
अयोग्यता और स्वार्थान्धता के कारण ही एथेन्स का विनाश हुआ । 

एथेन्स की अभूतपूर्व सास्कृतिक उन्नति उसके पतन को क्यो न रोक सकी, इसके 
मुख्य कारण तो वहाँ की जनता की अमर्यादित एवं भयंकर दलवन्दियाँ थी। कुलीनो 
के युग मे साधारण जनता के साथ जो अताचार हुआ था उससे जनता में प्रतिहिसा के; 
भाव ने उग्र रूप घारण कर लिया। बदला लेने में उसने कोई कोर-कसर न उठा रखो ; 


१६ 


“२४२ विद्व-इतिहास 


-वर्गो-वर्गों, कुलीनों और अकुलीनों, धनियों और गरीबों के आपसी संधर्ष तीतब्रतर होते 
गये । बहुत-से छोग देश-निष्कासित होने पर एथेन्स के श॒त्रुओ के साथ मिल कर 
पड़यत्र करने छूगे । शासन की बागडोर हाथ में आ जाने से धन का अनापशनाप 
अपव्यय करना उन्होने शुरू कर दिया । बढते हुए खर्चे के लिए विविध प्रकार के टैक्स 
लगा दिये गये । जान-बूझकर ही नही कमी-कभी झूठे इल्जाम रूगाकर जुर्माने की 
रकमे जमा की गयी और येनकेन प्रकारेण छोगो पर मुकदमे चलाकर पैसे वालो का 
शोपण किया गया । जुर्माना और टैक्स वसूल न होने पर लोगों की बची-खुची 
सम्पत्ति नीलाम कर दी जाने लगी । बहुत-सा कर देने वालो की सख्या उत्तरोत्तर 
धटती गयी जिससे राजस्व क्षीण होता चला गया। लगान तथा टेक्स वसूल करने के 
लिए ठेका और इजारा बिकने और बेँटने लगा। लाचार होकर देवमंदिरो में सचित 
धन से कर्ज लेता शुरू हुआ, पर उसके अदा करने का कोई प्रबन्ध न बन पड़ा। युद्धों 
के कारण सेना वढती गयी और उसी के साथ खर्चे भी बढता चला गया / अफसरो, 
विविध सभाओ के सं॑दस्यो, जजो और जूरियो की सख्या और वेतन में दिनोदिन 
वृद्धि होती गयी | कोप की क्षीणता के कारण सेना में असतोप बढ़ता रहा जिससे 
विजय की सभावना कम होती चली गयी । सारांश यह कि एथेन्स का आर्थिक 
दिवाला निकल गया । कृषको की दुर्दशा के कारण उन्हे अपनी जमीन बेच डालनी 
पडी। खेती की जमीन छोटे-छोटे टुकडो मे बाँट दी गयी। फलत: खेती अधिकाधिक 
गुलामो द्वारा करायी जाने लगी । बहुत-से स्वतत्र ग्रीक देश छोड़कर विदेशों में 
सिपहगिरी, कारीगरी आदि का पेशा करने चले गये। पेशेवरों के चले जाने तथा अन्य 
देशो मे और स्थानों मे ग्रीस के से उद्योग-घधे स्थापित हो जाने से एथेन्स आदि का 
व्यापार गिरता चलछा गया और उसकी आशिक दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती ही चली 
गयी। सबसे चिन्त्य शासको की मनोवृत्ति हो गयी। राज्य सेवा मे विशेष लाभ और 
अर्थसिद्धि न होते देख तथा उसकी अस्थिरता एवं भयकरता से ऊबकर लोग उससे 
विमुख होते और निजी व्यापार तथा उद्योग-घन्धों में दत्तचित्त होते गये। लोगो में 
समाजसेवा और राष्ट्रसेवा के माव घटते और स्वार्थपरायणता के भाव बढते गये । 
अव्यवस्थित-चित्त, चंचल, भावुकताप्रधान किन्तु विवेकशून्य जनता, चलते पुरजो, 
बातें बनानेवालो तथा सब्जबाग दिखाने वालो के वाक्जाल मे फेंसकर अपनी नवीन 
शवित का दुरुपयोग करती चली गयी । एथेन्स के जनतन्‍त्र युग मे स्वार्थ, रिश्वत 
कत्ल, हिसा, प्रतिहिसा का ताण्डव नृत्य होता रहा, यहाँ तक कि मदान्ध जनता 
आखिर अपने साथ राष्ट्र को भी ले डूबी । इस प्रकार एथेन्स का इतिहास जनसत्ता 


ग्रीस र्‌डे३े 


की आंशिक सफलता और पूर्ण विफलता का देदीप्यमान प्रमाण वर कर रह 
गया । 

किन्तु दुदिन आने पर भी एथेन्स की सास्कृतिक और मानसिक प्रगति सर्वथा 
नष्ट न हुई। इसका प्रमाण वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक साक्रिटीज (सुकरात ), तथा 
प्लेटो (अफछातून ) हैँ । यूनान के राज्यो में पारस्परिक युद्ध होने के कारण सभी 
राज्य निर्बेछ हो गये। उनको पुन: संयुक्त करनेवाछा कोई न रह गया। राजा का 
शासन केवल स्पार्टा, मकदूनिया और एपिरस मे रह गया। अन्य राज्यो की दया 
बहुत अव्यवस्थित हो गयी । कही अत्याचारियों का, कही जनता का और कही 
आभिजात्यो का आधिपत्य स्थापित हो गया। ऐसा राज्य कोई न रहा जिसमे छोग 
भमयकर दलूवन्दियो से आपस में लड़ते-झगड़ते न हो। वैमनस्थ की इतनी प्रचण्ड 
अग्नि भड़की कि मित्र, पुत्र, पिता, भ्राता किसी का किसी का विज्वास न रहा । 
ऐसे अव्यवस्थित राज्यो का अधिक काल तक कायम रहना असम्भव था। फारस 
के साम्राज्यों ने ग्रीस के राज्यो की आपस की लडाई की उत्तेजना देकर उन पर 
अपना ऐसा प्रमाव जमाना शुरू कर दिया कि ग्रीस में गान्ति और अश्ञान्ति 
स्थापित करने की कूजी उसके हाथ में चली गयी । 


मेंसीडोनिआ का उत्थान 


उपर्युक्त परिस्थिति नें मेसीडोनिआ (मकदूनिया) के राजा फिलिप को 
ग्रीस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा अवसर दिया । मकदूनिया के 
निवासी यद्यपि उसी वश के थे जिसके कि यूनानी, किन्तु उनमे सामाजिक अथवा 
सास्कृतिक उन्नति अधिक नही हुई जिसके कारण ग्रीस वाले उनको अपने से पृथक्‌ 
समझते थे। वे लोग युद्ध-प्रिय और उद्ृण्ड स्वभाव के घुड़सवार सिपाही थे। कृषि 
उनका मुख्य व्यवसाय था। वहाँ के राजाओ पर ग्रीस के से वैधानिक नियन्त्रण न 
थे और न जनसत्ता के प्रति छोगो का विशेष अनुराग था। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि मेसीडोनिआ वाले अपने को एक राज्य और एक विरादरी का मानते 
थे, न कि किसी नगर विश्येप के नागरिक जैसा कि ग्रीस में था। कहा जाता है कि 
यूरोप के इतिहास में सबसे पहले राप्ट्रीयता की चेतना सम्मवतः मेसीडोनिआ में 
ही मिलती है। सम्भव है कि व्यवसाय और व्यापार के अभाव के कारण राजसत्ता 
को नियन्नरित करने की चेतना का विकास वहाँ न हुआ हो । राजा के प्रति प्रजा की 
अनुरक्ति थी । यद्यपि राज-दरवार में कवियो और कलाकारो को बुलाया और 


एडड विश्व-इतिहास 


उनका मान किया जाता था, किन्तु उसका अनुकरण करने की कोई रुचि वहाँ उत्पन्न 
'नही हुई। कभी-कभी ग्रीस वाले उनसे छेड़-छाड़ करते थे और वहाँ के राजघराने 
के झगड़ो में हस्तक्षेप भी । 
मेसिडोनिया (मकदूनिया) का राज्य जब फिलिप द्वितीय को मिला (३५९ 
ई० पू०) तब वहाँ नये युग का आरम्म हुआ। कुमारावस्था में फिलिप को थेबीज 
राज्य मे ओल बन कर रहना पड़ा था । वहाँ उसने ग्रीस की युद्धकला, शासन- 
व्यवस्था और राजनीतिक परिस्थिति का तथा शिक्षा-दीक्षा का ज्ञान प्राप्त किया 
था। तेईस वर्ष की अवस्था में राजसिहासन पर बैठने के उपरान्त उसने अपनी 
धूतंता, ऋ्रता, प्रतिभा, कार्यकुशछता और उद्यमशीलता का अच्छा प्रदर्शन किया 
(३६० ई० पू०) | ग्रीस मे अपना शासन स्थापित करने का उसने संकल्प कर 
लिया। उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने सेना का सगठन किया और नवीन 
युद्धकौशलू का आरम्भ किया जो स्पार्टा और थेबीज में प्रचलित युद्ध-शैली से 
श्रेष्ठतर था। उसके देहा में घोड़े बहुत थे जिससे घुडसवार सेना का अच्छा संगठन 
सभव हो सका । रथों के उपयोग की उसने आवश्यकता न समझी । सम्पूर्ण 
सेना शस्त्र-जीवी सैनिको की थी | पैदल सेना के दक को उसने गहनतर बनाया 
ओर अधिक हरूम्बे मालों का प्रयोग सिखा दिया । सवारों और पैदल सेना के 
सयुकत परिचालन के विधान ने उसकी सैनिक शक्ति को अतीव दृढता प्रदान की । 
स्वय परम श्रधान सेनापति होने के कारण सेना के विधिपूर्वक संचालन में उसे कोई 
कठिनाई पडने की आशका न थी । 
ग्रीस के राज्यो से जब उसका सघर्ष आरम्भ हुआ तब वहाँ दो मत पाये गये । 
एक मत था उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लेने के पक्ष में । उस विचारधारा 
का सबसे प्रसिद्ध पोषक कुशल राजनीतिज्ञ आइसोक्रटीज़ था । दूसरे मत का 
प्रतिपादक ससार का सुप्रसिद्ध व्याख्यान-वाचस्पति डेमास्थिनीज था जो ग्रीस के 
नगर राज्यों पर किसी का भी आधिपत्य सहन नही कर सकता था और उनको 
फिलिप का भयकर विरोध करने एवं अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए उत्ते- 
जित करता रहता था । उसकी अद्भुत वाक्शकित के प्रभाव से प्रेरित होकर 
एथेन्स ने फिलिप का विरोध किया जिसमे अन्य राज्यों ने भी उसका साथ दिया। 
किन्तु ग्रीस वालो को फिलिप ने केरोनिया में इतनी गहरी पराजय दी कि उनको 
उसका आधिपत्य स्वीकार करना ही पड़ा (३३८ ई० पू०) । राजा फिलिप का 
आधिपत्य मानने मे एथेन्स वालो को विशेष आपत्ति इसलिए नही हुई कि लोगो में 


ग्रीस रेप 


यह विश्वास फैल गया था कि ग्रीस की व्यवस्था बिना राजसत्ता की स्थापना के 
सम्भव न हो सकेगी | दूसरी घारणा यह भी फैल गयी थी कि ग्रीस वाले तब तक 
आपस मे लड़ते-झगड़ते रहेगे जब तक उनकी सामूहिक शक्ति किसी प्रवल शत्रु- 
राज्य या साम्राज्य से टक्कर मे न आ जाय । केवल स्पार्टा ही एक ऐसा राज्य बचा 
जिस पर फिलिप का अधिकार न हुआ । यदि फिलिप का ध्यान स्पर्टा के अधीन 
हुए एशियाई कोचक के नगरों को स्वतन्त्र करने में न रूग जाता तो सम्मवत 
स्पर्ट मी उसके हाथ आ जाता । फिलिप का ध्येय था कि वह अपने नेतृत्व में 
ग्रीस की सथुक्त शक्ति का संगठन करके फारस पर आक्रमण करें। फिलिप ने 
अपनी रानी ओलिम्पिया को तहाक दे दिया । वह अपने पुत्र अलेक्जेण्डर को 
लेकर अलाहदा रहने छगी | फिलिप को अपनी पुत्री के विवाहोत्सव में एक सरदार 
ने मार डाछा । अलेक्जेण्डर ने अपनी माता का पक्ष लिया। 
फिलिप के निधन के वाद उसका पुत्र अलेक्जेंग्डर (सिकन्दर) जिसके रिसालछे 
ने केरोनिया भे ग्रीस वाछो की शक्ति तोड़ दी थी, सिहासनारूढ हुआ । उस समय 
उसकी उम्र बाईस वर्ष की थी । अपने शा री रिक सोौन्दय, आकर्षक व्यक्तित्व, उत्कट 
शौय, अप्रतिम पराक्रम के कारण वह सैनिको का आराध्य-सा हो गया था। दैव- 
योग से उसको कई सुयोग्य और पराक्रमी सेनानायकों की सेवाएँ भी प्राप्त हो 
गयी । 
पिता की नीति का अनुसरण करते हुए अलेक्जेण्डर ने फारस के साम्राज्य पर 
आक्रमण करना शुरू किया । उसका पहला बड़े मार्क का युद्ध फारस की सेना से 
जिसमे यूनानी भी अच्छी सख्या में थे, हुआ। गानिकस नदी के किनारे अले- 
क्जेण्डर ने बडी चतुरता और शीघ्रता से उसको अस्त-व्यस्त कर दिया (३३४ ई० 
पू०) । 
फरात (यफ्रेटीज) नदी मेंझाकर अलेक्जेण्डर फारस की सेना से युद्ध करने 
के लिए आगे बढा | बहुत बडी सख्या मे फारस की सेना को एकत्रित करके सम्राट्‌ 
दारा तुतीय ईसस की खाड़ी के तट पर उसे रोकने के लिए जमा हुआ था। अपने 
घुड़सवारो के रिसाले से अलेक्जेण्डर ने इतने वेग ओर आवेश से आक्रमण कियां 
कि फारसी सेना का एक पाइवं टूट गया। वहाँ से घूमकर वह मध्यस्थित सेना पर 
टूट पडा। यद्यपि फारस के दाहिने पाइवे की सेना वीरता से छड रही थी तथापि 
दारा घबराकर रणक्षेत्र से भाग गया, जिससे फारसी सेना के पैर उखड़ गये । 
रूगभग ९० लाख रुपयो के सिक्के, दारा की एक रानी, दो लड़कियाँ और एक 


२४६ विश्व-इतिहास 


नन्‍हा-सा लड़का विजेताओं के हाथ छगे। दारा ने सन्धि का प्रस्ताव भेजा और 
फरात नदी तक का प्रदेश देने को राजी हो गया। यद्यपि अनुभवी और कुल सेना- 
नायको ने सन्वि कर लेने के छाम समझाने का प्रयल किया तथापि अलेक्जेण्डर 
ने उनकी सम्मति स्वीकृत न की । वह अपने को एकिलीज़ का उत्तराधिकारी 
समझता था ओर उसे यह विश्वास था कि ट्रोजन युद्ध के ब्येय तथा अनुप्ठान की 
पूर्ति करने के श्रेय का वह मागी है। विश्वविजयी होने की अक्षम्य आकाक्षा उसके 
मन में जाग उठी थी और जवानी का जोश उसको उत्तरोत्तर उत्तेजित कर रहा 
था (३३३ ई० पू०) | उसने सन्धि करने से इनकार कर दिया | 
अलेक्ज्ेण्डर ने फारस की ओर न वढकर मध्य सागर के तट पर स्थित नगरो 
को अपने अधीन करना आवश्यक समझा । कारण यह था कि उनको ले छेने से 
मध्य सागर से फारस के जहाजी वेड़े की शक्ति क्षीण हो जाती और ग्रीस पर उसके 
आक्रमण से अलेक्ज़ेण्डर के एशिया-विजय के मन्सूवों में विध्च उपस्थित होने की 
आशंका न रहती । तदनूसार उसने लीडिया के समृद्धशाली और सुरक्षित नगर 
टायर' को बलपूर्वक जीत लिया। उसी प्रकार गाजाँ नगर भी उसने छीन लिया । 
उन विजयो से प्रभावित और उत्साहित होकर मित्र वालो ने, जो फारस की साम्राज्य 
नीति से असन्तुप्ट और पीड़ित थे, अलेक्जेण्डर को अपना सम्राट्‌ बनाने का निश्चय 
कर प्राचीन सस्कार विधि से उसे 'फेरो' की उच्चतम उपाधि से विभूषित कर दिया । 
उसे देवत्व (सूर्य पुत्र की पदवी ) प्राप्त हो गयी । ज्योस का पुत्र तो वह अपने को पहले 
से ही समझता था। मिल्लियों के निश्चय के परिणामस्वरूप उसे लोग ज्योस-एमोन 
का पुत्र कहने रूगे। अलेक्जेण्डर ने प्रत्येक नगर को यह आज्ञा भेजी की वह उसको 
देवता मान कर तद॒वत्‌ अभिनन्दन भी किया करें। कहा जाता है कि उसी ने यूरोप 
से राजाओ के देवी अधिकार का सूत्रपात किया | किन्तु मेसीडोनिया वाले उसकी 
नीति से असन्तुप्ट हो गये। उत्तरी अफ्रीका के तट के कुछ प्रसिद्ध नगरो पर परमुत्व 
स्थापित कर लेने पर अलेक्जेण्डर का साम्राज्य कार्येज राज्य की सीमा से जा मिला | 
नील नदी और मध्य सागर के संगम के पास उसने अलेक्जण्ड्या नाम का एक 
नया नगर स्थापित किया ताकि फोनेशिया का व्यापार उधर खिंचकर चला 
आये। 
परिचमी एशिया और मिस्र से निश्चिन्त होकर तथा फारस के जहाजी बेड़े 
को अस्त-ब्यस्त करके अलेक्जेण्डर फिर फारस की ओर बढा | मेसोपदेमिया की 
दजला नदी को मेझाकर वह अरबेला' की ओर चला जहाँ ससैन्य दारा उसकी 


ग्रीस २४७ 


अतीक्षा में खड़ा थां। फारस की सेना में वीर-धीर सैनिको की कमी न थी । यही 
नही, फारस की सेना में हजारों ग्रीक सैनिक भी थे; किन्तु उनका यद्ध-कोशल 
पुराने ढंग का था। अलेक्जेण्डर की सेना नये विधान से समठित थी और उसका 
सचालन भी नवीन ढग से होता था । फलरूत: फारस की सेना की पराजय हो गयी, 
जिससे चस्त होकर दारा को भागना पडा (३३१ ई० पूृ०) । अखेला का युद्ध 
ससार के इतिहास में बडा महत्व इसलिए रखता है कि उसके अनन्तर फारस का 
भमहान्‌ साम्राज्य नष्ट हो गया और ग्रीस वालो के लिए तथा उनकी सम्यता, 
संस्कृति एवं व्यापार के लिए भी मध्य एशिया और भारतवर्ष तक का एक नया 
रास्ता निकल आया जिसका यूरोप और एशिया दोनो पर अतुलतीय प्रभाव 
पड़ा । 
कहा जाता है कि विजय प्राप्त कर अलेक्जेण्डर ने फारस की राजघानी 
पर्सिपोलिस के राजमवनों को एक साधारण वेदया की सनक से प्रभावित होकर 
नशे की झोक में नष्ट-भ्रष्ट कर भस्मसात्‌ करवा डाला ।' वेश्या का नाम थेइस था | 
नशे की मस्ती में उसने वारुणी-प्रमत्त सिकन्दर को, फारस वालो द्वारा हुए यूनान 
के नगरो के विध्वंस का बदला चुकाने के लिए पर्सिपोलिस जला देने के लिए 
उत्तेजित किया। कुछ लोगो का विज्वार है कि यह कल्पना मात्र है। आग तो संयोग- 
“बह लूगी थी जो यथाशी प्र बुझा दी गयी । कोई यह कहते हैँ कि फारस साम्राज्य 
पुराने युग का प्रमुख प्रतीक था। उसको भस्मसात्‌ करने से उस यूग की अन्तिम 
आहुति देकर नवीन युग-प्रवेश की जाज्वल्यमान घोषणा की गयी अथवा फारसी 
साम्राज्य के नाश को रोमांचकारी अग्निम आहुति के प्रतीक रूप बनाया गया । 
पर्सिपोलिस जैसे समृद्धिशाली, वैभव, शोमा, कला से युक्त तथा कौशलपूर्ण नगर 
को जिस वर्वरता से अलेक्ज़ेण्डर ने ध्वस्त किया उसके लिए होश आने पर उसे 
स्वयं लज्जित और खिन्न होना पडा । छ:-सात महीने वहाँ रहकर वह 'एकबताना' 
की ओर जहाँ दारा तृतीय जाकर रुक गया था, बढ़ा। यह समाचार पाकर दारा 
वहाँ से भी भागा। द्ारा की कापुरुषता तथा उद्यमहीनता से उसका आदर-सम्मान 
मिट्टी में मिल गया और सीस्तान, वल्ख, तथा अफगानिस्तान के तत्काछीन राज्य- 
पालो ने षड़यन्त्र कर उसे कैद कर लिया और लोहे के पिंजरे में वन्दी करके साथ 
ले चले। अलेक्जेण्डर के घावे का समाचार सुनकर उससे उन्होने घोड़े पर बैठकर 
भाग चलने का आग्रह किया । उसने जब इनकार किया तब उन्होंने उसे वछ से 
घायल कर मरने के लिए छोड़ दिया (३३० ई० पू०) । अलेक्ज़ेण्डर ने उसका 


२४८ विदव-इतिहास 


शव राजसी धूमघाम से परसिस के राजरौजे मे दफन करवा दिया । आगे चलकर 
उसने दारा के हत्यारे बेसस को अच्छी तरह कोड़ो से पिटवा कर कीदखाने में झोंक 
दिया। 
फारस के साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त करने से अलेक्जेण्डर को अपार बन 
और सम्पत्ति प्राप्त हुईं। उसके मन में कई वर्षों से यह आकाक्षा जाग्रत हुई थी 
कि उसकी गणना देवताओ में की जाय । वह घीरे-धीरे पुष्ठ होती गयी । जब मिस्र 
वालो ने उसको 'फेरो' की उपाधि प्रदान की तब उसको अपने स्वप्न के प्रत्यक्ष होने 
की आशा स्पप्ट दिखाई पडने लगी । किन्तु फारस के साम्राज्यासन पर बैठते 
ही वह अपने दावे को सिद्ध हुआ समझकर लोगो से देवोचित सम्मान की कामना 
खुल्लमखुल्ला करने लगा। फारस के लोगो ने उसका मान रखा और खुशामदियों 
ने उसको बढावा दिया। किन्तु उसके मकदूनिया और ग्रीस के सहयोगी सेनानायकों 
ने उसकी इस जिद का विरोध किया। अलेक्जेण्डर उनके विरोध से ऐसा क्रोधावेश 
मे आया कि उसने अपने स्वेश्रेप्ठ सेनानायक को स्वयं मार डाला और उसके पिता 
का जिसने युद्धकारू तथा शान्ति के समय राज्य की बड़ी सेवाएँ की थी, वध करवा 
दिया । उसे जब कोध आता तब वह पागरू-सा हो जाता था । क्रोध शानन्‍्त होने 
पर कभी-कभी वह बहुत पछताया करता, किन्तु उससे क्या फायदा हो सकता 
था। उनके वध से रुष्ट होकर कुछ लोगो ने अलैक्जेण्डर की हत्या कर डालने का 
पड्यन्त्र किया, किन्तु भेद खुल जाने से अनेक व्यक्तियों को प्राण-दण्ड दिया गया । 
उन लोगो में प्रसिद्ध दाशनिक अरस्तू का भतीजा भी था। इसी प्रकार मेलिटस 
के निवासियों के, जिन्होंने जेरेब्लीज को अपोलो के मन्दिर की निधि दे दी थी, 
बाल-बच्चों और बूढ़ो तक का उसने कत्लेआम करवा डाला । 
अलेवजेण्डर मध्य एशिया मे समरकन्द और खोकन्द तक गया । काहिक 

नदी के तट से लौटकर बठ्ख और समरकन्द में विश्राम कर और अपनी सेना को 
एकत्रित तथा संगठित कर वह अफगानिस्तान की ओर वढा | बढ्ख में उसने वहाँ 
के आक्षयातंग़ नामक एक ईरानी सरदार की कुमारी कन्या रोक्षनी से विवाह कर 
लिया (३२७ ई० पृ०)। तदनन्तर उसने फारस के अविजित प्रान्त हिन्द (सिन्ध 
नद के समीप ) को जीत लिया। वहाँ तक्षशिल्ता के राजा आम्भी ने उससे अपने 
प्रतिद्वन्दी राजा पौरप या पुरु (पोरस ) पर चढ़ाई करने की प्रार्थना की। अलेक्जेण्डर 
ने एक लाख बीस हजार पैदल और पन्द्रह हजार सवारो से सिन्ध नद पार करके 
साचें, ३२६ ई० पू० में पंजाब पर आक्रमण किया। यद्यपि पुरुआदि पर उसको 


प्रीस / २४९ 


“विजय हुई तथापि उसको प्रतीत हो गया कि भारतीय सैनिक वीर और योद्धा है । 
उनको जीतने में उसे अनेकानेक युद्ध और कठिनाइयो का निरन्तर सामना करना 
पड़ेगा । भारत बहुत बड़ा देश हैं और उसमे एक प्रवल साम्राज्य के अंछावा अनेक 
राज्य भी है। उसके सिपाहियो को अपना देश छोड़े कई वर्ष बीत गये थे, पर अले- 
क्जेण्डर की महत्त्वाकाक्षा असीम सी थी। उसकी वे कहाँ तक पूर्ति करते । अतएव 
उन्होंने उसके उत्तेजनात्मक भाषणो की उपेक्षा कर आगे बढ़ने से साफ इन्कार कर 
दिया। फलत: उसे लौटनः पड़ा। सिन्ध नद के मार्ग से होता हुआ वह जहाज पर 
फारस के तट के किनारे-किनारे वेवीलोन की ओर लौटा । उसकी सेना अनेक 
प्रकार के कष्ट झेलती हुईं स्थल मार्ग से वापस गयी । एसा नगर में अलेक्जेण्डर 
ने दारा की पुत्री वेषिनि और (स्ततीरा) से अर्ताजरक्षस तृतीय की पुत्री पर्यसतीस 
से विवाह किया। इस प्रकार दो राज्यवशो से उसने अपना वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया। उसकी देखादेखी वहुत-से सैनिको ने भी एशिया वालों से व्याह किये । 
ऐसे लोगो का राज्य कर्ज भी अदा करता और उनको अच्छा दहेज भी देता था । 
इसमें उसे करोड़ो रुपये खर्च करने पड़े । इसके सिवा तीस हजार एशियाई युवकों 
को उसने ग्रीस मापा और युद्ध-कला सिखायी । अलेक्ज्रेण्डर का फारस तथा अन्य 
एशियाई सरदारो की ओर अधिक झुकाव और एशियाई राजसी ठाट-वाट के प्रति 
बढता हुआ अनुराग देखकर ग्रीस के सिपाहियो ओर सरदारो मे असन्तोष बढता 
गया और स्वामिभक्ति का भाव क्षीण-सा हो गया । देवताओ में अपना स्थान 
विशिष्ट समझने के कारण उसमे लोगो से आग्रहपूर्वक अपने को पुजवाने की लारूसा 
बढी । सम्मव है कि उसकी इस लालसा का कारण ग्रीक अनुयायियो की श्रद्धा 
में उत्तरोत्तर वढ़ती कमी ही हो । उसने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया । यद्यपि 
वह व्यभिचारी न था किन्तु बडा शराबी था। उस अवसर पर उसने बेहद मदिरा 
पी । कुछ समय से उसका स्वास्थ्य भी विगड रहा था। उसको ज्वर आया जो 
'रोज-बरोज बढ़ता गया । वैतीस वर्ष की अवस्था में ११ जून (३२३ ई० १०) को 
सन्निपात ज्वर से उसकी मृत्यु हो ,गयी । 
अलेक्ज़ेण्डर के घामिक विचार मूलत. ग्रीस वालो के-से थे। देवताओ, देवियों, 
मविष्यवक्ताओं में उसे विश्वास था । ग्रीस वालो की मान्यता के अनुकूल वह भी 
मनुष्य का चरम आदशं देवत्व प्राप्त करना मानता था। विजयो तथा विशेषकर 
मिस्र के धर्माधिकारियो की आग्रहपुर्वक व्यवस्था से उसको विश्वास हो गया था 
कि उसे देवत्व प्राप्त हो गया है। उस धारणा पर जब कोई सन्देह या विरोध करता 


२५० विश्य-दरतिहास 


तब वह दुःखी ही नही वरन्‌ क्रोधान्ध होकर मरने-मारने पर उतारू हो जाता था 7 
अपने को देवता समझने पर भी ग्रीस के देवताओं के प्रति उसके श्रद्धा विश्वास में 
कोई कमी न हुईं। उसका घ्येय सम्मवतः देवताओं की विरादरी मे पहुँचना, न कि 
उनकी अवहेलना, करना, था। अन्य देवी-देवताओं की अपेक्षा ग्रीस के हरक्यूलीज, 
मित्र के आमोन तथा हेकती देवी पर उसकी विशेष श्रद्धा थी । हेकती पाताल 
लोक की भयंकरी देवी थी जो देखने में सुन्दरी थी पर उसकी दृष्टि विध्वंसकारिणी 
थी। उसको पिल्लों की बलि चढ़ायी जाती थी। देवी को प्रसन्न करने के लिए 
वह मद्य तथा पशु वलि चढ़ाया करता था। कठिन समस्या पडने पर वह बड़े मारी 
पैमाने पर यज्ञ करता था। अहम्मानी और अवाघ रूप से सफल होते हुए भी वह 
कभी-कभी उदास होकर अपनी सफलताओं को विडम्बनामय समझने लगता था। 
सम्मव है कि किशोरावस्था की अपनी कैदु अनुभूतियों के तथा त्याग एवं वैराग्य- 
मयी एशियाई विचारधारा के कारण उसमे विद्धुलता और असन्तोष की लहरें 
कमी-कभी उठा करती हो । 
ससार के विजेताओ में अलेक्जेण्डर का स्थान बहुत ऊँचा तो माना ही जाता 

है किन्तु ससार के सास्कृतिक विकास के इतिहास में भी उसका वड़ा महत्त्व है। * 
जिस प्रकार उसने अपना प्रभुत्व एशिया में स्थापित किया उसी भाँति वह यूरोप 
और उत्तरी अफ्रीका मर में भी अपना साम्राज्य प्रतिष्ठित करना चाहाता था, 
ऐसा साम्राज्य जिसका मुख्याधिपति एक सुयोग्य व्यक्ति हो और जिसके कर्मचारी, 
जाति, धर्म, देश, रंग के अनुसार नही वरन्‌ अपनी योग्यता के कारण*चुने जाया 
करे। सम्मवत्% उसका विचार एक विश्वव्यापी नीतिक श्र सांस्कृतिक विधान 
रचने का था । उसके कार्यकलाप से अनुमान होता है कि उसका ध्येय यूरोप और 
एशिया का सास्क्ृतिक संयोजन था । उस विघान से वह एक ऐसे विशाल साम्राज्य 
का निर्माण करना चाहता था जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका का नैतिक ही 
नही वरन्‌ सास्क्ृतिक संगम होकर एक नयी घारा का प्रवाह हो सके । उस आदर्श 
की प्राप्ति के लिए उसने विभिन्न समाज के लोगो में रोटी-बेटी के सम्बन्ध का' 
सूत्रपात कर अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया । वेषमूषा में भी तदनुकूल परिवर्तन 
प्रारम्भ किया। उसने सत्तर नये नगरों का इतस्ततः निर्माण कराया जिनमें ग्रीक 
तथा अन्य लोग मिल-जुलूकर रहते थे। उन नगरों में सबसे प्रमुख, प्रतिष्ठित, 
और प्रभावशाली नगर मित्र में स्थापित अलेक्ग्रेण्डिया था। बहुत सम्भव है कि 
उसके विचारों को ईरान के राजनीतिक सिद्धान्तों और शासनिक नीति से भी 


ग्रीस २५१ 


सहायता मिली हो। साम्राज्य की रचना और उसका शासन जिस पैमाने पर फारस 
के सम्राठों ने किया वैसा पश्चिमी एशिया ही नहीं वरन्‌ कही और भी उस युग 
तक नही हुआ था । मकदूनिया अथवा ग्रीस वालों को भी उन समस्याओं का, जो 
ऐसे विशाल साम्राज्य में जिसमे विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हो उठा करती 
है, अनुभव नही था। कुशाग्र वृद्धि अलेक्जेण्डर ने यह समझ लिया होगा कि अपने 
साम्राज्य के शासन में उसे ग्रीस की राजनीति से यथेप्ट सहायता न मिलेगी 
उसी के साथ उसको यह भी अनुभव हो गया कि ग्रीस वाले ईरान के साज़ाज्य- 
विधान और विशेषतः सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र सम्राट्‌ की कल्पना को स्वीकार न करेंगे । 
अतएव उसे एक ऐसा मध्य मार्ग निकारना आवश्यक हो गया जिसकी व्यावहारिक 
सफलता सम्भव हो सके । ग्रीस की तथा नवीन साम्राज्य की नीति को उसने एक 
साथ तोलना दुस्तर समझ कर यह निवचय किया कि ग्रीस में तो वह मेसिडोनिया 
का राजा ओर कारिन्यथियन लीग का प्रधान सेनाध्यक्ष रहेगा किन्तु नवीन- 
साम्राज्य मे वह सम्राट की हैसियत से शासन करेगा। « 


हेलेनिक युग 
अलेक्ज़ेण्डर की मृत्यु से लेकर रोम द्वारा मिस्र के टोलमी राज्य का अन्त 
“किये जाने तक का समय हेलेनिक यूग” कहा जाता है। उस युग की कुछ अपनी 
विशेषताएँ थी। पहली यह कि ग्रीस तथा एशिया की संस्क्ृतियो का अधिकाधिक 
मिश्रण और आदान-प्रदान हुआ । दूसरी यह कि नगर राज्यों तथा छीगो को 
छोड़कर ग्रीको ने ऐसे राज्यों की जिन पर राजा शासन करते थें तथा राजसत्ता 
का प्रावान्य था, स्थापना की । नये राज्यों की राजवानियों तथा अर्द्ध स्वतन्त्र 
बड़े-बड़े व्यापारिक नगरों में विभिन्न देशों और सस्क्ृतियों के सम्पर्क से एक तो 
यह स्पष्ट हो गया कि ग्रीको का नागरिक विधान सकुचित होने के कारण सर्वत्र 
उपयुक्त नही हो सकता। दूसरा अनूभव यह हुआ कि ग्रीकों का यह विचार कि 
उनके सिवा अन्य लोग वर्वबर और अघम हू, विल्‍लकुल अ्ममूलक है। उसके स्थान 
पर मनृष्य-सात्र की मूलगत एकता एवं समता के सिद्धान्त का अभ्युदय होने छूगा । 
उस नवीन विचारधारा का प्रभाव इतिहास और संस्कृति पर उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला आ रहा है। व्यक्ति के जीवन पर समाज के सम्पूर्ण अधिकार का सिद्धान्त 
शिथिल होने छूगा । व्यक्ति की अपनी निजी सत्ता तथा जन्मजात अधिकार 
की ओर विन्नारकों का ध्यान अधिकाधिक खिंचने लगा । उपर्युक्त विचारो का 


२५२ विद्रव-इतिहास 


प्रभाव तत्कालीन धर्म, साहित्य और कानून पर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है # 
अलेक्जेण्डर के पश्चात्‌ ग्रीक दर्शन, राजनीति, साहित्य और कला का भारी प्रभाव 
जिस प्रकार एशिया, अफ्रीका पर पड़ा वैसा ही एशियाई सभ्यता और संस्कृति का 
यूरोप पर भी पडता रहा । 
मेसीडोनिया में एण्टीगोनस द्वितीय ने राज्य-ब्यवस्था स्थापित कर शान्ति 
और सस्क्ृति का सरक्षण किया | ग्रीस में नगर राज्यों ने मिल्ल कर दो लीगें-- 
एटोलियन और एकिअन--स्थापित की जो अपने-अपने क्षेत्र की बाहरी नीति, 
रक्षा, व्यापार तथा सामूहिक विषयो का प्रबन्ध करती रही किन्तु दोनों लीगों ने 
आपस मे युद्ध करना आरम्भ कर दिया जिससे ग्रीस में फिर अव्यवस्था, अशान्ति 
ओर शबित का क्षय होता रहा । 
ग्रीस के नगरो में आपस में लडाई-झगड़े बढ़ते गये । नगरों का शासन अव्यव- 
स्थित होने के कारण अराजकता की वृद्धि होती गयी । उदृण्ड सरदार बड़े-बड़े दल- 
बल इकट्ठा कर महान नेता बनने के लिए आपस में लड़ते और लट-मार करते 
थे। स्वतन्त्र जनता क्षीण होती चली गयी ओर गुलामों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
गयी । घनी ओर निर्धन वर्गों की विपमता के साथ उनका संघर्ष भी वढने लगा । 
स्पार्टा का कलीयोमेनीज मजदूरों और निर्घनो का प्रसिद्ध नेता वत कर सशस्त्र 
विद्रोह मे इतना सफल हुआ कि उससे सब आशकित हो गये । उसका दमन कठि- 
नाई से हो सका । समाजवाद का निरूपण जीनो ने अपने रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ 
में किया, जिससे विद्रोहियो को बौद्धिक प्रेरणा भी मिली । तत्कालीन परिस्थिति 
के कारण लोगो की देवी-देवताओं और घामिक विचारों में श्रद्धा घट गयी । 
नास्तिकता की ओर लोगो का अधिक आकर्षण होने के कारण जो कुछ नंतिक 
मर्यादाएँ उस समय तक थी, दिनो-दिन टूटती चली गयी । राज्य-मक्ति तथा राज्य 
धर्म मे विश्वास शिथिल हो जाने से ग्रीस की सम्यत्ता की आधार-शिलाएँ टूट गयी ॥' 
पुरुषो ओर स्त्रियो मे उच्छुंबलता और अनाचार की प्रगति तीन्न हो गयी, ऐयाशी 
और बदचलनी का बाजार वहुत गर्म हो गया । स्त्रियाँ जननी बनने से घबराती 
थी और बचती थी। लडकियाँ पैदा करना दुर्भाग्य का चिह्न समझकर वहुघा 
रैशवावस्था मे ही मार डाली जाती थी । यह सब होते हुए भी स्त्रियों ने तत्कालीन 
कलाओ और साहित्य की रचना मे स्तुत्य कार्य किया । उनमे से अरिस्टोडामा का 
नामें, विशेषत: उल्लेखनीय है। 
अलेक्जेण्डर का सौतेछा भाई, जो मकदूनिया में रहता था, स्वास्थ्य खराक 


ग्रीस २५३ 


होने के कारण बेकार-सा हो गया । अलेक्जेण्डर की रानी रोवसेनिया का पुत्र 
गर्भ ही में था जब उसकी मृत्यु हो गयी । ऐसी दशा में सेनापतियों मे सघर्प होना 
अनिवायें था । उनमें सबसे योग्य एण्टीगोनस था जो सारे साम्राज्य को अपने 
अधिकार मे रखना चाहता था । अतएव उसका घोर विरोध हुआ। इप्सस में 
भयंकर युद्ध हुआ जिसमे वह मारा गया (३०१ ६० पू०) । साम्राज्य पॉच सेना- 
पतियों में बँट गया । एण्टीपेटर ने मकदूनिया और ग्रीस पर, राइसिमेकस ने श्रेस 
पर, एण्टीगोनस ने एशियाई कोचक पर, सैल्यूकस ने वेब्रीकोनिया पर और टोलेमी 
ने मिस्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ग्रीस के नगरो में स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिए' विद्रोह होता रहा । अव्यवस्थित दशा से छाभ उठाकर केल्टगालू 
नाम के वर्बर कवीले ग्रीस तथा एशियाई कोचक में घुस कर लट-मार करते रहे ! 
अव्यवस्था और अराजकता सर्वेन्न मच गयी और छोटे-बडे नगर अथवा राज्य 
सगठित अथवा स्वतन्त्र रूप से आपस में लडते-भिड़ते रहे । 

ग्रीस तथा मकदूनिया के बाहर तीन साम्राज्यों की स्थापना हुईं। सेल्यूकस 
के वश वाले ईजियन सागर से भारत की सीमा तक राज्य करते रहे। उतने बडे 
भू-भाग पर शासन करना कठिन कार्य था, तथापि जैसे-तैसे वे शासन चलाते रहे । 
फरात नदी के पश्चिमी प्रान्तो को सगठित करने का उन्होने विशेष उद्योग किया । 
ग्रीस के नगरो के ढॉँचे पर उन्होने बहुत-से नगरो की स्थापना की जिनके द्वारा 
अलेक्जेण्डर की नीति का कमोबेश प्रचार होता रहा । उन्हें आन्तरिक शासन की 
यथासम्भव स्वतन्त्रता दी गयी । सम्राट्‌ का आधिपत्य उन पर कायम रहा। 
ग्रीस और एशिया की सस्क्ृतियों के सम्मिश्रण के कारण उक नगरो की सस्क्ृति की 
अपनी विशिष्टता है। उसका प्रभाव ल्यूनाधिक मात्रा में कई शतियों तक पजाव 
से भृमध्यसागर तक की सस्कृतियों पर पडता रहा । 

फारस के सोने और चॉदी को लेकर अलेक्जेण्डर ने सिक्‍को का अच्छा प्रचकून 
किया । सैल्यूकस वश ने उस नीति का ऐसा अनुसरण किया कि विनिमय द्वारा 
व्यापार एक प्रकार से उनके साम्राज्य में बन्द हो गया। सिक्‍को के प्रचलन से 
व्यापार की दिनो-दिन उन्नति होती गयी । बैको द्वारा व्यापार और लेनदेन बढता 
गया । सडको के सुधार से यातायात की अधिक सुविधा हो गयी । दमिश्क, 
बैरूत, आन्द्रिआक, बेबीछोन, स्मरना, परगेमम आदि दर्जनों नगरो की अभूतपूर्व 
समृद्धि हुई। 

इतने बड़े साम्राज्य का शासन तत्कालीन साधनो को देखते हुए बहुत कठिन 


२५६ बविदव-इतिहास 


था । तीसरी गबताब्दी ई० पु० से ही उसका कटना-छटना आरम्न हो गया । यह 
गति सीमान्त प्रदेशों से आरम्त हुई। नर्ये-नये स्वतस्त्र राज्य समरकन्द, वल्ख 
(विक्ट्रिया ), फारस, आरमीनिया आदि धीरे-बीरे अछग हो गये । वर्बर केल्टो 
और गाठ़ो ने भी हाथ-पाँव मारना प्रारम्भ किया । दूसरी झती ई० पू० के मध्य 
तक सैल्यूकस बंद ने अपनी थव्ति ही नहीं वरन्‌ बची-बची स्वतन्त्रता भी खोदी । 
रोम साम्राज्य का वोल्यात्य हो गया | 


मिन्न के टोलमी 


अखेक्जेग्डर के शव और उसकी प्रेयसी थाइस को उसका योग्य सेनापति 
ठोलमी मिन्न के मेम्फिस नगर के गया (३२३ ई० पु०) । शव को तो उम्तने एक 
भव्य स्मरण-समाधि (+9550८०४ा7) में रब दिया और थाइस से व्याहू कर 
लिया जिनमे दो पृत्र उत्न्न हाए। अखेक्जेंग्डर के सम्पूर्ण साम्राज्य पर शासन 
करने की छाछसा में न फंस कर उसने मिन्न को ही अपना कार्य क्षेत्र बना छिया । 
अठारह वर्ष तक वह घासन और शक्ति के संगठन में छगा रहा | तदनन्तर ३०५ 
ई०पू० में राजसिहासन पर बैठकर उसने मिन्न में टोलमी राजबंग को प्रतिप्ठ्त 
कर दिया। इस वंश के प्रथम तीन टोलमी योग्य और दाक्तिगाली ये । उसके वाहर 
उनका राज्य निर्वल होता चला गया । व्यापार, कृषि तथा उद्योग-बन्णों ते उसकी 
बड़ी तत्यरता से उन्नति की । राजबानी के छिए उसने अलेक्जेण्डिया नगर इसलिए 
चुना कि वहाँ से वह मूमध्यसागर, ग्रीस तथा पश्चिमी एशिया की गतिविधि का 
निरीक्षण अच्छी तरह कर सकेगा और आव्वयकता पड़ने पर उसमें भाग मी ले 
सकेगा । इसके सिवा नूमब्य सागर तथा छाछ सागर के तटो द्वारा वह पूर्व और 
पश्चिम के व्यापार से य्थेप्ट छाम भी उठा सकेगा। इस ध्येय के अनुसार उसने 
प्रवलत जहाजी बेड का निर्माण कराया । जरू और स्थछ की सेना में ग्रीक छोगो को 
यथासम्मव मरती किया । अपने समुद्री आधिपत्य को पुप्ट करने ओर व्यापार का 
संरक्षण करने के छिए टोछमियों ने दक्षिणी सीरिया और घपेलेस्टाइन पर अपना 
अधिकार जमा छिया । टोछमी द्वितीय ने नील को छाल सागर से मिलाने के लिए 
पुरानी नहर की खुदायी करवायी, किन्तु कुछ समय के बाद वह फिर बन्द हो गयी । 
टोलमी राज़े अपने को फेरो का उत्तराधिकारी मानते थे | यद्यपि उन्होंने भी 
नगरों को झासनिक स्वतन्वता दे दी थी तथापि नगरों एवं सारे राज्य पर टोलमी 
नरेगरों का ही प्रा अधिकार था। सिद्धांततः: सारी जमीन नरेश की ही मानी 


ग्रीस हैं २१५५ 


जाती थी तथापि व्यवहार में नरमी बरती जाती थी । टोलमी को निर्वाचित सभा 
समितियों की कोई आवश्यकता प्रतीत न हुई । फेरो के वशों की तरह वृह एक- 
छत्र राज्य अपने सेवको के द्वारा करता था। बीस वर्ष तक सगठन करने के उपरान्त 
वह बडी शान-शोकत के साथ ३०५ ई० पू० में राजसिहासन पर बैठा । उस समय 
से रोम साम्राज्य की मिस्र पर विजय तक उसके वशज वहाँ राज्य करते रहे 
राजा के वाद अथंमन्त्री का पद विशेष महत्त्व रखता था । वह भी बडे ठाठ-बाट के 
साथ रहता था। जिमीदारी तथा व्यापार से उसको बडी आमदनी थी । 
फेरो के विधान के अनुकूल राज्य ऊगभग चालीस मागो मे बेटा हआ था। 
प्रत्येक माग (नोम) में कई जिले और प्रत्येक जिले में कई गाँव थे। प्रत्येक नोम 
का एक अधिपति (नोमाक ) होता था किन्तु वास्तविक अधिकार ग्रीक सेनापति 
के हाथ में रहता था, क्योकि नोम में शान्ति रखने और, दण्ड की व्यवस्था का कार्य 
वही करता था । इतनी शवित के होते हुए मी उसको वित्त विभाग में हस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार न था । ग्रीको और मिस्रियो के दीवानी मामले उनके 
अपने-अपने विधानों तथा व्यवहारों के अनुकूल उनकी अपनी-अपनी अदालतों मे 
तय किये जाते थे। ग्रीको और मिल्नियो के बीच झगड़े उपस्थित होने पर ग्रीको 
और मित्नियों की संयुक्त अदालत मामला तय करती थी । 
प्रथम और द्वितीय टोलेमी राजाओं के काल में अलेक्जेण्ड्रया की विभूति और 
समृद्धि ने इतनी उन्नति की कि वह प्राचीन युग का सर्वे प्रकार से प्रमुख नगर माना 
जाने लगा । व्यापार द्वारा चारो ओर से उस नगर में घन खिचा चला आता था । 
वहाँ की जनता भी मिश्रित थी । ग्रीक, मिसत्री, यहूदी, पारसी, अरब, हवशी आदि 
जातियों का वहाँ जमघट था । सम्मवत* पश्चिम तथा दक्षिण भारत के छोग भी 
वहाँ पहुँचे होगे । विभिन्न देगो और जातियों के लोगो के साथ उनकी सस्क्ृतियों 
का भी सगम हुआ । अमीरो की विविध आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए कारीगरो, 
सेवकों, गुलामो आदि की सख्या उत्तरोत्तर बढती रही। ऐश-आराम, आमोद 
प्रमोद, विनोद के छिए कलाकारों, गायक-गायिकाओ, नतेक-नर्तेकियो, रूपजीवियो 
की सख्या में अच्छी वृद्धि हुई । व्यापार का ही नहीं, वरन्‌ विद्या-विछास का भी 
वह एक विश्वविदित केन्द्र हो गया । कवियों, दार्शनिको, विद्वानों, उपन्यासकारो, 
नाटककारो, अध्यापकों और ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए आये विद्याथियों 
की वहाँ कमी न थी । अनुमान किया जाता है कि अलेक्जेण्ड्रिया की जनसख्या 
द्वितीय शती ई० १ु० में पाँच छाख से कम न होगी । 


२५६ विश्व-इतिहास 


श्रीसम्पन्न नगर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए नगर को रचना बड़े 
चैमाने पर श्रीसम्पन्नता के अनुकूल हुईं। नगर में सौ-सो फुट चौड़ी वडी सड़कें, 
शोभा-सम्पन्न विशाल राजमहलर, राजकीय भवनों, शासनारूय, वैक, देवालयों, 
पुस्तकालय, रगमंच, नाट्यशाला, व्यायामशाल्ता, कला भवन, बागो, वाटिकाओ- 
सुरालयों, भोजनालयों आदि का सावधानता के साथ निर्माण किया गया । सड़कें 
एक-दूसरे को इस तरह काटती थी जिससे नगर चौकोर चोपडो में बस गया था । 
आदचर्य है कि सड़को पर रोशनी का प्रवन्ध न था। अमीरो ने भी अपनी-अपनी 
“स्थिति, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार कई मजिछ की कोठियाँ, वाग-व्गीचे 
आदि बनवाये । वाजार मे व्यापारियों ने ठाठदार दूकाने वनवायी जिनमे हर प्रकार 
की चीजे मिल सकती थी । निज के मकानों में सबसे सुन्दर मकान गणिकाओं और 
'रूपजीविनियों के थे । साराश यह है कि विद्या, विनोद, व्यसन एवं विलास के 
सभी साधन उस नगर में प्राप्त हो सकते थे। पुरुषो की तरह स्त्रियाँ मी वाहर 
आती-जाती, ख़रीद-फरोख्त करती, विद्या एवं विनोद में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग 
लेती थी | उनकी उपस्थिति से सामाजिक जीवन मे अपूर्व चाहता, लालित्य एव 
“रमणीयता का! सचार हो गया था, जिसका प्रभाव तत्कालीन ग्रद्य एव पद्य की 
रचना मे झलकता है। हेलेनिक सस्क्ृति का प्रभाव नगरो तक ही सीमित रहा । 
ग्रेकों और यहूदियों को अपने विधानो और संस्कृतियों के अनुकूल रहने की स्वत- 
ज्त्रता थी । बाहर के लोग अपने पुराने ढरें पर चलते रहे । आने-जाने की असु- 
विघाएँ तथा खर्चे के कारण नगरो से उनका अधिक सम्पकक न हुआ । 
टोलेमी युग में राजकीय समाजवाद का उल्लेखनीय प्रयोग बड़े पैमाने पर 
हुआ | अलेक्जेण्डिया, नाक्रेटिस तथा टोलेमेइस नगरो में स्वायत्त शासन-का-सा 
विघान था। मिस्र के पुरोहितो और धमंध्वजों का राजनीतिक तथा आर्थिक 
महत्त्व क्षीण हो चुका था उनकी सम्पत्ति का: प्रवन्ध भी राजा ने अपने हाथ में 
ले लिया । उनको छोड़कर राजा का जमीन पर पूरा अधिकार हो गया । अपने 
कर्मचारियों द्वारा वह कृषि का नियन्त्रण करवाता था| कृपक उन्ही के आदेशों 
के अनुसार खेती-वाड़ी करते थे। भूमि की उपज राज्य की खत्तियों मे भेज दी 
जाती थी । विशेष स्थिति और सैनिक वर्ग के लिए उपर्युक्त विधान को व्यवहार 
में ढीला कर दिया जाता था किन्तु कानून में इसके लिए कोई विशेष रियायत नहीं 
रखी गयी थी । धीरे-घीरे राज्य द्वारा कृषि का नियन्त्रण बन्द-सा हो गया, किस्तु 
उस परिवर्तन मे डेढ़-दो सौ वर्ष लगे । उसी प्रकार राज्य की खानो का भी नियन्त्रण 


शासन द्वारा होता और जो कुछ उनमें-से निकलता वह राजकीय कोप में चला 
जाता था। उद्योग-घन्धे भी राज्य द्वारा सचाछित और नियन्त्रित होते थे। 
व्यापार पर भी राज्य का नियन्त्रण था। सरकारी दूकानों मे माल या तो सरकारी 
नोकर बेचते थे या ठेकेदार। मिस्र का वना माल ब्रिटेन से चीन और रूस से मध्य 
अफ्रीका तक पहुँचाने का प्रवन्घ किया गया ग्रया था तथा व्यापारियों के सुभीते के लिये 
बैक स्थापित कर दिये गये थे। फिर भी विनिमय की प्रथा वहाँ चलती रही | 
यद्यपि अन्प्रज से लेन-देन चलता रहा तथा परचियों से लिखपढ़कर, न कि वस्तुतः 
पदार्थ ढोकर काम चलाया जाता था। केन्द्रीय बैक अलेक्ज़ेण्डिया में तथा उसकी 
शाखाएँ अनेक स्थानों पर थी। सारे वैक राजा के थे जिनका संचालन उसके नौकरां 
द्वारा होता था। व्यापार तथा यातायात का नियन्त्रण शासन करंता था । आय 
के” मुख्य साधन छगगान, अनेकानेक टैक्स, चुंगी, व्यक्तियों, पशुओ और पैदावार 
पर कर आदि थे जिन पर दो से पचास प्रतिशत तक कर लिया जाता था। समय- 
समय पर प्रजा से श्रमसेवा भी ली जाती थी । हे 
ठोलेमी यद्यपि ग्रीक वश का /था तथापि उसकी नीति ऐसी थी कि मिस्र वाले 
उसको अपना ही प्रशासक समझते और मिस्र का सर्वथा हितैपी मानते थे | कुछ 
विद्वानों की घारणा है कि मिस्र वाले ग्रीकों को सदेव विदेशी और स्वार्थपरायण 
समझते रहे । कालान्तर में जब ग्रीकों की सख्या घट गयी और टोलेमी को मित्री 
सैनिकों का आश्रय लेना पडा तबसे मिल्लियों की भावना वदरूती गयी । यद्यपि 
मिस्र वालो को ग्रीस के राज्यो में प्रचलित स्वतन्त्रता प्राप्त न थी तथापि वहाँ का 
शासन और कानून ग्रीस के राज्यो से हर प्रकार से अच्छा और व्यवस्थित था । 
अदालतें सावधानी ओर सुव्यवस्थित ढग से न्याय करती थी । कहा जाता है कि 
टोलमियों के दाज्यकाल में वहाँ का शासन अन्य देशो से सुसंगठित और सुव्यवस्थित 
था। सम्भवतः उसका कारण यह था कि उन्होने फेरो और फारसी काल के कानूतो 
और ग्रीस के कानूनों का देश, काल के अनुसार सम्मिश्रण करके उपयुक्त विधान 
का निर्माण किया था | नागरिक विधान उन्होनें ग्रीस से तथा जातीय विवान 
प्राचीन मिस्र और फारस से ग्रहण किया था । टोलेमीय शासन को कुछ विद्यान्‌ 
जातीय समाजवाद का अच्छा-खासा स्वरूप मानते है । कहा जाता है कि मिख्र के 
उत्पादव के साधन इतने सीमित थे कि उनसे पूरा-पूरा छाम जातीय समाजवाद 
द्वारा ही सम्भव हो सकता था, न कि चैयक्तिक स्वातन्त््यवाद द्वारा । जातीय 
समाजवाद के प्रचलन तथा संरक्षण के लिए राजकर्मचारियों की सस्या उत्तरोत्तर 
१७ 


२५८ विश्व-इतिहास 


बढ़ती गयी । वहाँ की नौकरशाही अपने युग में शासनकछा में अद्वितीय थी ४ 
राजा तथा नौकरशाही पर खर्च बहुत वढ़ गया था। इसलिए नाना प्रकार के कर, 
लगान आदि लगा दिये गये थे । आमदनी के बढ़ाने के छिए शासक नये-नये ढंग 
ओर साधन सोचते रहते थे। मिस्र के जातीय समाजवाद का मुख्य ब्येय अधिकाधिक 
उत्पादन करता था। पम्पों तथा बड़ी रहटचक्की के उपयोग से सिचाई का अच्छा 
प्रबन्ध किया गया और शासन के नियन्त्रण में वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाने छगी । 
पैदावार के खूब बढ़ने से राज्य की आमदनी वढ़ी । राजा देवरूप होने के कारण 
आदरणीय ही नही वरन्‌ पूज्य भी माना जाता था। उसकी आज्ञा का पालन और 
सेवा करना धामिक कर्तव्य था | उसके लिए वेगारी करना श्रम द्वारा उसकी सेवा 
करना था। जिनके विचार उतने ऊँचे न थे उनसे अन्य प्रकार के दवाव डाककर 
वेगार करवायी जाती थी। कृषि से खूब फायदा होने के अछावा खानो, वनस्पति 
तैलो, उद्योग-घन्धो और व्यापार पर एक प्रकार का पूर्ण एवं अवाब अधिकार 
होने से राज्य की आमदनी वहुत बढ़ गयी । उस आमदनी तथा वेगार के संयोग 
आर उपयोग से मिस्र में बडे पैमाने पर राजकीय योजनाएँ चलायी गयीं जिनमें 
बाढ़ के पानी का नियन्त्रण, सड़कें, सिचाई के प्रवन्ध, विज्ञाल्ल इमारतें आदि उ ल्लेख- 
नीय हूँ । छोटे-मोटे रोजगार व्यापारियों के लिए छोड़ दिये गये । उस युग में 
पूर्व॑काल से अधिक आविप्कार हुए । सव व्यापार और वै किग झासन द्वारा निय- 
न्त्रित होता था | यातायात के साधनों पर भी उसका पूरा अधिकार था। उपर्युक्त - 
प्रवन्च से जो लाम होता वह प्राय: ग्रीकों को प्राप्त होता था। मिल्न के निवासियों 
को वह सगठन कैसे रुचिकर हो सकता था। जैसा कि ऊपर लिखा गया है टोलेमी 
प्रवन्ध का ध्येय अधिकाधिक उत्पादन था, न कि न्याययुकत वितरण । फछत: 
मिल्नियों में असन्तोप वढ़ता गया, हड़ताले होने छगी । उबर ग्रीको का समाज 
क्षीण होकर मिद्नियो में विलीन होता रहा । निकम्मे और वेईमान अप्चाटारी 
कर्मचारियों के कारण जातीय सामाजिक विवान अस्त-व्यस्त हो गया और टोछेमी 
राज्य की महिमा नप्ट हो गयी । 


सल्यूकस ( ३०५ से २८१ डं ०पू० ) 

अलेक्ज़ेण्डर के सेनापतियो में सैल्यूकस नाइकेटर (विजयी) ने एशिया में 
अपना प्रशुत्व स्थापित किया। एशियाई कोचक पर पुन: अधिकार जमाने के लिए 
जब एण्टीगोनस ने आक्रमण किया, सैल्यूकस और टोलेमी ने मिलकर इपसस म 


ग्रोस २५९ 


उसे परास्त कर दिया (३०१६० पू०)। बेबीलोन नगर के समीप उसने अपनी 
राजधानी सैल्यूसिया स्थापित की जो आगे चलकर वगदाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। 
उस नगर की जनसख्या रंगभग छ लाख थी। वहाँ से उस विद्ञाल साम्राज्य का, 
जो डारडेनेल्स (दरे दानियाल ) से पजाव तक फैला हुआ था, सैल्यूकस ने शासन 
किया । उतने बड़े साम्राज्य मे अनेक धर्मो, जातियो, संस्क्रतियों के लोग वसते 
थे जिनके रहन-सहन में विभिन्नता थी। उनके अलावा बहुत-से ऐसे नगर और 
वस्तियाँ भी स्थापित हो गयी थी जिनमे ग्रीक लोग वस गये थे। सैल्यूकस ने अपनी 
बहुरगी प्रजा को जहाँ तक हो सकता था, अपने-अपने ढंग के विचार-आचार, रहन- 
सहन, सामाजिक और नैतिक सगठत्त के अनुसार रहने की स्वतन्त्रता दे दी थी । 
कही-कही सामन्तशाही ही प्रचलित थी और कही छोटे-वबड़े राज्य भी थे। सैल्यूकस 
ने उनके संगठन और विधि-विधानो में भी हस्तक्षेप न किया । ग्रीक अपने नगरो 
में अपने तागरिक विधानों के अनुसार रहते थे। सैल्यूकस की नीति का ही उसके 
वंशजों ने कमोवेश प्रतिपान किया। साम्राज्य का केन्द्रीय शासन अधिकतर 
ग्रीको के हाथ में था। सम्राट को देवत्व का स्थान प्राप्त था। वह मुख्य मन्‍्त्री, 
उपमन्त्री, मित्र-मण्डली तथा समिति के द्वारा प्रशासन करता था। सैल्यूकस की 
साम्राज्य नीति मिस्र के टोलेमियो से मूलतः भिन्न थी। उसने जातीय समाजजाद 
का अनुकरण नही किया अतएव न हो बहुसख्यक राजकर्मंचारियो और न व्यवहार, 
व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता थी । 
ईरानी ढंग से साम्राज्य पचीस क्षेत्रों में विभकत था, प्रत्येक क्षेत्र पर एक क्षत्रप 
सम्राट की ओर से शासन करता था। क्षत्रप ही वहाँ का सेनानायक था। आथिक 
ओर वित्त सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए एक स्वतन्त्र अर्थशंचिव नियुक्त किया जाता था। 
राजा की भूमि का प्रवन्‍न्ध॒ तो उसके कर्मचारी करते थे, किन्तु नगरो, मन्दिरों तथा 
सामन्‍्तो की भूमि के प्रवन्ध की जिम्मेदारी उनकी अपनी थी। राजकर्मचारियों से 
उसका सम्बन्ध न था। 
सेल्यूकस की ह॒त्या (२८१ ई० पू०) के बाद साम्राज्य मे पतन के लक्षण 
दिखाई देने लगे। बेर जाति के गालो ने भी उत्तर की ओर से आक्रमण आरम्म 
कर दिये । गिरती दशा को एण्टिओकस तृतीय (२९३--१८७ ई० पू०) ने 
बहुत कुछ सेमाला । खोये हुए प्रदेशों को उसने फिर से जीत लिया। किन्तु मिस्र के 
टोलेमी चतुर्थ ने राफिया के युद्ध (२१७ ई० पू०) मे उसे परास्त कर फोनेशिया, 
सीरिया और पेलेस्टाइन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। उधर असफल होकर 


२६० विश्व-इतिहास 


एण्टिओकस ने वैक्ट्रिया और भारत पर चढाई की जिसमें उसको विशद्येप वाबा का 
सामना नही करना पड़ा। वहाँ से छोटकर उसने रोम के विरुद्ध हेनीवाल की 
सहायता के लिए प्रयाण किया। किन्तु एक युवती के प्रेम में वह ऐसा फंसा कि 
उसने:सब वातों में लापरवाही दिखायी। फलत: युद्ध मे परास्त होकर उसे छौटना 
पडा । छत्तीस वर्ष राज्य करने के वाद उसकी मृत्यु हो गयी (१८७ ६० पु०) | 

एण्टिओकस चतुर्थ १७५ ई० पु० राजसिहासन पर वैठा। उसका स्वभाव 
विलक्षण और विरुद्ध गतिमति का निकला । शासनिक योग्यता के साथ ही साथ 
उसमे पागलूपन के लक्षण भी पाये जाते थे। कला के सवर्द्धन के साथ उसमे भड़ती . 
और करता भी विद्यमान थी। मदिरा-प्रमदा-सेवी ऐसे दर्ज का था कि उसने एक 
प्रेयसी को तीन नगरो का अधिकार दे दिया। यद्यपि एण्टिआक नगर को उससे 
श्री और शोमा-सम्पन्न तथा तत्कालीन कछा का केन्र बना दिया तथापि अपने 
रहन-सहन में उसे सादगी ही पसन्द थी। राजसी टीमटाम का उसे शौक ने था। 
साधारण जनता में अज्ञात रूप से मिलजुलकर उनके युख-दूख, विचारों और 
व्यवहारों को समझने का प्रयत्त करता था। कारीगरो की दुकानो और कारखानो 
में जाकर वह उनके कौशल और व्यवसाय को देखा-माला करता था। सन्‌ १६९ 
ई० पू० में उसने मिस्र पर चढ़ाई की, किन्तु रोम राज्य ने उस्तको वापस आने का 
आग्रह किया। वह रोम राज्य से संघर्ष करना अहितकर समझ कर छोट आबया। 
फारस मे मिर्गी से उम्तकी मृत्यु हो गयी (१६३ ई० पू०) 


बेक्टिया 


सैल्यूकस वंश के सम्राट्‌ एण्टिओकस द्वितीय के समय से वैक्ट्रिया के गवर्नेर 
ने स्वतन्त्र शासक की तरह व्यवहार करना आरम्म किया (२५० ई० पू०) । 
उसके दमन के लिए एण्टिओकस तृतीय ने वल्ख पर चढ़ाई की (२०८० पु० ) । 
उस समय बैक्ट्रिया में यूथीदिमस राज्य कर रहा था। ढाई वर्ष तक नगर का घेरा 
चलता रहा। अन्त में यूथीदिमस के पुत्र देमेट्रिअस ने एण्टीओकस को समझाया 
कि यदि वल्ख का शासन निर्वल हो गया तो उत्तर के शक आदि बवर्वर ग्रीको का 
नाश कर साम्राज्य और संस्कृति को नष्ट-अ्रप्ट कर देगे। उसके उक्त कथन में 
सत्यता थी । एण्टिओक को अपने साम्राज्य की पर्चिमी सीमा पर संघर्ष बढने 
की भी आशका थी । परिणाम यह हुआ कि एक सन्धि हुई जिसके अनुस;र एन्टि- 
ओकस ने यूथादिमस का राज्याभिपेक ही नहीं किया वल्कि अपनी एक पुत्री का 


ग्रीस २६१२ 


विवाह भी उससे कर दिया (२०६ ई० पू०) । यूथीदिमस ने बीरे-घीरे मौर्य- 
वशीय राजाओ के प्रमुत्व को हटाकर अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और पंजाव की 
उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । उसका पुत्र देमेट्रिभस 
उससे भी उत्साही निकला | उसने आरिआ और अराकोशिओ प्रान्तो को अपने 
राज्य मे मिलाकर भारत से पश्चिम के व्यापार मार्ग को अपने अधिकार मे कर लिये। 
उसके वाद वह भारत की ओर घूमा । टेक्सिला में राजवानी स्थापित कर उसने 
मिनाण्डर नामक सेनापति को भारत पर आक्रमण करने भेजा ओर वह्‌॒स्वय सिन्धु 
नदी की घाटी से सिन्धु और सम्मवतः सोराप्ट्र तक पहुँच गया । मिनाण्डर बढ़ते- 
बढ़ते पाठलिपुत्र तक पहुँच गया (१८७ ई० पू०) | किन्तु थोड़े ही समय के 
बाद उसको पीछे हटकर मथरा में पर जमाने पड़े । उसके पीछे हटने के दो कारण 
थे। एक तो गुग वंश के सम्राट पुप्यमित्र का उत्थान और दूसरा पश्चिम की ओर 
से एण्टिओकस चतुर्थ द्वारा रोम की साम्राज्य-विस्तार की नीति से घवराकर अपने 
भाई यक्रेतिदस का वैक्टिया जीत लेने के छिए भेजा जाना | सम्भवतः उस संघर्ष 
में विमेत्रिग्स मारा गया और यक्रेतिदस ने फिर सेल्यकस”'बंश का प्रभत्व स्थापित 
करना शुरू कर दिया (१६७ से ६६ ई० पृ०) । यह सफलता क्षणिक सिद्ध हुई 
देमेत्रिअन के पुत्र ने यूक्रेतिदस को परास्त कर परलोक मेज दिया। भिनाण्डर की 
चिन्ता दूर हुई और वह वौद्धों से मिछ-जुलकर अपने देहावसान (१५० ई० पू०) 
तक शासन करता रहा। वैक्ट्रिया को यूहच्री कवीले के चीनियो ने नप्ट-अ्रष्ट 
कर डाला। ईसा की प्रथम शती के मध्य तक भारत में ग्रीको का भी पतन हो 
गया । 


संस्कृति 


होमर का युग (८०० ३० पु०) 

होमर के यग में पुरप लम्वे-चोौड़े, सुडोल और बलिष्ठ थे। वे शिर पर रम्बे 
बाल और दाढी रखते, तहमत की तरह कमर में कपड़ा लपेट लेते ओर गरीर के 
ऊपरी भाग को चादर से, जो घुटने तक लटकती थी, ढेंक कर कन्धे के पास पिन से 
अटका देते थे । घर मे वे नगे पैर घमते थे, किन्तु वाहर जाते समय चप्पल की तरह 
का पदत्राण पहन छेते थे । 

स्त्रियाँ मी लम्बी, सुडौल, स्वस्थ और सुन्दरी होती थी । वे भी पुरुषो जैसे ही 
कुछ कपडे पहनती थी, लेकिन कमरबन्द वॉबती ओर दुपट्टा-सा ऊपर से ओढ़ लेती 


२६२ विदव-इतिदास 


थी । स्त्री-पुरुषों के दोनो हाथ खुछे होते थे । पुरुषों के पैर स॒ले किल्लु स्त्रियों के 
ढेँके रहते थे । दोनो को आमपण पहनने का शौक था।  अमीरो और गरीबों का 
एक-सा पहनावा था, किन्तु अमीरो के कपड़े कीमती होते थ॑ | 

अमीर लोगो की सम्पत्ति प्रायः गायो, बैलो, घोटों, मेड, बकरियाी, सुअरो आदि 
पशुओं के रूप में होती । किन्तु साधारण छोग कषि द्वारा जीवन-निर्वाह करते थे। 
अमीर अच्छा मास, मक्रान, और गवफर खाते, किन्तु साधारण व्यक्ति मछली, 
चरबी और दाहद पर ग॒जारा करते थे । जमीन कवीछो या कुटुस्ब की होती थी ने 
कि व्यवितयों की | उराका प्रबन्ध एकेकेरश: कुलपत्ति किया करते थे। पश्ओं के 
चरने के लिए ब-बट़े मैदान थे जिन पर आारम्म में सबको चराई का अधिकार था। 
धीरे-बीरे उन चरागाही पर अमीरों और रावद छोगो ने अपना-अपना प्र॒त्व जमाना 
शुरू कर दिया। 

अमीर, गरीब, मर्द, औरत सभी अपनी आवशध्यकताओं की अधिफाश चौजे 
अपने हाथ से बनाते थे । किन्तु जो उनसे ने बन सकती उन्हें वे कारीगरो को बुछा 
कर अपने घर में बनवा छेते थे । कारीगर उस यग में सतन्त्र ब्यतित थे । ग॒लामों 
के द्वारा चीजे बनवाने का रिवाज बहुत बाद को चला । मालिक और मजदूर का 
पारस्परिक व्यवहार सहानु मुतिमूलक था। यहा न केबल लड़ाई में पके गये बन्दियो 
के ही साथ अपितु ग॒लामो के प्रति भी उदार व्यवह्वार फिया जाता था । तत्कालीन 
जीवन ग्रामीण था। उस समय सिक्के ने थे। अधिकतर व्यापार विनिमय से 
होता था, किन्तु कसा, लोहा, सोना आदि बातुओ के टुकड़ों अथवा गाय, बेल थादि 

पशुओ के रूप में छेत-देन होता था । यात्रा, परिवहन अथवा व्यापार हेतु गाड़ियों 

तथा ख़च्चर आदि पणुओं से काम लिया जाता था। 

होमर के यग मे छोग अत्वठ, उजउड और संगठाल थे और मरने-मारलते के 
लिए तंयार रहते थे । यदि यद्ध में वे विजय पाने तो अपने शत्रु वन्दियों में से पुरपा 
की मार टालते और स्त्रियों को उनके रूप रग के अनुसार या ता अपने घर वबंठा 
लेते या गुलाम बना देते थे । जल अववा स्थरू-मार्ग से डाके ठा़ना आर छटमार 
करना उनका व्यवस्ताय था । उस युग में अस्त्रजीबी होना व्यापार से अधिक महत्त्व 
ओऔर सम्मान का व्यवसाय माना जाता था। मूठ बोलना और दगावाजी साधारण 
वात गिनी जाती थी । कायरता समयकर और जक्षम्य दोप माना जाता था। 

कुटुम्ब का गरासक पिता माना जाता या । उसके असीमित अधिकार थे । 
बह चाहता तो अपनी सनन्‍्तति को वलि चढा देता, चाहे जितनी स्त्रियों से व्याह कर 


ग्रोस २६३ 


बना 


लेता अथवा उनको जिसे चाहे दे डालता था । साधारणत. अपनी शक्ति का वह 
अतिशय दुर्पयोग न करता होगा क्योकि ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमे पिता के 
सन्तति के प्रति स्नेह और स्त्री के प्रति आदर-सम्मान के भाव स्पप्ट दिखाई देते 
हैँ। उस युग में स्त्री का स्थान पेरिक्लीज के सास्क्ृतिक यूग से श्रेष्ठ था । यद्यपि 
कत्या का वरण क्रय द्वारा होता था तथापि उसका पिता अच्छा-खासा दहेज भी 
कृत्या के निमित्त देता था। विवाह के अनन्तर प्रेम का प्रसस उठता था, न कि 
उसके पूर्व । प्राय: स्त्रियाँ अपने पति की अनुरक्त रहती थी। किक्तु पुस्प प्रायः 
इधर-उधर भटक जाते थे। स्त्रियाँ घर के सारे काम--अनाज पीसना, सूत 
कातना, कपड़े वुनना, कशीदा काढना और भोजन पकाना आदि---कर्तव्य समझ कर 
सहप॑ करती थी । उनको पढ़नें-लिखने का नतो समय था, न उसकी आवश्य- 
कता ही प्रतीत होती थी । पुष्प की भी पढ़नें-लिखने में कोई रुचि न थी। 
वह व्यायाम, अस्बर-शस्त्र-सचालन, सवारी करने, शिकार, तैरने, मछली पकड़ने 
ओर पथ्चपालन को ही पर्याप्त समझता था। लिखना-पढना एक प्रकार का 
रोजगार था। आवश्यकता पडने पर उन्हीं रोजगारियों से काम चला लिया 
जाता था। भाठटो और गवंयों की सेवाएँ उसी प्रकार समय-समय पर ली 
जाती थी । 

उन यग॒ में स्थापत्य अथवा ललित कछाओ का कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नही 
मिलता । कार्रीगरी घातुओ को ठोकपीट कर आवश्यक चीजें बनाने और सजाने 
तक ही सीमित थी। लोग कच्चे छप्परदार घरो में रहते थे। कमी भीतर की 
दीवारों को रंगते आर सजाते थे । घरो में न तो रसोई घर होता था न गोचादि 
के लिए कोई प्रवन्ध ही । घरा में प्रमख दरवाजा तो रहता था, किन्तु खिड़कियों 
अथवा गवाक्षो का अनाव था । बैठने और छेटने के लिए रककडी की नक्‍काशीदार 
कुर्सियां और पछूग बनते थे । कवीछे के प्रमुख नेताओं और राजों के रहने के लिए 
गठी अथवा गट का निर्माण होता था । उस युग में देवालयों के निर्माण का शायद 
आरम्भ भी ने हुआ था। 

राजा का मुल्य कार्य सेनापतित्व था। यद्यपि साधारणतया राजा वणानुगत 
होता था तथापि अयोग्य राजा को स्थानच्युत करने का अधिकार जनसभा को था । 
यदि सेना राजा से सस्तुप्ट और उम्तकी आज्ञानवर्तिनी होती तो उसको कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकता था। उसकी आज्ञा तथा निर्णय में मीन-मेख निकालने की 
, कीई गुजाइश न थी | प्रचलित परम्परा को ही अधिकतर कानून का महत्त्व दिया 


ल्ज 


श्प्ठ विदव-हतिहास 


जाता था। राजा की आमदनी लूट के अंश से अथवा प्रजा की भेटों से होती थी। 
उस यूग में सम्मवतः छग्रान, टैक्स आदि का अस्तित्व न था। 


यूनान की बहुमुखी संस्कृति 


होमर के युग की संस्कृति और सभ्यता ग्रीस की संस्कृति ओर सभ्यता का 
पहला अध्याय थी। उसके पश्चात्‌ सामन्‍्तो और कुलीनो के युग का आरम्भ हुआ । 
उस युग में ओलम्पिया आदि देवस्थानों के खेलों का ग्रीस के सामूहिक जातीय 
जीवन में महत्त्व बढ़ गया। धामिक सभाओं का भी प्रत्येक राज्य में संस्थापन 
हुआ जिससे एकता की एक नयी संयोजन शक्ति उत्पन्न हो गयी। आपस के सम्पर्क 
से यूनानियो में एक ऐसी भाषा प्रचलित हो गयी जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के 
निवासी विचारों का आदान-प्रवान कर सकते थे । धामिक, सामाजिक एवं भाषा 
के अनुबन्धन से ग्रीस वालों में एकात्मकता का इतना अभिमान बढ़ा कि वे अपने 
सिवा इतर लोगों को यर्वर और असभ्य समझने छूंगे । यद्यपि उनमे अपनी-अपनी 
राष्ट्रीय विभिन्नताएँ थी तथापि वे अपने को हेलन देवी ही की सनन्‍्तति मानते थे । 
फिर भी ग्रीस के राज्यों में स्वार्थ-लाघन तथा उत्कर्ष की इतनी लछालसा धघकती 
थी जिससे ऐक्य भाव में भयंकर विधष्न पडता रहा। 


सामन्त-कुलीन युग में ग्रीक जनता का रहन-सहन दीन-हीनों का-सा था। 
उनके नगर गन्दे, मकात, मन्दिर छोटे और भद्दे थे । उनकी देव मृरतियाँ तक भोड़ी 
थी। पढ़ने-लिखने वालो की संख्या बहुत कम थी। आचार-विचार की कल्पना 
अपनी प्रारम्मिक दशा में थी। किच्तु प्रगति के लक्षण कुछ-कुछ दिखाई पड़ने 
लगे थे। उन लक्षणों मे साहित्य की उत्पत्ति विशेषतः उल्लेखनीय है । वीरो की 
गाथाओ के सिवा उस युग में साधारण जनता के कप्टमय जीवन की चर्चा साहित्य 
में आने लगी थी, जिसका प्रभाव आगे चलकर ग्रीस के राजनीतिक जीवन और 
सग्रठन पर विशेष रूप से दिखाई पड़ा । छोगो में मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों और 
व्यवहारों का विचार आरम्म हुआ। उस युग का सवसे प्रसिद्ध कवि हेसिअड बोई- 
शिया नगर का एक साधारण किसान था। 


आशिक विकास 


कुलीनो के युग के उपरान्त भ्रीस मे अनाचारियों के युग का आरम्भ हुआ । 
औीस के लोग़ प्राय: खेती करते और जैतून के वाग लगाते थे | जैतुन का तेल वे वेश- 


हर प्रीस २६५ 


विदेशों में मेजते ओर उसके बदले मछली, अनाज, अम्बर, घातु की तथा अच्य 
शौक की चीज़े जैसे कालीन आदि बाहर से मंगवाते थे । कुछ काल के उपरान्त बाहर 
से आने वाली चीज़ों की वे स्वयं नकल करने रूगे। सौन्दर्य-प्रिय होने के कारण 
कुछ चीजे तो वे ऐसी सुत्दर बनाते थे कि उनकी माँग बाहर से भी आने लछगी। 
उनके बनाये मिट्टी के बरतन जिन पर रंगीन दृश्य अथवा चित्र होते, इतने सुन्दर 
थे कि आज तक उनका सम्मान होता है। इस यूग में ग्रीस के छोगो में उद्योग-धन्धे 
बढे, व्यापार की उन्नति और विस्तार की चेतना जाग्रत हुई जिसका उनके जीवन 
और इतिहास पर बहुत वडा प्रभाव पड़ा । उनके उपनिवेश इटली, सिसली, 
एशियाई कोचक तथा मित्र में स्थापित हो गये। उनके जहाज मध्य सागर के 
तटो पर व्यापार करते थे। व्यापार और समुद्रयात्रा के कारण यूतानियों का अच्य 
देशों से सम्पक बढ़ता गया। अन्य देशों की सस्कृतियों, कला-कौशलो, सम्यताओं का 
ग्रीस के सास्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उत्तमे नये जीवन का सचार 
हुआ जिससे उनकी सुप्त प्रतिभा और अविकसित शक्तियाँ चमत्कृत हो उठी । 
कल्ला-कौश्ल की वृद्धि और उन्नति के साथ व्यापारिक समृद्धि वढी। नये प्रश्न और 
नवीन समस्याएँ उत्तरोत्तर उत्पन्न होती गयी । उद्योग-बन्धों के बढने से गुलामो 
की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ी जिससे उनकी संख्या बढ़ती गयी । बढ़े हुए- 
व्यापार की रक्षा के लिए यह आवश्यक हुआ कि ग्रीस का जहाजी वेड़ा कम-से-कम 
फोनीशिया की नौ-शक्ति का तो सामना कर सके । यो तो सारे ग्रीस को जल-सेना 
की आवश्यकता थी किन्तु समुद्र तद पर अवस्थित वगरो के लिए सबसे अधिक थी । 
उनका उत्तरदायित्व भी अधिक था। सम्मवतः इसी कारण एथेन्स को अग्रसर 
होना पड़ा । वह यहाँ तक आगे बढ़ा कि उसको ही ग्रीस का नेतृत्व प्राप्त हो गया। 
ग्रीस में जहाज बनाने का अच्छा काम होने लगा । 


व्यापार की वृद्धि के साथ मिक्‍को का बनना बढ़ता गया । लछोडिया के सिक्‍कों 
का उन्होने अनुकरण शुरू किया किल्तु आगे चलकर वे उनसे भी वढिया सिक्के 
बनाने छूगे । सिक्के सूद पर चलने छगे जिसकी दर साधारणत. अठारह प्रतिशत 
वापिक होती थी । व्यापार तथा सूद पर सिक्के चलाने के कारण भ्रीस में धनिकों 
और मध्य श्रेणी के छोगों का उदय और विकास होने लगा । अलेक्जैण्डर के युग 
में अलेक्जेण्डिया नगर व्यापार का बडा प्रसिद्ध केद्ध हो गया। स्पेन से चीन तक 
का मार यूरोप, अफ्रीका और एशिया से उसके वन्दरगाहों से आता जाता था। 
व्यापार की वृद्धि के साथ वहाँ वैंको की स्थापना हो गयी । चार हजार टन के 


२६६ विशव-इतिहास 


जहाज वहाँ चलते थे। जहाज़ो के सुभीते के लिए वहाँ एक विशाल मीनार में 
आकाश-दीप आरोपित किया गया । 


सामाजिक जीवन 


इस युग का गाहंस्थ्य जीवन साधारणतया वैसा ही रहा जैसा कि होमर के 
युग मे था। इतना अवश्य हुआ कि व्यापार द्वारा अमीर होने के कारण वैदय- 
वृत्तिवालो की एक महत्त्वपूर्ण श्रेणी बन गयी। फलतः समाज में कुछीनो, पूंजी- 
पतियो, मध्य वर्गीयों तथा गुलामो की चार श्रेणियाँ स्थापित हो गयी । यदि गुलामों 
की श्रेणी को पुथक्‌ कर दिया जाय तो तीन ही श्रेणियां मुख्य मानी जा सकती है। 
जातीय जीवन में स्फूर्ति बढने के कारण सोलन के ही युग में आलस्य एक भारी दोष 
माना जाने छंगा । व्यसनों में फंसकर जो आलसी हो जाते थे उनका समाज में 
निरादर होता । उनको सभा में बोलने का जधिकार न दिया जाता । 

समाज में स्त्रियों की दो श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी उनकी थी जो विधिपुर्वक 
विवाहित हाकर गृहिणी अथवा पुरन्श्नी का स्थान प्राप्त करता । कन्या का पिता 
उपयुकत कुछ, आ्थिक स्थिति तथा स्वास्थ्य का विचार कर लड़का इूंढ़ता और 
उनका विवाह करा देता था। विवाह का मस्य उद्देश्य हस्ट-पुप्ठट, योग्य सन्तान' 
उत्पन्न करना था। विवाह रे पहले कन्या के कुमारित्त की रक्षा आवश्यक समझी 
जाती थी। विवाह के लिए १५ वर्ष की उम्र ठीए मानी जाती थी। कन्या को 
आदर्श जननी और गृहिणी बनाने के लिए तदसदाल शिक्षा-दीक्षा दी जाती 
थी। स्पार्टी में ठो स्त्रियों को पुरुषो के बीच मे आते -। से, मिलने-जु लने की स्वृतन्त्रता- 
सी थी जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका ह, डिग्तु एथेन्स में विवाहिता स्त्रियों 
का कार्यक्षेत्र घर के भीतर दी सीमित था । सादर के। दुनिया से उनका मानों कोई 
सरोकार ही न था । अत. उनके इघर-उपर थाते की झोई आवश्यकता न समझी 
जाती थी' । ६६ जातीय एवं घारमिक उत्सवं] ? जाने पर तो उतना कठोर प्रतिवन्ध 
न था। साधारणत. वे मकान के जनानखाने ५ रहती भौर मरदानखाने में न 
आती-जाती थी। जनानखाने का सारा प्रवन्ध उन्ही के अधिकार में रहता था। 
उतका स्थान पुरन्ध्री का था। पति अथवा अन्य लोग उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
करते थे, अपितु उनकी मान-मर्यादा का आदर करते थे। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रीस के निवासो शारीरिक सम्बन्ध को ही प्रेम 
समक्षते थे। मानसिक समवेदना या भावुकता का उनकी कल्पना में कोई महत्त्व 


| 


ग्रोस २६७ 


न 


नथा। रोमांस के लिए बहुत कम स्थान था। इसीलिए विवाहिता सत्री के प्रति 
उनका मन भावुक ने था। सम्भव है कि भावुकता को वे लोग सन्तान के लिए 
अनिष्ट और अहितकर मानते हो। उससे सन्‍्तति में कोमलछता, विचार तथा 
विवेचन शक्ति की दुर्वता तथा भावुकता की अनावश्यक अधिकता आदि दोपों 
के आ जाने का काल्पनिक अथवा वास्तविक भय उन्हे हो। विवाहिता स्त्री से 
रमण करना पति का कतेव्य समानता जाता था, जिसका प्रतिपालन ग्रम्भीरता के 
साथ समय-समय पर किया जाता था । जननी या गृहिणी होने के नाते विवाहिता 
स्त्रियों का स्थान समाज में अग्रगण्य था। कहा जाता है कि ग्रीस वाले गाहेस्थ्य जीवन 
के सुख से अनभिज्ञ थे। ग्रीस के प्रमुख दाशनिक प्लेटों की राय में गृहस्थ जीवन 
से न तो कोई लाभ होता है और न उसकी आवद्यकता है । यदि पुरुप और स्त्री 
का सम्बन्ध केवल गर्भाधान तक ही सीमित कर दिया जाय ओर विवाह की प्रया 
उठा दी जाय तो सर्वथा उचित और लाभदायक होगा । 

उन्मुक्‍त प्रेम की वासना की पूर्ति के छिए अथवा रोभास की पूर्ति के लिए 
ग्रीक लोग उपपत्नियो, गणिकाओं, वेश्याओ आदि स्वैरिणियो से सम्बन्ध स्थापित 
करते थे । नतो विवाहिता स्त्रियां स्वयं और न समाज ही उस प्रकार के सम्बन्धी 
में मपकर अनौचित्य अथवा निन्दनीय दुराचार समझता था । सोलन ने वेश्यावृत्ति 
को वध वनाकर वेश्यालयों का निरीक्षण और उनसे कर वसूल करना शुरू कर 
दिया । उसकी आय से 'एफरोडाइट' (पेण्डिमास) नाम की नग्न, किन्तु सुन्दरी 
देवी के मन्दिर का निर्माण कराया गया | वारागनाओं की तीन श्रेणियाँ थी ॥ 
सबसे निम्न श्रेणी की वेश्या पोरनई! कहलाती थी जिनकी एकमात्र जीविका 
दाम लेकर थोड़े अथवा अधिक समय के लिए एक या अनेक व्यक्तियो को अपना 
दरीर अपित कर देता थी। मध्य श्रेणी की वेश्याएँ आलेट्राइडस' कहलाती थी । वे 
नाच-गाने के पेशे के साथ पुरुषों का मनोविनोद और बेश्यावृत्ति भी करती थी । 
स्वैरिणियो की सबसे उच्च श्रेणी हेनेरी ताम से प्रख्यात थी। वे प्राय. सुन्दरी, 
शिक्षित, कलाविद, सभाचतुर और व्यवहारकुशल होती थी | गान, नृत्य के सिवा 
वे काव्य दर्शन का अध्ययन ही नही, वरन्‌ शास्त्र-चर्चा भी करती थी। वे प्राय: 
अपने ही घर मे रहती थी । जिनको उनसे मिलना होता वे उनके घर जाते थे । उनकी 
गोष्ठी मे चित्रकार, शिल्पकार, साहित्य तथा पौराणिक विंषयो के प्रेमी, दाशंनिक, 
इतिहास-प्रेमी आदि विचार-विमर्श तथा विवाद के लिए खुल्लमखुल्ला आते- 
जाते थे। यद्यपि वेश्याओं को नागरिक अधिकार प्राप्त न थे और न वे अपने देवी- 


२६८ चविश्व-इतिहास 


देवताओं के सिवा दूसरे देव-मन्दिरो में जाने पाती थी, तथापि उनके प्रति लोगों में 
दया अथवा घृणा के भाव न थे। 

ग्रीस के साधारण लछोगो का ही नही, वरन प्रसिद्ध दार्शनिकों ओर शिक्षित 
जनों की यह धारणा थी कि मैत्री का भाव प्रेम से वढकर है । यद्यपि कमी-कमी 
किसी स्त्री-पुरुष में प्रेम का परिपाक मैत्री के लक्षण उत्पन्न कर देता था तथापि 
साधारणतया स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध शारीरिक प्रेम तक ही सीमित रहता था। 
ग्रीकों की घारणा थी कि मैत्री वस्तुतः पुरुषों में ही हो सकती है, क्योकि उनमें ही 
जीवन के जितने अग हूँ पूर्ण रूप से विकास प्राप्त कर सकते है । सख्य भाव का 
प्राणपण से निर्वाह करना मनुष्य का श्रेषप्ठतम करतेव्य माना जाता था। उसमे 
उसको अलौकिक सुख की अनुभूति होती थी। प्रायः छोग किसी नतवयुवक को 
अपना संगी या चेला बना छेते थे और उसकी शिक्षा-दीक्षा में यथाग्कति कोई 
कोरकसर न छोड रखते थे। वे एक दूसरे के सुख-दुख के साथी हो जाते थे। 
कभी-कभी मेत्री का संम्बन्ध प्रेमवासना अथवा कामुकता का अस्वामाविक दोष 
ग्रहण कर लेता था। स्पार्टा और क्रीट में ऐसे सम्बन्धों में कोई अनौचित्य नही 
माना जाता था। एथेन्स में जिन पर यह आरोप लगाया जाता उनके नागरिक 
अधिकार छीन लिये जाते थे, किन्तु समाज में उस दोप को उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
जाता था । 


शिक्षा-दीक्षा 


ग्रीस में स्कूलो के लिए इमारतें न थी। विद्यार्थी अध्यापक के घर मे एकत्रित 

होते थे। बालकों की पुस्तक छेकर दास उसके साथ जाता और बेत लेकर बैठा 
रहता | अव्यापक प्राय. गरीब होता और समाज में अनादर की दृष्टि से देखा 
जाता था। वालको के पिताओ से जो कुछ मिलता उससे उसका निर्वाह होता । 
उसके पढाने का ढंग पुरानी पद्धति के अनुसार था। लिखना-पढना और पुराने 
काव्यों के अंशों को कण्ठाग्र कराना वालूक की शिक्षा के लिए पर्याप्त समझा जाता 
था। वालिकाओ की जिक्षा के लिए कोई प्रवन्ध न था । शिक्षा में राज्य को केवल 
इतती ही दिलचस्पी थी कि उप्तके लिए अनिष्ट करनेवाली कोई वात उसे न पढाई 
जाय | इसलिए राज्य की ओर से कुछ लोग जाँच करने के लिए नियुक्त कर दिये 
जाते थे। अठारह वर्ष की अवस्था से तीन वर्ष तक सैनिक शिक्षा युवको को दी 
जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को हृदयंगम करा दिया जाता था कि उसका परम कर्तव्य 


ग्रोस ह २६९ 


शासन की आज्ञा पर चलना, देश, देवस्थानो का समादर और उनकी रक्षा आखिरी 
दम तक करना है। युवक प्रायः अपना समय मैदान के खेलो और चकीड़ाओ में 
व्यतीत करते थे। कुझती, मुष्टियुद्ध, दौड़, अशव और रथ-सचालन, शेल फेकना, 
कदना-फाँदना उनके मुख्य खेल थे | वाकी समय वे गप्पे लडाने, हुलका जुआ 
खेलने में, हज्जामों की दूकानो अथवा सुरालयों में, गानें-वजाने में, दावते खाने और 
आपस में धवक्‍का-मुक्‍्की करने में खर्च करते थे। 
पेरिक्लीज के युग में एक नवीन परिपाटी चल पड़ी । खाने-पीने के समय लोग 
साहित्य, कलाओ, आचार-विचार और संगीत के विपय में विचार-विनिमय करने 
रूगे। उस समय ताकिको अथवा हेत्वाभासियों का एक नया समुदाय पैदा हो गया 
जो प्रत्येक विषय पर निर्वाघ शंकाएँ और आलोचनाएँ किया करता था। वे लोग 
मापण कला, गणित, ज्योतिप, प्रकृति-विज्ञान तथा साहित्य एवं अलुंकार कला की 
भी शिक्षा देते थे । हेत्वाभासी सज्जनों के ही परिश्रम से ग्रीस में उच्च शिक्षा और 
ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ । उनकी शिक्षा से ग्रीस में गद्य शैली का विकास 
शी घ्रतासेहोने लगा । छोगो में एक नयी चेतना, विद्याविकास की रुचि तथा ताकिक 
चिन्तन की पद्धति पर विचार करने की परिपाटी चल पड़ी | पुराने छोग इन नयी 
प्रवृत्तियो से घवराते और शंकित होते थे, किन्तु युवकों का उनमे अनुराग बढ़ता ही 
गया। व्यक्तिगत विभिन्न विचारों के संवद्धंध और संघ से बौद्धिक उन्नति होती 
चली गयी, जिसके फलस्वरूप ग्रीस मे दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारों और सप्र- 
दायो की विलक्षण सुष्टि हो गयी। हेत्वाभासियों की घारणा थी कि वास्तव में 
किसी चीज का अस्तित्व नही, यदि हो भी तो वह जानी नही जा सकती और यदि 
अनुमूति हुई भी तो वह वर्णनातीत है । मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदण्ड है 
चाहे वे अस्ति अथवा नास्ति जगत की हो। अतः काल्पनिक जगत्‌ में व्यर्थ मटकना 
छोड़कर मनृष्य के लिए व्यावहारिक गुणों की साधना करना ही समीचीन है । 

. ग्रीस के दार्शनिक विचारो के विकास में सबसे पहला प्रइन सृष्टि अथवा विशव 
की उत्पत्ति के रहस्य का उठा । ईसा से छ. सो वर्ष पूर्व मेरिटस पूगर का थेल्स नामक 
दाशनिक इस परिणाम पर पहुँचा कि सृष्टि का विकास जल तत्त्व से हुआ और अन्त 
में उसी मे उसका अवसान भी होगा । कुछ काछ के बाद उसी नगर के एनिक्ससेण्डर 
ने यह स्थापना की कि सृष्टि की उत्पत्ति अनन्तत्वा से हुईं। वह गतिशील था 
और ऊपर-तीचे, आगे-पीछे की ओर घूमता था । उसके टुकडें धीरे-घीरे फैेलकर 
विश्व रूप में परिणत हो गये । उप्र दोनों मतो को असन्तोपजनक समझकर उसी 


२७० विश्व-इतिहास 


नगर के तीसरे विचारक एनेक्सिमिनस ने यह्‌ कहा कि विश्व का मूल तत्त्व 
वायु है । 
विचारको का दूसरा दछ इस ऊहापोह में छगा कि विश्व के विभिन्न अगो 
और सत्ताओं का पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं। उन विचारको में मेलिटस के निवासी 
पाइथागोरस का नाम प्रसिद्ध है। थेल्स की तरह वह भी मिस्र तथा वेंबीलोन की 
विद्याओ से बहुत प्रभावित था। पाइथागोरस और उसके मतानुयायियो का विश्वास 
था कि इस सम्बन्ध का रहस्य अंक' है। अक ही की विन्दु के रूप में एक मात्र सत्ता 
थी । उसी की वृद्धि से रेखा, रूम्वाई, चौड़ाई, ऊँचाई, निचाई, गोलाई और अनेक 
प्रकार के पहलुओं का विकास पदार्थों के रूप में हुआ। उनके मत में ९५९ तथा 
७२९ रहस्यपूर्ण हैं। पाइथागोरस के विचारों का प्रभाव साधारण ग्रीको में ही 
नही, वरन्‌ प्छेटो तक में कुछ-व-कुछ पाया जाता है। समव है कि इसी मत को 
अरवी-फारसी वाले हुरुफी' मत कहने लगे। आठ स्वरों के संयोजन वा मैत्री से 
राग अथवा लय उत्पन्न हो जाता है, अत. वह मंत्री का प्रतीक है । उपर्युक्त अंकों 
के उलटफेर में ही सृष्टि के पदार्थों का अन्योन्य सम्बन्ध स्थापित हुआ । 
दोनो श्रेणी के विचारकों का मत था कि संसार परिवर्ततनगीर हे अर्थात्‌ 
परिवर्ततशीलता उसका विशिप्ट लक्षण हे। अब प्रश्न यह उठा कि परिवर्तन 
क्या है। एफिसस नगर के विचारक हेरेक्लिटस ने यह कहा कि अग्नि का स्वभाव 
अस्थिरता और परिवर्तनशीलता है, अत. अग्नि ही सृष्टि का मूल पदार्थ है और 
परिवर्तत उसका मूल गुण है। अत: कोई चीज स्थायी नही है। हेरेव्लिटस के विचारों 
पर पारसी धर्म का प्रभाव पड़ा था। एलिआ के विचारको ने, जिनमे जेनोफेवीज 
प्रमुख था, उपयुक्त मत को भ्रमात्मक वताकर यह कहा कि सृध्दि की समस्त सत्ता 
शादवत है उसमें घटना-बढ़ना नही हो सकता | हाँ, उसके उपागो में फेरफार होता 
रहता है। इसलिए परिवर्तेनशीलूता न तो सत्ता ही मानी जा सकती है न मूल यूण | 
यह सरासर असम्भव है! । उस मत की पुष्टि परमेनीडीज और जीनो ने की । 
एम्पिडाक्लीज सब प्रचलित मतो पर विचार करके इस निश्चय पर पहुंचा 
कि विग्वसत्ता तो मूलत: शाइवत है, किन्तु संयोजक और वियोजक व्यापार उसमे 
होते रहते है । सृष्टि के मूल मे मिट्टी, वायु, जल और अग्नि चार तत्व हैँ । प्रत्येक 
के अगणित परमाणु है। अनेकानेक ढंग से उनका संयोजन और वियोजन होता 
रहता है जिससे विभिन्न रूप वनते-विगड़ते रहते है । भावना के जगत्‌ में उनको 
अनुकूल ओर प्रतिकूछ अथवा मैत्री और पार्थक्य कहा जा सकता है। 


ग्रीस २७१ 


विश्व की मोतिक सत्ता के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचारघाराओं का महत्त्वपूर्ण 
विकास आणविक' सिद्धान्त में हुआ। उसके संस्थापकों में ल्युकिप्स और डिमा- 
क्रिट्स प्रमुख है । उन्तका सिद्धान्त यह था कि परमाणु अगणित तो अवश्य है पर 
उनके गुणों में कोई मौलिक विभिन्नता नही, उनके आकारो और हरूपो में अवव्य 
वहुलता है। प्रत्येक परमाणु में स्वाभाविक गतिशक्ति निहित है जो उसको सक्रिय 
करती'है। परमाणु स्वयं एक-से और अनश्वर है, किन्तु उनके संयोजन और वियोजन 
के आकारों, सख्याओं और प्रकारो में परिवर्तत होता रहता है। 
भौतिक सत्ता के विचारकों के मत जिन विचारको को असतोपजनक प्रतीत 
हुए उनमे प्लेटो (अफलातून) का महत्त्व सबसे अधिक है। उसकी घारणा यह 
थी कि परिवर्ततशील पदार्थ शाइवत सत्य नही हो सकते । वास्तविक सत्य सत्ता 
उस विचार-लोक की है जिसके प्रतिविम्ब मात्र हमारी अनुमूतियाँ है। उसी 
शाइवत सत्य की प्रतिच्छाया हमको पदार्थों और अनुमूतियों के रूप में मूरतिमान 
जान पड़ती है। वह सत्य सत्ता अनादि और अनन्त है। परिवर्तेनशीर पदार्थ- 
जगत्‌ से उसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं क्योकि वह अनशवर और आदर्श वास्त- 
विक सत्ता है। भौतिक पदार्थ पर श्ञाइवत सत्य के विविध रूपों का आरोप होता 
रहता है । भोतिक जगत्‌ का, जो इन्द्रिय ग्राह्म है, सर्जन हुआ है। वह उस सुप्टि- 
कर्ता की रचना है जो स्वयं दोप-रहित, सम्पूर्ण और सबका प्रेरक है। प्लेटो ने 
यह नही वताया कि उस प्रेरक का स्वरूप क्या है। जगत्‌ में जो अपूर्णता और 
दोप दिखाई देते है वे इस कारण है कि पूर्ण सत्य के पूरे प्रतिविम्व को भौतिक पदार्थ 
ग्रहण करने की क्षमता नही रखते । 
परमाणुवादियो और छोकोत्तर सत्य सत्तावादियों के विचारों की विपमता 
को दूर करने का प्रयत्न प्लेटो के शिष्य सुप्रसिद्ध अरस्तू ने किया । उसने वास्तविक 
पूर्ण सत्य की सत्ता तथा भौतिक जग्रतृ की अपनी निजी सत्ता, दोनों का अस्तित्व 
माना। अहँत सत्य सत्ता के स्थान पर उसने द्वेत सत्ता के सिद्धान्त की प्रतिप्ठा की । 
उसकी यह धारणा थी कि दोनो सत्ताएँ पृथक नही, वरन्‌ संयुक्त है । संकल्प और 
उसकी मूर्ति में पार्थकथ्य करना अमात्मक है। उसका पारस्परिक सम्बन्ध सर्देव 
रहता है । अतः दृश्य जगत्‌ असत्य नही, वरन्‌ सत्य का ही एक प्रकार है। दोनो 
सत्यो का अस्तित्व मानना आवश्यक है । सकल्प (विचार) के अनुकछ भोतिक 
पदार्थों की रूप-रेखाएँ वदलती रहती है । उसी को परिवर्तनशीछता कहते हूँ । 
जब भौतिक पदार्थ संकल्प को पूरी तरह ग्रहण नही कर पातह तव उसमे कुरूपता 


२७२ विद्व-इतिहास 


तथा अन्य विकारी दोष आ जाते है । भौतिक पदार्थ का एक मात्र उद्देश्य सत्य 
संकल्प को मूर्तिमान करना है। उसकी प्रगति उसी दिशा में चछती रही है और 
चलती रहेगी। उत्तरोत्तर पूर्णता को व्यकत करना पदार्थ का ब्येय हूँ । दोनों 
सत्ताओं के संयुक्त रहते हुए भी दोनो के पार्थक्य की मानसिक कल्पना की जा 
सकती है । 
इसी कारण प्लेटो को यूरोप में श्रद्धा तथा विश्वास का प्रथम प्रतिप्ठापक कहा 
जाता है। उपर्युक्त विपयों के अतिरिक्त अमरत्व, श्रम, और नीतिश्ञास्त्र की भी 
उसने मर्मभेदी विवेचना की हे । जनसत्ता के आदर्शत्तरव का महत्त्वपूर्ण दार्शनिक 
प्रतिपादन उसने सवसे पहले किया । प्लेटो संसार के प्रतिभागारी दार्शनिकों की 
प्रमुख श्रेणी में प्रतिष्ठित है। प्लेटो के शिष्य अरस्तू (अरिस्टाटिल ३८४ से ३२२ 
ई० पू०) ने भी अपनी अदभुत प्रतिभा का प्रमाण दिया। प्लेटों की तरह वह 
कल्पना और वाद-सवाद के आकाश में उड़ाने न मरकर यथार्थ और ज्ञातव्य तथ्य की 
गवेषणा में दत्तचित्त.हुआ । उसका दृष्टिकोण उतना दार्शनिक न था जितना कि 
वैज्ञानिक | व्यावहारिक गवेषणा और अन्वीक्षण द्वारा घटनाओं को सग्रह करके 
उनसे परिणाम तथा सिद्धान्त निकालने का वैज्ञानिक ढंग उसको प्रिय था । जन्तु- ' 
जगत का उसका इतिहास उस पद्धति का देदीय्यमान प्रमाण है। विधाओं का वर्गीकि रण . 
जिस योग्यता और कुशछूता से उसने किया वह सर्वथा स्तुत्य है। उसको अमरत्व 
या दैविक विधान में इतनी दिलचस्पी न थी जितनी कि व्यावहारिक विपयो में + 
अतएव उसने राजनीति-विज्ञान, काव्यालंकार और आचार पर ग्रन्थ रचे । वौद्धिक 
क्षेत्र में अरस्त्‌का आज तक सम्मान होता है। ग्रीस के इतिहास की ईसा से पूर्व की 
पाँचवीं और चौथी शतियाँ दार्शनिक विकास का स्वर्णयुग मानी जाती है | प्छेटो 
ओर अरिस्टाटल के मत में दर्शन जीवन की कल्‍्लोल लहरी है । 
दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय जिसपर हेत्वाभासियों और विचारकों ने अपना 
विचार प्रकट किया, विदृव में मनुप्य की स्थिति का था । भौतिक सिद्धान्तवादियों 
के अनुसार मनुप्य भी उन्ही तत्त्वों से वना है जिनसे अन्य चीजों की रज़ना हुई । 
अत. उस पर भी वही नियम लागू हैं जो अन्य वस्तुओ पर लगते है । इसलिए 
मनुष्य को मोतिक जगत के नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस 
मत के प्रतिकूल प्रोटागोरस ने कहा कि मनुष्य तो विदृव का केन्द्र-विन्दु है एवं 
विश्व की सब स्थितियों और वस्तुओं का मापदड है । उसमे वह शक्ति और 
स्वतंत्रता है कि वह अपने जीवन का अपने मन के अनुकूल निर्माण कर सकता हैं । 


ग्रीस २७३ 
अपने ध्येय की पूर्ति के लिए वह प्रकृति की शक्तियों एवं सत्ताओं का अपने मन के 
अनुकूल नियोजन कर सकता है। एथेन्स के प्रसिद्ध दार्शनिक साक्रेटीज (सुकरात) 
ने उस विचारधारा को पुष्ट करते हुए यहाँ तक कह दिया कि विश्व की रचना के 
सम्बन्ध में ऊहापोह करना समय व्यर्थ नष्ट करना है। जानने का मुख्य विषय तो 
मनुष्य है। उसके लिए क्या अच्छा एव हितकर और क्या बुरा या अहितकर है यह 
जानना आवश्यक है और उसी में दार्शनिक विचार की सार्थंकता है। प्लेटो ने 
भी उस मत का समर्थन करते हुए कहा कि मनृष्य में ही वह योग्यता है जिससे 
वह विविध विषयो के गुण एवं वास्तविक सत्ता एवं सत्य को समझ-वूझ सकता है। 
अन्य दर्शन ही नही, वह आत्मदर्शन भी करने की क्षमता रखता है। अत: विश्व में 
उसका अपना विशिष्ट और अद्वितीय स्थान है। उसकी आत्मा में अछौकिक 
एवं दँविक ज्ञान तत्त्व का संचार पाया जाता है। पाथिव शरीर के वन्धनो से 
ऊपर उठकर मनृष्य मनस्‌ लोक में स्थित होकर शाश्वत सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। अरिस्टाटल (अरस्तू) का भी यह मत था कि मनुष्य में अन्य 
जीवों की विशेषताओं के साथ अपनी अनुपम विशिष्टता उसकी विचारशक्त है 
जिसमे रचनात्मक गुण हू । उसकी यह दिव्य शक्ति देविक है। साराश यह है कि 
मनुष्य मे आधिभौतिक और आधिदेविक सत्ताओ का विलक्षण सम्मिलन हुआ है । 
यदि वह प्रयत्न करे तो देवत्व प्राप्त कर सकता है, देवता वन सकता है, किन्तु यह 
स्पप्ट नही होता कि वह ईश्वर तत्त्व में मिल सकता है या नहीं । 

ग्रीक लोग देवताओं को मानते और उन्तका सम्मान करते थे | परम्परागत 
विश्वास के कारण देवताओं में उनकी आस्था थी । फिर भी विचारकों और 
दार्शनिकों ने उनपर भी कुछ विचार किया। ज़िनोफेनीज (छठी शती ई० पू०) 
ने तत्कालीन देवता सम्बन्धी विचारों का उपहास करते हुए कहा था कि देवाधि- 
देव केवल एक ही है जो अचल और शाइवत है। वह सत्ता मनुप्य रूप तो हो नहीं 
सकती । वह देवाधिदेव ही अचल और अद्वितीय, अनइ्वर, अविच्छिन्न तथा सृष्टि 
का विधाता परम तत्त्व है। सृष्टि के यावत्‌ व्यापारो में शक्ति रूप से वह अन्तहित 
रहता है। सम्मवत: वह वर्णनातीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेनोफनीज का 
मत अद्वैत ओर दह्वैत की सधि-रेखा तक पहुँच गया था । 
एकेद्वरवाद और अनेक-देवतावाद पर विचार-विमर्श होता रहा । साक्रेटीज 
(सुकरात) ने उस पर सागोपांग विवाद उठाया जिसका परिणाम यह हुआ कि 


उस पर जातीय देवताओं का विरोधी होने का अक्षम्य दोप लगाकर उसे प्राणदड 
१८ 


२७४ विश्व-इतिहास 


की सजा दी गयी । अपने विचारों को त्यागने के पहले उसने विष पीकर प्राण दे 
दिये । नगर छोड़कर चले जाने का प्रस्ताव उसने कायरता तथा देशभक्ति के 
विरुद्ध समझकर पहले ही अस्वीकृत कर दिया था। उसके शिष्य प्लेटो (अफलातून ) 
ने विवाद जारी रखा, किन्तु अपने मत का इस ढंग से निरूपण किया कि उसपर देव- 
द्रोही होने का दोष न लगाया जा सके । उसकी आलोचना प्ले यह प्रतीत होता है 
कि वह केवल एक ही सत्ता को ईइवर मानता था | वही सत्ता सृष्टि की रचना और 
उसका नियत्रण करती है। जीवात्मा उसी का अश है जो शरीर के बंधनों से 
मुक्त हो परमात्मा मे मिलने के लिए व्याकुल और प्रयत्नशील रहता है । उसके 
मत को गूढ़ रहस्यवाद कहा जा सकता है । 
अरिस्टाटल (अरस्तू) की यह धारणा थी कि संसार के व्यापार का रहस्य 
ईदवरीय ज्ञान को पदार्थ (मैटर) प्रर आरोपित कर उसे मूर्ते करना है। 
ईदवर नियंत्रक, पदार्थ उपादान और प्रतिमान निमित्त कारण कहे जा सकते 
है । प्रकृति अथवा पदार्थ में निहित ईश्वरीय ज्ञान अनेकानेक रूपों में प्रस्फूटित 
और मूतिमान्‌ होता हैं। यही सृष्टि का ईश्वराभिमुख संस्करण है । इसका 
कोई अन्त नही क्योकि ईश्वर और उसका ज्ञान अनन्त है। स्वयं अचल एवं 
सनातन होते हुए भी विशुद्ध ईश्वरीय सत्ता सब पदार्थों को अनुप्राणित और 
ससरणशीलक करती रहती है । सारी सृष्टि उसी की ओर बढने का प्रयत्न करती 
रहती है । 
ग्रीस वालो ने जड प्रकृति और चेतन्य के सम्बन्ध में भी विवेचन किया | 
जड प्रकृति और चैतन्य के भेद की ओर स्पष्ट रूप से हिरेक्लीटस ने सभवतः सबसे 
पहले ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद परमेनाइडीज ने यह सुझाया कि 
चेतन्य मनसूतत्व जड़ प्रकृति से भिन्न है और वही उसने अनुप्राणित करके अनेक 
प्रकार की रचना रचाता है। उसी के प्रेरणा से जगत्‌ का सारा व्यापार चलता 
है। पाँचवीं शती ई० पूृ० में अनेक्सागोरस ने यह सिद्धान्त स्थापित किया 
कि मनस्तत्व ने ही जड़ प्रकृति को सत्ता प्रदान की है और इस संसार का प्रसार 
किया है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञाता है। धीरे-धीरे विश्व के 
मनस्तत्व के सिद्धान्त को विचारको ने मनुष्य के चैतन्य मनस्तत्त्व पर लछाग्रू किया । 
प्लेटो ने मनुष्य के चैतन्य मनस्तत्व को ही जीव की संज्ञा दे दी। उसके मत से 
वह तत्त्व जब शरीर मे प्रविष्ट हो जाता है तब उसका ज्ञान रुद्ध सा हो जाता है और 
उसे एक प्रकार की विस्मृति हो जाती है। फिर चिन्तन, मनत और विच्वार से 


ग्रीस ए्छ्प्‌ 


उसकी पूव्व स्मृति जाग्रत होती है, पुर्व जन्म में प्राप्त ज्ञान का विकास होने लगता है । 
मनस्तत्त्व ही अपने सचित ज्ञान से पदार्थों में अपना ससार बनाता रहता हे। 
वस्तुत. मन ही सच्ची सत्ता हैं। ससार उसी की कल्पना और विचार की प्रति- 
मूति है । प्लेटो ने स्पप्ट रूप से यह नही वताया कि बुद्ध चैतन्यमनस का प्रकृति 
तत्त्व से कैसे गठबन्धन हुआ । इस प्रसंग को वह केवल यह कहकर छोड़ देता हे 
कि चैतन्यमनस्‌ में इन्द्रियों के जगत में विचरण की इच्छा ही उसको प्रकृति के 
ससर्ग में ले आयी और वह उसमे बँव गया । अरिस्टाटल (अरस्तू ) वह समस्या तो 
हल न कर सका, किन्तु उसने यह सुझाव दिया कि चेतन्यमनस्‌ और प्रकृति में समवतः 
कोई न कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। उसकी समझ में चेतन और 
अचेतन सत्ताओ को मूलत. दो पृथक सत्ताएँ मानना भ्रमात्मक है। वे दोनों एक 
दूसरे में गुथी हुई और अभिन्न हैं। प्रकृति में अन्तर्यामी हैसियत से वे उसको 
अनुप्राणित और नियोजित करती है। 


जीवात्मा ४ 


प्रीसवालो मे बहुत पहले से यह विचार फैला हुआ था कि शरीर मृत हो जाने 
पर जीवात्मा का नाद्य नही होता । वह प्रकागेहीन छोक में अनन्त काल तक पड़ी 
मानव-लछोक पर विसूरती रहती है| ग्रीक विचारकों की राय में जीव की रचता 
अत्यन्त सूक्ष्म परमाणुओं से हुई हैं। किसीने उसमे वायुतत्त्व की और किसी ने 
अभ्नितत्त्व की प्रधानता वतछायी । दार्शनिक पाइथागोरस के अनुस्तार जीव को 
उसके कर्मो के अनुसार गति होती है । अच्छे कर्म करने से मरणोपरान्त उसे सुख 
और बुरे कर्मो से दुख मिलता है। शुभ और अशुभ कर्मो की उन्होंने यूचियाँ 
वना दी जिसके अनुसार चलने से मरणोपरान्त अच्छी या बुरी गति प्राप्त होती हैं । 
एम्पिडाब्लीज के मत से जीव अपने कर्मो के अगुसार एक शरीर छोडकर दूसरे 
में चछा जाता है। आरम्मिक सम्प्रदाय के छोगो का तो पुनजैन्म में पूर्ण विश्वास 
था । हेरेक्लिटस की रात्र में जीवो मे विभिन्नताएँ होती है जो सूखी और ड्प्ण 
होती है । वे उच्च वर्ग की है और विव्वात्मा के गुणो से कुछ मिलती-जुलती हैं । 
प्रमाणुवादियों की राय मे जीव अत्यन्त यूक्षा परमाणुओं से बनता हैं। दा स्रावा- 
रण परमाणुओ के बीच मे एक जीव क। सूक्ष्मतर परमाणु प्रतिश्ठित रहता हैं । 
जीव के सुक्ष्मतर परमाणु शरीर भर में फैले रहते है, व्वास-निरवास के साथ 
आते-जाते रहते है । मरने पर वे विखर जाते है, किन्तु उतका अभाव नहीं होता। 


कि 


“१७६ विश्व-इतिहास 


वे किसी अन्य शरीर में मिल जाया करते हैं । इसी जीव तत्त्व में चिन्तन और 
विवेक के गुण होते है । 

प्लेटो ने विश्वात्मा और जीवात्मा में यह भेद बताया कि विश्वात्मा अथवा 
परमात्मा से ही गति, संसृति, प्राण, मन, ज्ञान, सोन्दर्य-व्यवस्थित और समरसता 
अथवा संगति की सृष्टि होती है। विचार-जगत्‌ और मसासारिक स्थिति के वीच 
की वह कड़ी है। ईश्वर ने ही प्रत्येक लोक तथा व्यक्ति को आत्मा प्रदान की है । 
ये आत्माएँ अविनाशी ओर शुद्ध ज्ञान से सम्पन्न होती है । किन्तु शरीर होने की 
इच्छा से शरीर के बन्धनो मे पड़कर वे बद्ध और मूढ स्मृति हो जाती हैं। अतः 
जीव का परम ध्येय शरीर के बन्धनो से मुक्त हो जाता है | जीवात्मा विश्वात्मा 
का ही एक अंश है अत: शाश्वत है। न तो वह छिन्न-भिन्न या क्षत-विक्षत हो सकता है 
ननष्टही हो सकता हे। वह चेतन्य सत्ता है और अपने सच्चे अपनत्व को 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। मुक्त होने पर वह अपनी शुद्ध गति को 
प्राप्त कर लेता है। अरिस्टाटल की धारणा थी कि जहाँ कहीं जीवन दिखाई पड़ता 
है वहाँ जीव की सत्ता होती है। मन्धर गति से वह वनस्पति तथा जलूचर, थलूचर 
और नभचर प्राणियों में भी विकसित पायी जाती है। मनुष्य में उसका सबसे 
अधिक विकास तथा प्रकाश होता है। उसी में विचार और विवेक और ज्ञान का 
रचनात्मक गुण प्रकाश पाता है। शरीर उसकी आत्मस्थिति को कोई क्षति नहीं 
पहुँचाता, अत: शारीरिक चेतना के शून्य हो जाने पर भी उसकी कोई हानि 
नही होती । वह अजर और अमर है। 

सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर भी ग्रीस के विचारको और दाशे- 
निकों ने काफी ध्यान दिया । ऐच्द्रिक ज्ञान तो साधारण श्रेणी का ज्ञान है क्योकि 
वह सीमित, अपर्याप्त और कभी-कभी भ्रमात्मक होता है । तक और बुद्धि के द्वारा 
जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अधिक विश्वसनीय और परिष्कृत होता है क्योंकि बुद्धि 
में और ईइ्वरीय ज्ञान में कुछ तादात्मक सम्बन्ध है। बुद्धि पाथिव सीमाओं का 
भी उल्लंघन कर ऊपर उठने की क्षमता रखती है। साक्रेटीज की धारणा थी कि 
बुद्धि और तके के द्वारा आशिक सत्य अथवा भ्रामक विचारों का खडन और शुद्ध 
व्यापक सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। प्लेटो का विश्वास था कि जीव में स्वयं 
सत्य का ज्ञान होता है जो शरीर मे वँधने से घूमिल अथवा विस्मृत हो जाता है । 
उसके आवरणो को बेघकर जीव अपने सुपुप्त ज्ञान की स्मृति जगा ही नही देता, 
वरन्‌ उसे प्राप्त कर सकता है। अरिफ्टाटल की यह मान्यता है कि मनुष्य की 


ग्रीस २७७ 


सासारिक अनुमूतियाँ सत्य है, किन्तु उनका रहस्य और पूरा ज्ञान व्यवस्थित तर्क 
और विचार से ही प्राप्त हो सकता है। ताकिक अनुसंघान के लिए उसने न्याय- 
शास्त्र को अपती सूझ के अनुसार व्यवस्थित किया । 
अलेक्जैडर की विजयो से ग्रीस का अफ्रीका और एशिया से संबंध अधिक घनिप्ठ 
हो गया | उसके गुरु अरस्तू को मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रीस के दार्ग निको का दृष्टिकोण 
बदलने लगा। धन और सम्पत्ति के बढ़ने से काल्पनिक अथवा सैद्धान्तिक व्याख्याओं 
में लोगो की रुचि घट गयी । वे मानसिक विचारो अथवा भव्य विचारों से सुख- 
प्राप्ति के भाव से सतुप्ट न होकर सुख-प्राप्ति के लिए सुखद पदार्थों और विविध 
भौतिक वस्तुओ के सग्रह ओर भोगोपभोग को मुख्य साधन समझने लगे | आदर्श- 
वाद के शून्य लोक से हटकर यथार्थवाद के सरल, सुग्राह्म विषयो और प्रत्यक्षानु- 
भति की ओर आकर्पित होने लगे। इस नवीन युग के विचारकों में एपिक्यूरस 
(३४२ से २७० ई० पू० ), जीनो (३५० से २६०) और एण्टिस्थेनीज थे । पहले 
का मत एपिक्यूरिअन सिद्धान्त कहलाता है। उसके अनुसार ईश्वर तथा जीव भी 
सूक्ष्म परमाणुओ से निर्मित है। देवताओं की दुनिया दूसरी है, उसका मनुष्यों के 
जीवन पर कोई प्रमाव नही पडता। धर्म की अवहेलना करना अच्छा है क्योकि 
उससे जीवन के नैसगिक प्रवाह मे अनावश्यक वाघा पड़ती है। राज्य मनृण्य के 
लिए है, न कि मनुप्य राज्य के लिए । मनुष्य के लिए दुख और पीडा से वचना और 
परिमित आहार-विहार का सुख उठाना स्वाभाविक तथा श्रेयस्कर है। अतिगयता 
से कप्ट और दुख ही होता है। जीवन मे मैत्री की मावना तथा सबसे मैत्नी का व्यव- 
हार सबसे श्रेष्ठ और सेवनीय है। जीनो भी, जो सेमेटिक जाति का साइग्रस 
निवासी था (३५० से २६० ई० पू०), भौतिकवादी था तथापि वह मानता था 
कि मनुप्य को शुद्ध भाव से कष्ट झेलने का अम्यासी होना चाहिए | सहनगीलता 
मनुष्य का कवच है। उसकी सम्मति में भी घीमान के लिए राज-शासन के वन्वनों 
का प्रतिपालन आवश्यक है। शासन का केवल मात्र उद्देश्य सामाजिक सुविधा की 
स्थापना है। मनुप्य को आत्मवान्‌ होकर बुद्धि-विवेक के साथ प्राकृतिक जीवन का 
उपभोग करना चाहिए । जो ऐसा नही करता वह मूर्ख दुख उठाता हैं। मनुष्य 
का मुख्य ध्येय शान्तिपूर्वक जीवन का व्यतीत करना है। सव मनुप्यो में श्रातृ माव 
होना श्रेयस्कर है क्योंकि वन्धुत्व तथा मैत्री श्रेप्ठठम गुण है। समझदार छोगो को 
था तो बुराई से दूर रहना चाहिए अथवा उसको अपने लिए हितकर वना छेना 
चाहिए। एथेन्स के वाजार के पुराने रगीन द्वार-प्रकोष्ठ मे जिसे स्टोआ' कदते 


२७८ विश्व-इतिहास 


वह उपदेश करता दिया हुआ था । इसीलिए उसके मत को स्टोइज्म' कहते हूं । 

यह मत ग्रीसवालों को अधिक ग्राह्य प्रतीत हुआ 

एण्टेस्थिनीज का मत 'सिनिसिज्म' कहलाता है। वह शासकों की उपेक्षा 
और उनका उपहास तथा सामाजिक मर्यादाओं की अवहेलना करता था। वनिकों 
तथा आर्थिक विपमता के प्रति उसे घृणा थी । उसके मत के अनुमार जीवन 
गुणात्मक है, किन्तु उसका सदुपयोग ज्ञान, विशेषत. आत्मज्ञान, द्वारा ही हो सकता 
है। जो कुछ है अथवा होता है वह ठीक है इसलिए किसी भी स्थिति से विमुख 
होना न चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए 

ग्रीस तथा हेलेनिक जगत के दार्शनिको का ध्येय था मनप्य, सप्टि की उत्पत्ति, 
उसके उद्देश्य ओर साफल्य पर तकं-वितर्क पूर्वक विचार करना। उन्होंने ईश्वर की 
सत्ता तथा सर्वेव्यापकता का मत स्थिर किया । जीव के भूत, वर्तेमान एवं मविष्य 
की व्याख्या की । सत्य ओर सुन्दर का अनुसधान किया और आत्ज्ञ बनने का 
आदर्श उपस्थित किया | यह स्मरण रखता उचित होगा कि उनके दार्शनिक 
विचारों पर एशिया का विद्येप प्रभाव पड़ा जिसकी गति अलेक्जाडर के बाद बहुत 
धढ़ गयी थी। 

दा्शनिको के अव्ययन-अध्यापन के लिए एथेन्स में एक केन्द्रीय महाविद्यालय 
स्थापित हो गया जिसमें चार विभाग थे--एकेडमी, छाइसिअम, स्टोआ, एपि- 
बयूरस का उद्यान । एक ही स्थान पर विभिन्न मतो तथा सिद्धान्तों का अवाघ 
पठन-पाठन होता था । दर्शन और ज्ञान-विज्ञान में हेलनिज्म का युग पेरिक्लीज 
के युग से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उच्च शिक्षा के साधनों के अमाव की उस 
युग में यशस्कर पूति हो गयी थी । पढने-लिखने का शौक दिनो-दिन बढता गया । 
हस्तलिसित पुस्तको के संग्रह किये जाने लगे । कहते है कि अछेक्जेडिया के पुस्तका- 
लय में सत्तर हजार हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत थे। उसके बाद परमेमम के पुस्त- 
कालूय की गणना बड़े पुस्तकालयों मे होती है | बहुत समव है कि एशिया और 
मिस्र के अन्य ग्रीक नगरो मे भी छोटे-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण हुआ हो । 


विज्ञान 


यूनानियो ने विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रारम्मिक किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण गवेपणाएँ 
की । उनके वैज्ञानिकों में पहला नाम मेलिटस नगर के निवासी थेल्स का है (६२४ 
से ५४८ ई० पू०) जिसने गणना करके सूर्यग्रहण की पूर्व-धोपणा की थी । उसके 


ग्रीस 


मत में जल ही प्रारम्मिक तत्त्व है जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुईं । उसी के समकालीन 
अनेक्सिमेण्डर ने वायु को प्रारम्मिक तत्त्व घोषित किया और यह भी कहा कि 
जानवरों का विकास मछलियो से हुआ है | पाइथागोरस ने यह मत प्रकट किया 
कि सब तत्त्वो के मूल में अंक है और जीवन के यावत्‌ व्यापार गणित तथा नाद स्वर 
से नियत्रित होते हूँ । चतुर्थ शती ई० पु० में एम्पिहाक्लीज इस निर्णय पर पहुँचा 
कि पाथिव जगत्‌ की रचना एक तत्त्व से नही वरन्‌ चार तत्त्वों, मिट्टी, पानी, अग्नि 
तथा वायु से हुईं। प्रारम्म से ही इन चारो की अपनी-अपनी स्वतत्र सत्ता होती 
है। वे अनादि और अनन्त है । उन्ही के संयोग से सृष्टि होती और विय॒क्त हो 
जाने से नप्ट हो जाती है। अरिस्टाटल ने जन्तु एवं वनस्पति जगत्‌ का गंभीर 
अध्ययन करके यह सिद्धान्त निकाछा कि केचुओ तथा कीट-पतग की सृप्टि पक 
से सहज ही आप ही आप हो जाती है। इसके अछावा विकास-क्रम सरलता से 
जटिलता की ओर प्रवाहित होता है। मेलिटस नगर में थेल्स के शिप्यो और 
प्रशिप्यो ने मी कुछ इसी प्रकार के क्रम का अनुमान लगाया था। उन्होंने यह भी 
कहा था कि पृथ्वी पहले जल मे मग्न थी और इस समय भी जलूराशि से परि- 
वेष्टित है। तदनुसार उन्होने सबसे पहले पृथ्वी का मानचित्र बनाया | हेक्टिअस 
ने मित्र और वेबीलोनिया का भ्रमण कर वर्णनात्मक भूगोल की रचना की । 
उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि सूर्य जलता हुआ पथरीला गोला है और उती से 

चन्द्रमा को प्रकाश मिलता है। यही नही, चन्द्रमा मे वे पहाड़ियों तथा घाटियों का 
होना मानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी अपनी नैसगरिक शक्ति से स्वय 
घूमती है । आयुर्वेद के क्षेत्र मे डायोजेनीज ने मनुप्य की शरीर-रचना का विहले- 
पणात्मक वर्णन प्रकाशित किया । हिपोक्रेटस ने रोग का भौतिक कारणों से 
निदान किया और घोपणा कर दी कि रोग अथवा आरोग्य के वेत्री-देवता, भूत- 
प्रेतादि कारण नही हो सकते । स्वच्छता, आहार-विवेक, रक्त, नियन्त्रण, स्वेदन 
आदि उपायों से रोग श्ञान्त किये जा सकते है । हिरोफ्लछिस ने तृतीय शती ई० 
पू० में स्‍्नायु जार तथा पेशियों आदि के कार्यो और नाडी की गति जाँचने के उप- 
करणो की रचना की । ग्रीस में पुरुष ही नही, वरन्‌ स्त्रियाँ मी चिकित्सा करती 
थी । कहा जाता है कि मेलिटस नगर में ही यूनानी दर्शन की उत्पत्ति हुई थी । 
यद्यपि आजकल ये वाते अत्यन्त साधारण-सी प्रतीत होती है तथापि ये बडे महत्त्व 
की, ओर उस युग के लिए तो महान्‌ वैज्ञानिक उपलूब्धि गिनी जानी चाहिए। 
उपर्युक्त वैज्ञानिक अनुसधानो का यह भी परिणाम हुआ कि कुछ छोगो में देवताओं 


२८० विद्व-इतिहास 


की अलौकिक शक्तियों में श्रद्धा घट गयी ओर अन्य नैसग्रिक शक्तियों में अधिक 
होने छगी । इस नये दृष्टिकोण का वहां के दार्शनिकों पर भी कमोव्रेश प्रभाव पाया 
जाता है । 


इतिहास 


प्रथम पश्चिमी इतिहासकार यूनान निवासी हेरोट़ोट्स (४८४ से ४२५ 
ई० पू०) को इतिहास-साहित्य का पितामह कहा जाता दहै। मिन्न ओर कई 
एशियाई देशों का भ्रमण कर उसने कुछ ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की तथा 
साहित्यिक महत्त्व का एक ग्रन्थ इस ढग से लिखा जिससे एवेन्स वालों की हीति 
स्थापित हो सके । उसके इतिहास का मुख्य विपय ग्रीस वालो का ईरान के साथ 
सफल संघर्ष है। वह एशिया कोचक का निवासी था। उसका विश्वास था कि 
सासारिक महत्त्व क्षणिक हैं और ससार का सारा प्रवाह दनिक विधान से चलता 
है। वह प्रतिकारवादी था। उसकी शी, उत्तका ज्ञान घटनाओ फा विवरण 
मात्र है। उसका ध्येय ग्रीस के वीरों का गुणयात तथा एथेन्सवालो की फारस 
वालो पर श्रेष्ठता स्थापित करना था। ययपि हेरोडोटस के इतिहास में प्राचीन 
लोगो के सम्बन्ध में बहुता-ली उपयोगी सामग्री हैं तवापि उसमें काफी मगप्पें मी 
है। दूसरा प्रसिद्ध इतिहासकार थ्यूसिडाइडीज़ (४६० से ४०० ई० पू०) था, 
जो मानुपीय इतिहास की घटनाओ को दैेवयोग से प्रेरित न मानकर उनको ऐति- 
हासिक कारणो पर अवलम्बित मानता था। उनके अन्योन्य सम्बन्ध पर अपनी 
आलोचना भी करता था। उससे पूर्व इतिहामकार लौकिकफ अथवा अछोकिक 
घटनाओ का सग्रह तो कर लेते थे, किन्तु उनके यथातथ्य कौआलोच ना और उस 
पर निजी अनुसन्धान द्वारा सम्मति वे नहीं दें पाये थे । उसके इतिहास का मुख्य 
विपय एथेन्स के पतन के कारणों का विवेचनात्मक वर्णन हे । ग्रीस का वह सबसे 
श्रेप्ठ इतिहासकार हे जिसका आज भी आदर होता है। उस्रका इतिहास उस 
स्थान से आरम्म होता है जहां हेरोडोटस का इतिहास समाप्त होता हें। उसने 
पेलेपोनेशियन युद्धों का सजीव और विवेचनात्मक इतिहास लिसकर ग्रीस की 
तत्कालीन स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला । हेरोडोटस ने स्त्रियों को स्थान नहीं 
दिया था, किन्तु ध्यूसिडाइडीज ने उनका भी वर्णत किया है । तीसरा उल्लेखनीय 
इतिहासकार जेनोफन हुआ (४३४ से ३५४ ई० पू०) । उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हेढेनिका' हे जिसमें उसने थ्यूसीडाइडीज़ के इतिहांस के पश्चात्‌ की घटनाओं का 


ग्रीस २८१ 


वर्णन किया है। उसने ग्रीस के अनेक राज्यो का विवरण देकर यह प्रयत्न किया है 
कि पूरे ग्रीस के ऐतिहासिक इतिवृत्त का चित्र पाठक को मिरू जाय । इसके सिवा 
उसने ऐतिहासिक व्यक्तियों के महत्त्व और कार्यो पर विशेष वल दिया जिसका आने 
वाले इतिहासकार तथा जीवनचरित्र के लेखकों पर यश्ेप्ट प्रभाव पड़ा। उसका 
दूसरा ग्रल्थ एनावेसिस' काफी मनोरजक है। ग्रीस के सिपाही पेशावरों की परिचमी 
एशिया की यात्रा और उनके अनुभवों की उसमे कहानी है। 


राजनीति शास्त्र 


प्राचीन ग्रीस वालों की धारणा थी कि मनुप्य के संरक्षण तथा निर्वाह के लिए 
सामाजिक व्यवस्था आवश्यक और अनिवार्य है। सम्मव है कि इसी कारण मनुष्य 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति सामाजिक अथवा सामूहिक जीवन की ओर रही हो । 
सामाजिक व्यवस्था के विना मनृष्य का जीवन निरथंक है, अतः उसको सुव्यवस्थित 
ढंग से स्थापित करना परम कतेव्य है। विचारक पाइथागोरस का विश्वास था 
कि समाज का स्थान व्यक्ति से बहुत ऊँचा है । समाज की रक्षा व्यक्ति की रक्षा से 
बहुत अधिक महत्त्व रखती है । अतएव मनुष्य का श्रेय इसी में है कि वह सामाजिक 
व्यवस्था को सहर्प स्वीकार करे । उसकी रक्षा के लिए कप्ट झेलने की कौन कहे, 
सर्वस्व ही नही, प्राण तक त्याग करना व्यवित का परम कतंव्य है । उसके शासन, 
कानूनों, नियमों, मान-मर्यादाओं का सम्मान और प्रतिष्ठाओं की रक्षा करना 
प्रत्येक नागरिक का घर्मं है । राज्य की मलाई के लिए व्यक्ति को सदा प्रयत्न करना 
चाहिए। ईरान से सफलरू सघर्प होने के कारण विचारको में राजनीतिक विधानों 
के प्रति सक्रिय रुचि वढी । वे भी उनके ताकिक अनुसन्धान का विपय हो गये । 
राज्य के नागरिकों के कर्तंव्याकतंव्य की आलोचना होने छूगी । 
साक्रेटीज (सुकरात) ने मौलिक प्रइन यह उठाया कि राज्य के क्या लक्षण 
है नीतिज्ञ की क्या परिभाषा है। उसकी सम्मति मे ज्ञान वढ़ाना नागरिक का मुख्य 
ध्येय होना चाहिए । उसी के द्वारा वह कर्तव्याकतंब्य समझ सकता और व्यवहार- 
कुशल हो सकता है। राष्ट्र के प्रति विद्रोह को भावना किसी भी दशा में न होना 
चाहिए । मातृभूमि या राष्ट्र का जननी के समान सम्मान करता श्रेयस्कर हैं, 
किन्तु उसके दोपो की आलोचना और उसके सुधार करने का प्रयत्न करना उचित 
है । प्लेटो का मत है कि राज्य की आवश्यकता इसीलिए हे कि उसके द्वारा मनुष्य 
का उचित एवं पूर्ण विकास हो सके । राज्य का विधान ऐसे ढग का होना चाहिए 


२८२ विवव-इतिहास 


जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो। प्छेटो अच्छा नागरिक उसी को मानता हे जो अच्छा 
मनुप्य हो । शासन का काम बुद्धिमान, विचारवानू, और चरित्रवान्‌ तथा विवेकी 
व्यक्षितयों के द्वारा होना चाहिए। उनके निर्देश का प्रतिपालन सर्वदा मंगलमय' 
होगा । उनके द्वारा ही अधिकार-पथ प्रदर्शन होना चाहिए तथा नागरिक छोग तद- 
नुकल आचरण करें। नागरिकों को उनकी योग्यता तथा प्रवृत्ति के अनुसार श्रेणियों 
में संगठित कर उनको उपयुक्त कार्य में लगाना चाहिए | इस प्रकार राज्य के 
शासको, योद्धाओं, व्यापारियों की तीन मुख्य श्रेणियाँ हो सकती ह। मजदूरी 
आदि कामो को दासों से कराना चाहिए। यदि अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी 
और प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना कतंव्य करे तो राज्य तथा समाज का सर्वथा 
हित होगा । प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों के व्यक्त करते और शासन में 
हाथ वंटाने का अधिकार होना चाहिए । प्लेटो ने अपने सिद्धान्त ओर विचार 
अपने दो ग्रन्थी 'रिपव्लिक तथा लाज' में विशद रूप से लिखे हैं। रिपव्लिक' 
आज भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है । प्छेटो आदर्शवादी था । उसके विधान 
में वर्गसत्ता तथा दासों के प्रति उदासीनता का दोप माना जा सकता है। 
इसके सिवा उसके विचार समाजवाद और कुछ अंशों में साम्यवाद की ओर भी 
झुकते है । वह नागरिक के सभी विचारों, कामों और व्यवहारों पर राज्य का 
नियन्त्रण स्थापित करने के पक्ष में है। इन आदर्श विचारों के अनुकूल सिसली 
के शासकों और शासन को सुधारने का निमन्त्रण उसने स्वीकार कर लिया था । 
तीन वार प्रयत्न करने पर भी उसे सफलता न मिल सकी । कुछ लोगों की धारणा 
है कि अपने दाशंनिक विचारो को राजनीतिक क्षेत्रों में प्रचलित करने में हुई उसकी 
विफलता ही प्लेटो की असफलता का एक प्रमाण है । 
प्लेटो के शिष्य अरिस्टाटल (अरस्तू) का विश्वास था कि सामाजिक जीव 
होने के कारण मनृष्य अपना पूर्ण विकास समाज के ही द्वारा प्राप्त कर सकता है । 
राज्य का मुख्य उद्देश्य सम्य तथा आददों नागरिक पैदा करना है । यदि उसमे वह 
असफल हुआ तो वह विधान बुरा है। राज्य में अनेक सघ और संघों में योग्य तथा 
अयोग्य, अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हूँ । अतएवं राजनीतिज्ञ को मनुष्यों की अस- 
मानताओं और विभिन्नताओं के अस्तित्व को मानते हुए उनकी योग्यता, आचरण 
और क्षमता के अनुकूल उनको अधिकार प्रदान करना चाहिए । सब * घान वाईस 
पसेरी नही तोला जा सकता । विभिन्नताओं का मुख्य कारण स्वाभाविक ग्रुण- 
बवगूण, सम्पत्ति, वंश और स्वतन्त्रता की प्रवृत्तियाँ हो सकती है । स्वतन्त्र वाग- 


ग्रीस २८३ 


रिको ओर गुलामों को समान अधिकार नहीं दिये जा सकते । राजा, गिष्ट समूह 
ओर पालिटी, तीनो ही अपने-अपने परिप्कृत रूपों मे अच्छे हो सकते है । विक्वेत 
रूप में वे ही मयकर, हानिकारक और अन्यायी हो जाते है । किद्ी प्रकार के शासन 
को अरस्तू ऐसा न समझते थे कि जिसका स्वार्थी अथवा मूर्ख छोग दुर्पयोग न कर 
सके ओर जो अत्याचारी न वन जा सके । अरस्तू की राय में दासो तथा मजदूर पेशा- 
वालों को राजनीतिक अधिकार देना अनुचित हे । विविध विधानो मे वे एक सुयोग्य 
व्यवित के शासन को ही सवसे कम अहितकर अनुमान करते थे । यदि वैसा व्यक्ति 
न मिल सके तो मब्य श्रेणी का शासन सम्भवतः सबसे कम हानिकारक सिद्ध होगा । 
ग्रीको का सारा जीवन राजनीतिमय था । राजनीति से उनका तात्यये 
उन मूल तत्त्वों और सिद्धान्तों से था जिनके व्यवहार से मनुष्य का जीवन सार्थक 
और सदाचारपूर्ण हो सकता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य सुख और संस्कृति का 
रक्षण तथा संवर्द्धस माना जाता था। अतएव कोई आइचर्य नही कि राजनीति 
घास्त्र पर दार्गनिक तथा वैज्ञानिक ग्रत्थ बड़े चिन्तन के साथ वहाँ लिखे गये । 
उनकी विचारवारा मे दुर्भाग्य से तीन बडे दोप थे । पहला यह कि यूनानी अपने 
सिवा सब जातियो को असम्य समझते थे । दूसरा यह कि उनका ध्यान नगर- 
राज्यों में ही प्रायः उलझा रहा । यद्यपि विशेष स्थिति में छोटे राज्यों के संगठित 
होने की चर्चा मिलती हैँ तथापि बड़े साम्राज्य उनकी कल्पना के वाहर थे। उनकी 
राय में जनसत्ता सीमित छोटे राज्यों में ही सम्भव हो सकती थी। तीसरा यह कि 
नगरवासियो को या यो कहिए कि मनुप्यों को ही वे दो भागों में विभकत कर बैठे 
थे, एक वे यो स्वतन्त्र है और दूसरे जो स्वभाव से ही दासता और सेवा के लिए जन्मे 
है । इन धारणाओं ने उनकी राजनीतिक दृष्टि और विचारों को कुछ सकुचित 
कर दिया जिससे उनकी रचनाएँ सकीर्ण ओर दूषित रह गयी । यद्यपि वे समाज 
अथवा राज्य का व्यक्ति के साथ ठीक सम्बन्ध स्थापित न कर सके तथापि अपनी 
कल्पित परिधि तथा अनुभव क्षेत्र की सीमाओ के भीतर उन्होने राजनीति के 
प्रमुख मृलतत्त्वो, विभिन्न प्रकार के सगठनों के गुणो ओर अवगुणों पर सारगर्भित 
तथा मार्भिक विचार किया है। उन्होने राजनीति के आदर्ण तथा उसकी प्राप्ति 
के साधनों पर अच्छा तर्क-वितर्क किया है । प्लेटों का रिपव्छिक और अरस्तु का 
पोलिटिक्स' उनके ही युग की नही, वरन्‌ आज के सम्य ससार की भी आदरणीय 
रचनाएँ है । जनसत्तात्मक राज्य में रहते हुए भी उसके दोपो का निर्मक वर्णन 
उन्होने किया है । 


२८४ विश्व-इतिहास 


वन 
यूनानी अपने देवताओं को अपनी ही तरह काम, क्रोव, मोहादि गृण दोपों से 
युक्त समझते थे। किन्तु वे अमर माने जाते थे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में इतने व्यस्त 
रहते थे कि मृत्यु छोक के निवासियों के कार्यों में उन्हें हस्तक्षेप करने की कोई आव- 
इयकता न थी । मनुष्यों के लिए वे आरचय के विपय थे। उनको सबसे भयभीत 
होने का कोई कारण न था। यूनानी मनुष्य की उत्पत्ति देवताओं से मानता था 
और मृत्यु के पश्चात्‌ सम्मवतः देवता हो जाने की आशा कर सकता था। देवताओं 
की सस्या गणनातीत थी । देवताओं का अधिपति प्रकाशस्वरूप ज्योस (इन्द्र), 
आकाश का देवता था। उसका अस्त्र वज्ञ था। पूरे एक दज्जन पुत्रों और अपनी 
स्‍त्री तथा साथियों के साथ ओलिम्पस पर्बत की हिमाच्छादित चोटी पर वह निवास 
करता था। उसने अपनी पत्नी देमेतर (घरती ) को जल-वर्षा द्वारा अभिसिचित 
कर कोरी' नाम की पुत्री को जन्म दिया । ज्योज़ के दो भाई थे एक का नाम 
पोषिदन' (वरुण) था जिसका आधिपत्व समुद्र पर था और जो भूकम्प उत्पन्न 
करता था। ज्योस का दूसरा भाई हेडज था जिसको पाताछू का आधिपत्य मिला । 
भूत-प्रेतादिपूर्ण, मुर्दों के अन्चकार-प्रस्त लोक का वह स्वामी माना जाता था । 
उसका विशेष सम्बन्ध गुह्य रहस्थात्मक एल्यूसी नियन सस्था से माना जात्ता था । 
ज्योस का पुत्र घनु्वेर एपोलो' देवताओ में बड़ा ही प्रतिष्ठित माना जाता था । 
उसका विशेष कार्य था पशुपालन, एवं कृपको का संरक्षण । अति रूपवान, सगीत- 
पारंगत युवक के रूप में उतकी कल्पना की गयी थी और ई० पु० पॉँचवी झती में 
उसको फीबस (सूर्य) का स्थान प्राप्त हुआ था । वह ऐसा दयावान्‌ देवता माना 
गया जिससे लोग अपनी सनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थताएँ करते थे। (दिओनिसस' 
स्त्रियों का मुख्य उपास्य देवता था जिसको वे, अरिस्टोफेनीज के अनुसार, बैकस 
(मदिरा के देवता) के उत्सवों में शिश्न के रूप मे स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक 
मैथुनात्मक व्यापार द्वारा तथा नाच-गाकर प्रसन्न करती थी । उसका चिहक्न और 
प्रतीक लिग, विशेषतया शिर आरोपित लिंग था। जगह-जगह रास्तों और चौराहो 
प्र इन लिगो की स्थापना ग्रीस मे की गयी थी । लोकप्रिय देवताओं में 'हरमीज' 
का विशेष स्थान माना जाता था। ज्योस उसका पिता और मइया उसकी माता 
थी। पथप्रदर्शन, रोजगार, व्यापार तथा आदान-प्रदान का वह नियन्त्रक एवं 
सरक्षक माना जाता था । वह चोरों का सरक्षक ही नही, वरन्‌ स्वय चो र-शिखामणि 
था। अखाड़ो, व्यायाम तथा खेलकूद का सरक्षक होने के अलावा वह वक्‍ताओ को 


ग्रीस २८५ 


भी सिद्धि प्रदान करता था। दयावान और आशुत्तोष होने के कारण छोग उससे 
बडी आशाएं रखते थे। ग्रीस वालहे अनेक देवियों की भी पूजा करते थे। देवियों में 
अस्त्र-शस्त्र-धारिणी समरभयकरी, किन्तु शान्तिदायिनी, जन-रंजिनी और ज्ञानेदवरी 
देवी एथेना थी। अपने पिता ज्योस के मस्तक से उसने अस्त्रादि सहित जन्म पाया । 
सबसे पहले उसने वायूमण्डल के तूफानो का दमन किया, परचात्‌ जैतून (जित 
वृक्ष) लाकर ग्रीस में प्रतिष्ठित किया। वह निरच्तर ग्रीस की रक्षा और समृद्धि 
का विधान तथा उसका सन्माम्गम प्रदर्शन करती रही यद्यपि स्वयं छिपकर वह मासे' 
आदि अन्य देवताओं तथा मनृष्यो से प्रणप करती रही। दूसरी देवी 'एफ़ोदिती' थी 
जो प्रेम तथा काम का सचार और दाम्पत्य तथा प्रसव का नियन्त्रण करती थी। 
उसके दो रूप थे । एक रूप से वह पवित्र प्रेम और दूसरे से भोग-विलास और कोरी 
कामुकता का प्रोत्साहन करती थी। विवाहिता स्त्रियों के अछावा कही-कही वह 
वेश्याओं की भी आराध्या देवी थी। रोम वाले उसे वीनस कहते थे । वही क्यूपिड 
की माता थी। वह समुद्र से पूर्ण युवती के रूप में प्रकट हुईं थी। उसके अछौकिक 
सौन्दर्य ने देवताओं में वड़ी बेचैनी फैलायी और उनकी वासनाओं को जगा दिया। 
ज्योम ने उसे वकूकन को दे दिया । वह स्वय एक शिशु पर मुग्ध हो गयी और 
उसके युवा होने पर उसके प्रेम में लिप्त हो गयी। उसी ने आगे चलकर इरोस' 
नामक रूपवान पुत्र को जन्म दिया जो कामवासना का प्रेरक और सवर्द्धक है । 
स्त्रियों की दूसरी किन्तु अत्यन्त प्रभावशालिनी, अरगस नगर की प्रमुख देवी, ज्योस 
की पत्नी हिरा' नाम की थी। स्त्रियों के जन्म से मृत्यु तक जितने व्यापार थे उसी 
के निर्देश से होते थे। ग्रीस वाले घरती माता की, जिसका नाम देमीतर' था, 
उपासना करते थे। वह ज्योस की श्रेष्ठ पत्नी थी। उसी से शस्यरूपिणी कुमारी 
कोरी' का जन्म हुआ। चन्द्रमा को वे छोग विपुल-स्तनी अरटेमिस' देवी के 
नाम से पूजते और उसी से वर्ष का आरम्म मानते थे। हेफासटोस' नाम की देवी 
ज्वालामुखी पर्वतों की उन्मुखज्वाल अग्नि की अधिष्ठात्री थी। 

उपर्यक्त देवो और देवियों के सिवा यूनान में अगणित देवी-देवता मात़े जाते 
थे। जातीय सर्वमान्य देवी-देवताओं के अलावा नगरो, ग्रामो, कुछो, घरो के 
तथा कला, इतिहास, काव्य, नाटक, गान, नृत्य, निद्रा, मृत्यु आदि के अनेकानेक 
उपास्य देवी-देवता थे। ऋतु-परिवर्तनों पर प्राय. उत्ते लिए विविध विवानों से 
उत्सव और पूजन किये जाते थे। पूजा में छोग अन्न, फल-फूल, पशु, सुरा, वस्त्र, 
सोना-चाँदी आदि चढाते तथा वाजे-गाजे, खेल-कूद, नाच-गाने के साथ पृजन करते 


२८६ विश्व-इतिहास 


और उत्सव मनाते। वे तरह-तरह की मानताएँ मानते और नाना प्रकार के सस्कार 
जन्म से मृत्यु पर्यन्त करते थे | देवताओं के नाम से वे शपथ छेते थे। ग्रीस में 
पुजारियो का काम प्राय: घर या जाति के बडे-बूढे ही करते थे। पुजारियों की कोई 
विद्येप श्रेणी न थी। घमं के नेता दाशंनिक थे। जब देवताओं की प्रवृत्तियाँ उनके 
गुण, कर्म, स्वभाव और उतकी सुख-दु ख की अनुभूतियाँ, उनके अनुयायियों के ही 
समान थी तब उनका प्रभाव मनुप्यो पर विशेष हितकारक होने की सम्मावना 
क्या हो 'सकती थी, यह कहना कठिन है। उनके पूजने का एकमात्र ध्येय आनुकूल्य 
का स्थापन और प्रातिकूल्य का वर्जन प्रतीत होता है। सक्षार के विभिन्न देशो और 
जातियो में पुरातन युग से अन्न, फल-फूल, वनस्पति तथा मानुपी जगत्‌ में स्त्नी- 
पुरुष की जननेन्द्रियाँ उत्पत्ति अथवा सर्जन की प्रतीक मानी जाती हैँ । पैदाइञ् से 
सम्बन्ध रखनेवाले तरह-तरह के रिवाजों और उत्सवो का प्रचलन पुराने युग से 
चला आता है। ग्रीस में भी उस प्रकार के उत्सव मनाये जाते थें। देमेतर (भू 
देवी ), दायोनेशिआ, हर्मीज तथा अतंमिस देवी या देवताओं के पुजनों और उत्सवों 
में लोग सजनन के मानवी प्रतीको का उपयोग करते और कभी-कभी तो उत्सवों 
के अवसरो पर साधारण सामाजिक मर्यादाओं और आचार को ताक में रखकर 
स्वच्छन्द कामकला में प्रवृत्त हो जाते थे । ऐसे उत्सव कमोबेण सभी स्थानों पर 
होते थे किन्तु एथेन्स, एफिसस, एल्यूसिस, आरगस और आकेंडिया मे वे बड़े पैमाने 
पर उत्साह और घूमघाम से मनाये जाते थे । शिश्न देव (प्रिएपस ) की पूजा और 
उत्सव में स्वैरिता तथा उच्छुखलता का मुक्त प्रदर्शन होता था। अरिस्टोफेनीज 
के अनुसार दियोनिअस और बैकस के उत्सवो में शिश्त का पूजन स्वाभाविक अथवा 
अस्वाभाविक मैथुनात्मक व्यापार होता था। पोरनाई' श्रेणी की वेच्याएँ अपनी 
शालाओ के वाहर प्रिएपस के शिश्न का चिह्न प्रदर्शित करती थी। 
ग्रीस के धामिक विचारों में तीन विशेषताएं थी। पहली यह कि धामिक 
विश्वासों तथा अर्चाओं का नैतिकता से कोई अनिवार्य सम्बन्ध न था, न उनका कोई 
आवश्यक वन्धन ही था। दूसरी यह कि यद्यपि देवताओं का अपना लोक था, किन्तु 
उनमे अमरत्व के सिवा कोई अलौकिकता का आरोप नहीं किया गया । उनके 
व्यवहार और व्यापार मनुष्यो के समान अच्छे-बुरे सभी प्रकार के होते थे । यद्यपि 
ग्रीस के मूर्तिकारो ने देवताओं और देवियो की भव्य मूर्तियाँ स्थापित की है तथापि 
वस्तुत: वे देवताओं का शरीर मनुष्य के आकार-प्रकार का नही मानते थे | देदी- 
देवताओ की कल्पना वे रूह, हवा अथवा आकाश्न के से सुक्ष्म तत्वों के समान करते 


ग्रीस २८७ 


थे। इसीलिए स्वास्थ्य, योवन, सम्मान, भाग्य, आशा, भय, सदगण, विजय 
कोमार्य आदि के भावात्मक प्रतीक कल्पित करके वे उनमें श्रद्धा तथा विव्वास 
रखते थे। भूत-प्रेतादि अनिष्टकारी सत्ताओं में भी उसका विश्वास था । देवी- 
देवताओ का सम्बन्ध किसी आध्यात्मिक जगत्‌ या विपय से न था, बल्कि व्यावह्य रिक 
विपयो से था । छोग अपनी आकाक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
देवताओं की सहायता मांगते थे। उनको प्रसन्न करने के लिए विविध विधान, 

कर्मकाण्ड तथा प्रार्थवा आदि करते थे | इस विपय में जो दृष्टिकोण व्यर्वितशो, 

कुटुम्वों, वश का था वही राज्यों का भो था। वात यह कि ज्योस को छोड़कर 
प्राय, सब ही देवी-देवता किसी विशेष जन-समूह अथवा जाति के थे। उन 
सबको ग्रीक लोगों ने अपना लिया। जो देवलछोक के देवता थे उनको हलके रग के 
आर पृथ्वी के देवताओं को गहरे रंग के पशुओ की वलि चढायी जाती थी 


रहस्यात्मक सस्था 


ग्रीस में एल्युसियन गृह्य समाज नाम की संस्था अपनी विशेषता रखती है । 
उस समाज का मान शासक मी करता था, किन्तु उसके अलावा स्वतन्त्र छोटे-छोटे 
समाज विभिन्न स्थानों मे थे। अद्यावधि एल्यूसियन का पूरा हा कोई नहीं जानता, 
क्योकि उस समाज में जो कुछ होता था उसके गुप्त रखने की सदस्यों को शपथ 
लेनी पड़ती थी। अनमान किया जाता है कि उनके कोई निर्चित सिद्धात्त न थे 
किन्तु उनका विश्वास था कि मनुष्य भावना, विश्वास, तदात्मता तथा आध्यात्मिक 
प्रयत्न से देवत्व एवं अमरत्व प्राप्त कर कसताहै। समाज में ऊँचे-नीचे का कोई 
मेदभाव न था, समानता का भाव रखा जाता था ) उस सिद्धि के लिए साथन तथा 
सहानभूति की आवश्यकता होती थी । उनके समाज अथवा चक्र मे जो क्रियाएँ 
होती थी वे प्रतीकात्मक होने के अछावा साधनात्मक महत्त्व मी रखती थी । नृत्य, 
अभिनय तथा लीलाओ द्वारा वे आध्यात्मिक वातावरण और रसानमभृति जाग्रत 
करने का प्रयत्न करते थे। उनके दो सम्प्रदाय थे । एक को वेकेनाहृु कहते थे । 
वह मद्यादि उपचारों द्वारा मस्ती पैदाकर ईइ्वर से ऐक्य स्थापित करने का सावन 
करते थे। दूसरे का नाम था 'आरफिज्म' जिसकी साधना त्यागात्मक थीं। इसी 
प्रकार का भेद एपिक्यूरिअन और स्टाइको के सिद्धान्तों मे पाया जाता है । 
ग्रीस के घधामिक विचारों पर एशिया, मिन्न, क्रीट का प्रभाव आरम्भ से ही 
पडता रहा, किन्तु अलेक्ज़ेण्डर के समय से वह बैसा ही बढ़ गया जैसा कि दार्शनिक 


२८८ विश्व-इतिहास 


क्षेत्र में वढा या। धीरे-धीरे बौद्धिक, भोतिक तथा नास्तिकवादों की वृद्धि के साथ 
देवी-देवताओं में उनके विश्वास का ह्ास होता गया । शासकवृन्द राजनीतिक 
लाभ के लिए देवताओं तथा पुराने उपयोगी घामिक भावों का रक्षण और पोषण 
करते रहे। स्वयं अलेक्जेण्डर इस प्रवृत्ति का उदाहरण है। साहित्य भी उसकी 
पुष्टि करता है। आस्तिकवादी दार्शनिक स्पष्टतया कहने छूगे कि यद्यपि परमेइवर 
एक ही है किन्तु अनेकत्व भी उसी के अन्तर्गत है । त्रेछोक्य को अतिक्रमण करके 
वह सर्वातिशायी है। ग्रीस में घामिक और दार्शनिक विचारों का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध कमोबेश हमेशा रहा। उनका ईसाई धर्म के विकास पर भी बडा प्रभाव 
पड़ा । प्लेटो के और ईसा के मत में बहुत कुछ सामंजस्य पाया जाता हें । दोनों 
मर्त जगत्‌ की अस्थिरता को उत्लघन करके अप्रत्यक्ष, किन्तु स्थायी तत्त्वो को आदर्श 
मानते है। 


साहित्य 


अनुमान किया गया हैँ कि ईसा से हजार या वारह सौ वर्ष पहले यूनानियों ने 
फोनीशिया वालो से अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर उनको छुछ हेरफेर के साथ अपना 
लिया। अक्षर व्यंजन थे क्योकि स्व॒रो के लिए कोई चिह्न निर्धारित न हुए थे। 
अक्षरों की सख्या बाईस थी। ग्रीस वालो ने स्व॒रो के चिह्न निश्चित किये जिससे 
लिखने-पढ़ने की सुविधा हो गयी । मिस्र देश से कागज, कलम तथा रोशनाई वे 
मँगवा लेते थे। ईसा पूर्व चौथी शती तक लिखने-पढने की पूरी सुविधाएँ ग्रीस चालो 
को प्राप्त हो गयी थी। 


ग्रीक भाषा में सबसे पुराना साहित्य वीर-गाथा काव्यों का है। कहा जाता है 

कि उन गाथाओ को एकत्रित, परिप्कृत तथा सगठित करके इलियड की रचना की 
गयी । उसका श्रेय होमर नामक किसी काल्पनिक अथवा ऐतिहासिक व्यक्ति 
को दिया गया। ग्रन्थ की भाषा प्रधानत. आयोनिक है किन्तु उसमें एपोलिक 
भाषा का भी कुछ सम्मिश्रण हुआ। होमर सम्भवतः एशियाई कोचक के स्मरता 
नाम के नगर के आसपास का निवासी था । ग्रन्थ का विपय है ग्रीस वालो का ट्राय 
(इलियम ) नामक राज्य से सघर्ब और युद्ध । कथा का युद्धवीर नायक एचिलीज 

है। गाथा के अनुसार ट्राय के राजा का पुत्र परीस स्पार्टा के राजा की परम सुन्दरी 

रानी हेलन को छल अथवा बल से उठा ले गया । उस दुष्कृति तथा अपमान का 
बदला छेने के लिए, ग्रीस के राज्यों ने मिलकर ट्राय पर आक्रमण किया। आक- 


२८९ 


'मणकारियों का नेता आरगस का राजा एगामेमनान था । ट्राय की दीवारें बडी 
मजबूत थी । दस वर्ष तक घेरा डाले रहने और भयकर मार-काट के परचात्‌ नगर 
छूटकर विध्वस कर दिया गया। विजय प्राप्त कर राजा लोग अपने अपने राज्य 
में जब पहुँचे तव उनको ज्ञात हुआ कि राज्यो पर अन्य लोगो ने अपना प्रभुत्व जमा 
लिया था। अनेक राजा हताश होकर लौटे और जहाजो पर दूसरे स्थानों में भाग्य 
परीक्षा के लिए चले गये । इलियड में वीरो और योद्धाओं के चरित्रो का जोरदार 
वर्णन हे । नीलोपी, आर्द्रमकी आदि स्त्रियों का चित्रण अत्यन्त मधुर, कोमल और 
आदर्ांपूर्ण है। इलियड का उपसहार होमर ने ओडेसे काव्य में किया है। 
दोनो ग्रन्थ ग्रीस की प्राचीन सम्यता के ज्ञान के लिए मुख्य साधन होने के 
अलावा श्री वाल्मीकि रामायण की तरह विश्व साहित्य में अमरत्व का स्थान 
पा चुके है । 

होमर के अलावा दूसरा प्रसिद्ध कवि हीसिअड है जो एक किसान था (७५० 
से ७०० ई० पुृ०)। यूरोप का वह प्रहछा कवि था जिसने गरीबों के पक्ष और हित 
में अपनी आवाज उठायी | पूजीपतियो तथा भूमिपतियों के अत्याचार का उसने 
विरोध किया तथा कृपक जीवन की प्रशसा की । अत्याचारी को देवकोप की 
चेतावनी दी । ऐतिहासिक दृष्टि से ही सिअड का काव्य अपना विशेष महत्त्व रखता 

हैं। उसके समय तक गीतिकाब्य का, 'जो वॉसुरी और तनत्री के साथ गाये जाते 
थे, खासा प्रचछन हो गया था। पौराणिक ढग के काव्यों या वीरगाथाओं के स्थान 
पर भावुकता प्रधान काव्य मे लोगो की रुचि और प्रवृत्ति वढती गयी। प्रेम तथा 
करुणा के भाव अधिक लोकप्रिय होने छगे । इस नयी प्रवृत्ति का हृदयस्पर्शी 
प्रस्फटन लेस्वोस सेफो नाम की सुप्रसिद्ध कवियित्री के गीतो में हुआ (छठी शती 
ई० पू०) । उसका सम्मान आज तक यूरोप में होता है। ग्रीस वाले तो उसे कविता 
देवी का दशम अवतार मानते थे । इस प्रसग में थेवीज के किसान कवि पिंडर का 
नाम इसलिए आवश्यक है कि वह ग्रीस की औद्योगिक क्रान्ति के युग की भावनाओं 
को प्रकट करता है। उसने वडी मधुर तथा ओजमयी भाषा में ओलिम्पिया के 
खेलो के यशस्वी विजेताओं का गुणानुवाद किया | इसके सिवा घनपतियों के 
सुखमय जीवन का चित्रण करते हुए उनके उत्तरदायित्व का सकेत भी किया। 
वहाँ के लोग तो उसे सगीत का देवता मानते थे । उस समय तन्‍्त्री तथा वशी का 
काफी प्रचलन हो गया था जिससे कविताओ को स्वर एव लूय सहित गाने का शौक 
उत्पन्न हो गया था। असीरिया में प्रचलित गानो को लिखने की साकेतिक लिपि 
२९ 


२९० विश्व-इतिहास 


को काट-छाँद कर यूनानियों ने अपना लिया जिससे रागो के स्थिर करने तथा 
सिखाने का सुभीता हो गया । 

ग्रीस, विशेषतया एथेन्स, के साहित्य तथा कला का स्वर्ण युग (ई० पृ० पॉँचवीं 
दती ) पेरिक्लीज का समय है। यद्यपि काव्य के जितने मुख्य अंग है सभी वीज रूप 
से होमर के काव्यो में पाये जाते हैँ तथापि उनका विश्ेप विकास इसी युग में हुआ | 
कालिदास ने लिखा हैं कि विनोद के अतिरिक्त नाट्य देवताओ का प्रिय चाक्षुप यज्ञ 
है। ग्रीस वालो की भी वैसी ही घारणा थी । अतएव देवताओं के उत्सवो पर उनका 
पठन और श्रवण श्रद्धा के साथ होता था। ग्रीस साहित्य के प्रमुख और साहित्य संसार 
में सम्मानित नाटककार एस्फाइलस (५२५--४५६ ई० पूृ०), सोफोक्लीज, 
युरीपिडीज और अरिस्टाफनीज इसी युग में फले-फूले । पहले दो नाटककारो ने 
सात-सात चौथे ने ग्यारह और तीसरे ने सौ नाटक लिखें जिनमे से अठारह नाटक 
मिलते हैँ । नाटकों का विपय किसी-न-किसी भाँति धर्म तथा देवताओं से सम्बन्ध 
रखता था। एस्फाश्लस ने देवताओ के न्याय तया मनृण्य के आचरण की शुद्धता 
को अपने नाठको मे प्राधान्य दिया हैं। उसकी मनोवृत्ति भोतिक तथा वुद्धिवाद 
के विरुद्ध थी । विपम स्थिति उत्पन्न हो जानें पर भी उसकी श्रद्धा और विश्वास 
देवताओं के प्रति अटल थे। यूरोपिडीज ने उनसे विपरीत मानुपिक जीवन तथा 
उसकी प्रवृत्तियो, मावनाओं तथा समस्याओ को देवताओं की कृतियों से अधिक 
महत्त्व दिया है। देवताओं की कथाओ की उसने कटु आलोचना की । दोनों और 
दलितो के दुख-सुख को उसने उपस्थित करने का इलाघ्य प्रयत्न किया है। यद्यपि 
तत्कालीन दर्शकों ने उसका उतना सम्मान नही किया जितना कि दूसरों का तथापि 
उसका महत्त्व तो सभी को स्वीकृत, करना दही पड़ा । उपर्युक्त तीनो दु.खान्त नाटक- 
कार थे। नाटको की सख्या तथा उनके गुणों के उत्कर्ष का मुख्य कारण यह था कि 
ओलम्पिया की प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक कलाकार को चार नाठक प्रस्तुत 
करने पडते थे। प्रहसनों तथा संगीतात्मक नाटको के लिखने में अरिस्टोफनीज सिद्ध- 
हस्त था । दार्शनिक, धामिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा कोटुम्बिक विपयो 
पर उसने सुन्दर भाषा में बड़ी चुनती हुईं आलछोचनाएँ की | नेताओं ओर. दाझी- 
निको पर भी उसने चुटीले व्यग किये । प्रहसन लिखने की परिपाटी इतनी जोरदार 
हुई कि शासन ने प्रस्तुत राजनीतिक विपयो पर प्रहसन लिखता सना कर दिया । 
ग्रीस की जनता को नाटकों का संग्रह करने तथा उन्हें पढ़ने और अभिनीत करने 
और देखने का बड़ा शौक था । कभी-कभी तो तीस हजार तक दर्शक अभिनय 


ग्रोस २९१ 


देखने के लिए एकत्रित हो जाते ये। नये नाटकों में केलछ क्थोपकथन न था। गान, 
नाच, भाव-प्रदर्गन, चित्रपट आदि का उसमे मिश्रण रहता था। प्राचीन युग में 
नाटक ने ग्रीस के वरावर सम्भवत. कही भी उन्नति न की । उसके उत्थान काल में 
वियोगान्त नाटकों का प्राधान्य रहा, किन्तु पतन कार में सुखान्त नाटकों का 
अधिक सम्मान हुआ। 

यूनानी लोग सौन्दर्य तथा सगीत के प्रेमी थे। वे जिस काम को हाथ में छेते 
उसमे सुन्दरता लाने का प्रयत्त करते । इसीलिए उनकी कल्ाओ और साहित्य में 
असाधारण सुन्दरता मिलती है। पद्य में रचना करने की परिपाटी तो पहले से 
चली आती है। होमर के काव्य में ही भापा, पद-विन्यास, व्यजना शवित, छन्द तथा 
अलकार आदि के बहुत-से गुण विद्यमान थे । उनकी वृद्धि उत्तरोत्तर होती गयी। 
किन्तु जब ऐतिहासिक, ताकिक, दार्थनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक विपयो 
की रुचि और आवश्यकता पड़ी तव गद्य में भी पुप्टता, व्यापकता, प्रौढ़ता, ओज, 
सूक्ष्म तथा जटिल भावों को सरलता से प्रकट करने की विलक्षण क्षमता विकसित 
हो गयी । सस्क्ृत और अरबी की तरह ग्रीक भापा भी सुस्थिर और समृद्धिग्ाली 
मानी जाती है। वक्‍तृत्व कला में भापा का वडी सफलता से उपयोग होता गया। 
एथेन्स के सुप्रसिद्ध व्याख्याता डेमास्थनीज के ओजपूर्ण और प्रभावज्ञाली भाषण 
आज तक जोश से पढ़ें जाते है । 
कलाएँ 


ग्रीस की स्थापत्य कला प्रारम्भ में तो भोडी थी और छकडी का उपयोग इमा- 
रतो के बनाने में बहुतायत से होता था । किन्तु सुन्दर सफेद पत्थर के सुगमता 
से मिल जाने के साथ ही मित्र और क्रीट की कलाओ का ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो 
गया । उन साधनो को प्राप्त कर ग्रीस वालो ने अपनी प्रतिभा से उसको अधिक 
परिप्कृत, भव्य तथा सुन्दर ही नही बनाया, वरन्‌ उस पर अपने व्यक्तित्व की ऐसी 
छाप लगायी कि आगे चलकर यूरोप वालो के लिए उनकी कला आदर्श मापदण्ड 
का काम करने लगी । उस कला के ध्वसावशेपों से यह प्रतीत होता है कि अच्छी 
इमारते प्राय. देव-मन्दिर अथवा देवताओ की स्मृति में निर्मित की जाती थी। 
उनमे देवमूर्तियाँ प्रतिष्ठित नहीं की जाती थी क्योंकि उनके निर्माण का एक मात्र 
उद्देश्य देवी-देवताओ के प्रति सम्मान प्रकट करना और उनकी स्मृति को देदीप्यमान 
रखना था। उनकी इमारतो की भव्यता में सागोपाग सगति के अलावा विशारू 


२९२ विश्व-इतिहास 


स्तम्मों की विशेष छटा और महत्त्व रहता था । इमारतों में स्तम्मों के हिसाव से 
तीन दैलियाँ थी--डोरिक, आयोनिक और कोरिन्थियन | डोरिक कला का सवसे 
सुन्दर प्रदर्शन सक्रोपोलीस पहाडी पर स्थित इवेत संगमरमर के पार्थेनान मन्दिर 
मे है। उसके खम्मे ३४ फूट ऊँचे, नीचे की ओर अधिक, किन्तु ऊपर कम मोटे 
बने हुए है, स्तम्मों पर नालियाँ खचित हैँ। मन्दिर की फ्रीज पर सु-प्रसिद्ध मूर्ति 
कलाकार फीडियस द्वारा उकेरे ट्राय के युद्ध के दुश्य तथा खेलो के जुलूस हूँ | पीड-- 
मोट पर ज्योज के उद्भव से एथेना देवी के जन्म तक की मूर्तियाँ हैं । सबका सामू- 
हिक प्रभाव इतना सुन्दर पड़ता है कि उसको स्थापत्य तथा तक्षण कला का श्रेप्ठतम' 
नमूना माना जाता है। आयोनिक शैली की विशेषता उसके स्तम्मो में है। वे 
उतने मोटे नही होते न उनके नीचे तथा ऊपर के भाग अलक्ृतत होते है । इमारतों 
के दरवाजो, कारनिस, धन्नी और छत के बीच के भाग पर उत्कीर्ण मूतियाँ अथवा 
जजीरेदार लडियाँ वनी होती है । उस कला का अच्छा नमूना एरेक्थियम है जो 
पार्थेनान के समीप बना हुआ है। कारिन्थियन शैली के खम्मो पर प्राय. वडी सजावट 
और कारीगरी का प्रदर्शन है। अलेक्जेण्डर के समय से धामिक इमारतों का 
बनना कम हो गया और लोगो की प्रवृत्ति प्रासाद, सग्रहालय, नाचघर, मकान, 
सस्‍्तानागार, क्रीड़ामवन, नाट्य मन्दिर, पुस्तकालय आदि बनाने की ओर हो ग्रयी, 
एशियाई कोचक के उत्तर-पेश्चिमी कोण पर ग्रीस के पास परगेमम नगर के ध्वसा- 
वदेषों से जान पड़ता है कि ग्रीक नगर निर्माण कला ने सम्मवत. मिस्र तथा फारस से 
प्रभावित होकर बड़ी उन्नति की । भव्य विशाल नगर में सार्वजनिक सुन्दर इमा-- 
रतें जैसे, संग्रहालय, पुस्तकालय, वाचनालयादि तथा रहने के मकान जिनकी दीवारों 
पर वढिया पलस्तर चढ़े और चित्रादि बने थे--बहुतायत से थे। शहर मे बड़े- 
बडे पार्क, बाग-वगीचे, चलने के लिए पटरियाँ, पक्की सीधी सडक, पानी के निकास 
के लिए खुली और बन्द नालियाँ, पानी लाने के पाइप आदि का सुविधाजनक 
प्रबन्ध था । इमारतें महरावदार बनायी जाने रूगी थी। छोटे-छोटे नग्र प्राय: 
एक ही ढंग पर बसाये जाते थे । अलेक्जेंण्ड्रिया सबसे बडा, समृद्धिशाली नगर था। 
वहाँ के महल बड़े और सफेद पत्थर के बने थे। इन उत्तरकालीन इमारतों के फर्श 
सुन्दर, सफेद या काले पत्थरो के होते थे। स्तम्मो पर अधिक अलक्ृत कारीगरी 
और दीवारो पर विविध भाँति के चित्र उनकी शोभा बढाते थे। नये ढग के नगरो- 
में अलेक्जेण्डिया सबसे प्रधान और सम्पन्न था। 
स्थापत्य कला के अतिरिक्‍त ग्रीस मे मूतिकछा की भी बड़ी उन्नति हुई। ग्रीस 


ग्रीस २९३ 


वाले मनुष्य के शरीर को प्रकृति की कला का उच्चतम प्रतीक समझते थे, अतएव 
वे उसको सुन्दर और सुडौल बनाने के लिए अधिकाधिक चेष्टा करते थे। उनका 
यह भी विश्वास था कि देवी-देवताओ और मनुष्यों के शरीर की रचना में केवल 
सुन्दरता और मनोहरता का भेद हैं। ग्रीसवासियों का आदर मनुष्यत्व से देवत्व 
प्राप्त करने का था । तदनुसार मनुष्य की प्रतिकृति को वे देवी-देवताओ की कल्पना 
के जितना निकट ले जा सकते थे, उतना ही अधिक साम्य लाने का वे प्रयत्न करते थे । 
देवी-देवताओ, वीरो और नेताओ की मूर्तियाँ अधिकतर बनायी जाती थी। परि- 
णाम यह हुआ कि उनकी बनायी मूर्तियाँ ऐसी भव्य और मुग्घकारी हुईं कि उनका 
अनुकरण कमोबेश आज तक होता आ रहा है। शरीर का जितना अधिक उनको 
ज्ञान होता गया उतना ही आदशे-मिश्रित यथार्थता, मावभगिमा और गति उनकी 
मूर्तियों मे प्रतिमासित होती गयी । पहले वे मूर्तियों पर रग चढ़ाते थे, किन्तु बाद 
में उस पद्धति को उन्होने छोड़ दिया और शुद्ध संगमरमर का उपयोग करने लगे। 
शारीरिक पूर्णता एव गौरव के अक्षुण्ण प्रदर्शन के निमित्त वे नग्नमूर्ति के भी बनाने 
में सकोच न करते थे। पत्थर के अलावा वे तॉबे की मूर्तियाँ भी निर्माण करते थे । 
पशुओ की मूर्तियाँ भी वे चतुरता से गढ़ते थे । अकेली मूर्ति के अछावा मूर्ति समूह 
द्वारा भी वे किसी विशेष प्रसग का प्रदर्शन करते थे। वहाँ के कलाकारों मे फिडिअस, 
माइरन, प्रलीक्लीटस आदि प्रसिद्ध है। अलेक्ज़ेण्डर के युग में स्वाभाविकता 
तथा साधारण प्राकृतिक प्रदर्शन की ओर कलाकारो की रुचि बढी जिससे उनके 
सुख-दुःख, साधारण जीवन की आशाओ और निराशाओ का प्रदर्शन कलाक्ृतियों मे 
होने लगा । परगेमम॒ की सगमरमर की मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर और कला की श्रेष्ठतम 
निदर्शन हैँ । उनकी समता करना आज भी कठिन कार्य है। अलेक्जेण्डर के युग 
में मृतिकला तथा चित्रकला में विशेष उन्नति यह हुईं कि विशिष्ट व्यक्तियों की 
प्रतिकृतियाँ वनायी जाने लगी जिनसे हम उनका साक्षात्कार आज भी कर सकते हूँ । 
चित्रकला की उन्नति उस पैमाने पर तो नही हुई जितनी कि मूर्तिकला की, 
तथापि यह नही कहा जा सकता कि उसने विशिष्टता नही प्राप्त की । पहले चित्र 
कलसो, सुराहियो, शराबो, हॉडियो आदि पर वनाये गये | दीवारो पर भी अनेक 
प्रकार के दृश्यों का चित्रण किया जाता था। चित्र रचना में सम्भवत. क्रीट तथा 
मिस्र आदि का प्रभाव पड़ा होगा । चित्रों मे सरलृता, रेखाओं की कोमलता, निग्रह 
एव प्रसाद के गुण पाये जाते है । एथेन्स के एक पाइवे अलिद पर मेराथान विजय 
का दृश्य चित्रित है। मूतिकला की तरह चित्रकला भी ग्रीस वालो के जीवन और 


२९४ विद्व-इतिहास 


आदर्शों को प्रतिविम्बित करती है । उनका ब्येय सुन्दर और शिव के संयोजन से 
भावनात्मक सत्य की प्रतिप्ठा करना था। घर्म और जातीय जीवन ही उनमें उन्मेष 
और प्रेरणा उत्पन्न करते थे । 


संग्रीत 


ग्रीस वालों को संगीत का इतना प्रेम था कि बिना उसके मनप्य अशिक्षित समझा 
जाता था। इसीलिए शिक्षा के क्रम में सगीत को अनिवार्य विपय निर्वारित किया 
गया था । अकेले अथवा संगत या सामूहिक गानो का प्रचछत था। मिन्र से बॉसुरी, 
एशिया से तन्‍त्री और असीरिया से सगीत-लेसन की कला की अपनाकर उन्होंने 

अपने व्यवितत्व से अनुप्राणित कर दिया था । खेलों, तमाणो, जलूसों, मन्दिरो, 
उत्सवो आदि में वाद्य, गान, नृत्य को सदा स्थान दिया जाता था | ग्रीम' में पहले 
तीन तारो की फिर सात तारो की तन्‍त्री का प्रयोग होने छगा । 

उपयुक्त संक्षिप्त विवरण से यह अनुमान करना कठिन न होगा कि इतिहास 

तथा संस्कृति के क्षेत्रों मे ग्रीस वालो का स्थान आदरणीय तथा ऊँचा था। उनकी 
प्रतिमा विछक्षण और विशिष्ट रूप से रचनात्मक थी। जिस विषय या प्रस्नग को 
उन्होंने हाथ में लिया उसको बहुत विकसित एवं परिमाजित करके छोड़ा । सौन्दर्य- 
आवना, कुशाग्र वृद्धित्व, प्रगतिशीलता, स्वातन्ब्यप्रियता, प्रतिमा, आदिका ग्रीस 
वालों ने अच्छा प्रदर्शन किया श्रोर मनप्य के इतिहास मे अपनी अमर कीति स्थापित 
कर गये । उनके दार्शनिक एवं घामिक विचारों का ईसा के मत के विकास पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । रोम की सम्यता और पुनर्जागरण युगीन नवीन यरोपीय सम्बता 
पर उनकी गहरी छाप लगी हुई है। आधुनिक यरोप के निर्माण में उनका विशेष 
प्रभाव माना जाता हे । उनकी संस्कृति ओर सम्यता का प्रभाव यूरोप वाछो पर 
आज तक पड़ रहा है। 


अध्याय ९ 
इंरान 


ईरान का इतिहास और उसकी संस्कृति चार यगों मे विभाजित की जा सकती 
है। पहला युग हखमनी का था। उस यूग में ईरान ने ऐसी उन्नति की कि उसका 
ऐतिहासिक क्षेत्र सिन्ध नदी से ग्रीस तथा वहाँ से मित्र देश तक फैल गया। सास्क्ृतिक 
क्षेत्र में बह ग्रीकोी से यदि अधिक नही तो उनकी बरावरी का दावा कर सकता हैं । 
उसका दूसरा युग अलेक्जेण्डर की विजयो से आरम्न हुआ । यद्यपि ग्रीक विजेता 
थे तथापि अनेक अशो में वे ईरानी जीवन से इतता मिल-जुल गये थे कि ईरान में 
एक मिश्षित सस्कृति का विकास हुआ। जब रोम के साम्राज्य ने ग्रीको की झक्ति 
नप्ट कर दी तब ईरान में पार्थियनों का अम्युदय हुआ, जिन्होंने रोम से सफलतापूर्वक 
लोहा लिया और उन्हें दो वार भूमध्यसागर के तट तक खदेड दिया। किन्तु इन्द्र 
चलता रहा जिससे पार्थियनों और रोमनो का पतन होता रहा। ईसा की तृतीय 
शती के आरम्म में सासानी वंश के नेतृत्व में फिर ईरानी उत्तरोत्तर शक्तिशाली 
हो गये । सासानियो ने ईरान के उत्तर-पूर्व प्रान्तो में कुपाणों का मूलोच्छेद कर 
दिया और परिचिमी एशिया में रोम वालों का प्रमुत्व इतना शिथिल कर दिया 
कि वे ईरान से डरने छूंगे । सासानियों के युग मे ईरान की जातीयता, प्राचीन संस्कृति 
ओर सम्यता अपनी पराकाप्ठा पर पहुँच गयी । 

ईसा से दो सहद्लन वर्ष पूर्व आर्यो की वह शाखा जो इण्डी-ईरानियन नाम से 
प्रसिद्ध हे कई समूही में ईरान की ओर बढते रूगी। उनमे से मिट्टनी काकेशिया 
पार कर फरात नदी के उत्तरी मोड़ के आसपास रहने वाले हरिअनो के प्रान्तों मे 
आ वसे । १४५० ई० पू० तक उन्होंने अपनी शक्ति काफी बढा छी, किन्तु आर्यो 
की हिट्टियो को शाखा ने उन्हें पनपने न दिया । एण्डोआर्यतों की दूसरी शाखाएँ 
जग रोस पर्बत की घाटियों मे आकर बसने रूगी। असीरिया वालो ने जहाँ तक वन 
पडा उनका दमन करने में कोई प्रयत्न उठा न रखा । किन्तु ईसा की नवी शती 
(८४४ ई० पृ०) तक परसूआ तथा मीड (मडई) अच्छी तरह जम ही गये । मीडो 


२९६ विश्व-इतिहास 


की शक्ति का क्षेत्र हमदान के आसपास और परसूआओं का उनमिआ झील के 
परदिचिमी भाग में था। मीडों ने हमदान तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 
केस्पिअन के पूर्व मे हिरात ओर खुरासान तक पार्थव आ जमे । वे ही आगे चलकर 
पार्थियन कहलाए । यो तो इण्डोआयनों के और भी कबीले थे किन्तु उनमें से 
सगरत (ज़िकितु) जो तबरीज़ तक वढ आये थे, उल्लेखनीय है। परसुआ घीरे- 
घीरे बढ़ कर शुस्तर के पूर्व की पहाड़ियो के प्रान्त मे आकर बस गये । उसी प्रान्त 
को असीरिया वाले परसुमश' कहते थे । 


मीडिया 


यद्यपि हिंट्दी, मिट्रनी ओर कुछ अश तक लीडियन लोग भी आये जाति की 
उस शाखा के थे जो काले समुद्र के पास से एशिया माइनर होती हुई ईरान तथा 
हिन्दुस्तान तक फैल गयी थी किन्तु उनका इतिहास तथा उनकी सम्यता न तो उतनी 
दीर्घकालीन अथवा महत्त्व की रही जितनी कि ईरान के आर्य लोगों की । ईरान 
के उत्थान के पूर्व महत्त्वशालिनी सम्यताएँ सिन्धु, नील तथा दजला फरात की तल- 
हृटियों में फैली थी। उनकी निर्मात्री सम्मवत: द्रविड हेमेटिक तथा सेमेटिक मा नव 
शाखाएँ रही होगी। किन्तु असीरिया के पतन के अनन्तर खाल्दिया, अरब के 
उत्तरी ओर मेसोपटामिया में और पूर्वीय प्रदेशों मे उनके उत्तराधिकारी हुए। 
मीड आये शाखा से थे। उनके युग में मानव सभ्यता के निर्माण में आये लोगो ने 
उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण भाग लिया। व्यापकता, भहत्त्व तथा स्थायी प्रमाव की 
दृष्टियों से आये सम्यता उन सब पूर्व सम्यताओ से बढ़ गयी और अपनी विशेषताओं 
की छाप॑ ससार पर डालती रही ॥ प्रस्तुत प्रसंग में ईरान की सम्यता का दिग्दशेन 
आवश्यक है। इसका मुख्य कारण यह है. कि यूरोप तथा भारत के बीच मे उसने 
कड़ी का हीं काम न किया वरन्‌ दोनों पर कुछ-न-कुछ अपना प्रभाव भी डाला। 
इसके सिवा अनेक झताव्दियों तक उन्होंने चीन की वर्बर जातियो से प्राचीन 
सम्यताओं की रक्षा की । 

केस्पिअन सागर और फारस की खाडी के बीच में जो त्रिमुज मू-भाग है वह 
ईरान के नाम से प्रसिद्ध है। वह पठार पहाडियो से घिरा है जिनकी लरूम्बाई तीन 
सो साठ और चोडाई एक सो वीस मील हैं। उस पर्वेतमाला में अनेक घाटियाँ 
हैँ जिनकी लम्बाई तीस से साठ मील तक और चौड़ाई छ. से बारह मील तक है। 
उनमें सुन्दर चरागाहो के सिवा वादाम, पिस्ता, अनार, अंगूर और अंजीर आदि 


ईरान २९७ 


के पेड़ बहुतायत से पाये जाते हूँ । गेहूँ, जौ, रई की अच्छी पैदावार होती है । 
त्रिमुज के उत्तर में अलबुर्ज नामक विज्ञाल पर्वत है जिसकी चोंटी उन्नीस हजार 
फुट ऊंची है। दजला के वायी ओर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को जगरोश नाम 
की पव॑तमाला के पीछे समुद्र के सूख जाने से बहुत बड़ा रेगिस्तान बन गया है। 
इस प्रकार ईरान के कुछ मू-माग पथरीले, कुछ हरे-मरे, कुछ जंगली और कुछ रेगि- 
स्तानी हैं । साघारणत. वहाँ की आवहवा खश्क है। गरमी में मयकर गरमी तथा 
जाड़ें में कड़ाके का जाड़ा पडता है। किन्तु वहाँ की वायु शुद्ध तथा स्फूरतिदायक और 
स्वास्थ्यवद्धक है। वहाँ नदियों के सिवा नहरो से भी मलीमाँति काम लिया जाता 
है। फारस म॑ फल-फूलों की तो वहुतायत है किन्तु अन्न की कुछ कमी हैं। अनेक 
प्रकार के पश् भी वहाँ है किन्तु दवा भेड़ तथा घोड़े विशेषतया उल्लेखनीय है। वहाँ 
के निवासी मास और फलो का अधिक तथा अन्न का कम उपयोग करते रहे हैं 
अच्छे घोड़ो के कारण वहाँ घुड़सवारी का शौक लोगो मे बहुत पहले से ही पंदा हो 
चुका है। उनके हृदय मे स्फूति तथा विचारों और भावों में काव्य और कल्पना का 
उद्रेक हुआ जिससे उनमें अहम्मन्यता की वृद्धि होती रही है। ईरान में पूर्वी तथा 
परिचमी समभ्यताओं की लहरे आती रही जिनसे उसकी उन्नति में अच्छी सहायता 
मिली । 

दजला नदी के पूर्वी तथा उत्तरी प्रान्तो में अनेक आर्य कवीले या तो बस गये 
थे अथवा इधर-उधर घूमते-फिरते थे । नवी गती ई०पु० के एक लेख से पता 
चलता है कि कुदिस्तान की पहाड़ियो के परसुआ प्रान्त में सत्ताईंस विभिन्न शासक 
थे किन्तु मैदान मे अरदई या मीड छोग थे, जिनके छ कवीछे थे। अर््ध घुमक्कड़ 
होने के कारण वे न दे के तम्बुओ में रहते थे। जब कही वस जाते तब बस्ती के 
चारो ओर मिट्टी की दीवाल बना छेते थे। वे पशुपालन करते , घोडो, बैलो, वकरो, 
मेंडो ओर कुत्तो के गिरोह रखते, गाड़ियो से भी काम लेते थे । जहाँ सम्मव हुआ 
वे जमकर खेती करने छगते थे । वे वीर, शिकार के बड़े शौकीन और प्रसिद्ध 
धनुपघारी थे। उनका समाज पैतृक था और उनमे बहुविवाह की प्रथा थी । प्रत्येक 
कबीला या गिरोह स्वतन्त्र था किन्तु आपत्काल में वे सव मिल जाते थे । वे छोग 
आये भाषा बोलते थे । कहा जाता है कि वे समरकन्द, बुखारा, मर्व, वल्ख और 
खुरासान होते हुए ईरान में फैल गये थे। उनको सोना-चांदी, सीसा, ताँवा, लोहा 
तथा मणियो का मी ज्ञान था । 

मीडो का दमन करने के लिए असीरिया के सम्राटो ने अनेक प्रयत्न किये । 


२९८ विश्व-इतिहास 


हजारों मार डाले गये और गुलाम की तरह पकड़ कर निर्वासित किये गये । तथापि 
वे संघर्प करते ही रहे और संघर्ष जारी रहा । इस परिस्थिति से व्याकुल होकर 
मीडो ने पोओक (दिओकस) नामक एक नेता या राजा चुन लिया । वह वीर और 
न्‍्याया-प्रिय था । उसने उनको संगठित करके अपनी राजधानी एकवताना में 
जो हमदान के समीप है स्थापित की । तभी से वहाँ एकसत्तात्मक राज्य का आरम्भ _ 
हुआ (७०८ से ६५५ ई० पू०) । असीरिया के वछ को विचारकर उसके उत्तराधि- 
कारियों ने कुछ समय तक शाल्तिपूर्वक कर देने की नीति का अनुसरण किया । 
दो पीढ़ी तक शान्ति रखकर उनके राजाओ ने अपने संगठन को दृढ़ कर छिया 
और युद्ध करके अन्य कबीलछो को भी अपने अधीन वना लिया । केमेरियन वश 
भी उनके साथ था । 

कायक्षत्रस (६३५--५८४ ई० पू०) ने शासन को तथा वरछे वालों, धनु- 
धरों और सवार सेना को विशेपत्: ऐसा संगठित किया कि उसका आतक चारों 
ओर फैलने छगा । फिर उसने असीरिया पर भयंकर आक्रमण किया और निनेवह 
को घेर लिया । यदि स्काइथियन लोग मीडिया पर मयकर आक्रमण न करते तो 
संभवत: वह निनेवह को फतह कर लेता । फिर भी उसने स्काइथियन आक्रमण- 
कारियों के मुख्य नेता को छठ से मारकर और उसकी सेना को हराकर निनेवह 
पर पुनर्वार चढ़ाई कर उसे नप्ट-अ्रष्ट किया और जला दिया । (६१२६० पृ०) 
असी रिया के छत्र-मग से मीडो का मार्ग प्रगस्त हो गया । मीड राजा पश्चिम को 
ओर आरमीनिया तथा केपेडोशिआ जीतकर आगे बढ़ा किन्तु छीडिया वालो ने 
उसको रोका | सात वर्ष तक युद्ध होने के पश्चात्‌ दोनो में सन्धि हो गयी (५८५ 
ई० पूृ०) | हालिस नदी (किजिलहरमक ) दोनो राज्यों की सीमा निश्चित हुई । 
मीडो का राज्य हालिस नदी से भारत की सीमा तक माना गया । कायक्षत्रस का 
उत्तराधिकारी इष्टवेग वेभव से मदान्व होकर सैर-शिकार में फँस गया । शासन में 
ढील पडने से असन्तोप बढ़ा । उस परिस्थिति से काम उठाकर परशु प्रदेश के 
हखमनिश् कुल के नेता कायरस ने, जिसका प्रभुत्व एलाम तक हो गया था, मीडों 
पर भी अपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया। मीडिया राज्य के स्थान पर परशिया 
राज्य कायम हो गया (५५० ई० पू०)। 

यद्यपि मीडों ॥ सभ्यता ने कोई भारी उन्नति तो न की तथापि उन्हें ३६ 
अक्षरों की वर्णमाला तथा पार्चमेण्ट कागज पर कलरूम से लिखने का ज्ञान था । 
उनमे एक वंश मग' लोगों का था जो सम्मवत: कर्मकाण्डी रहे होगे। वे मांस न 


ईरान २९९ 


खाते, एक पत्ली-ब्रती होते और सादा एवं शुद्ध जीवन व्यतीत करते थे। उनमें एक 
प्रकार की संस्कार विधि प्रचलित थी। प्रकृति के चार तत्त्वों क्षिति, जल, पावक 
र समीर का पूजन वे फलछ-फूलो अथवा पशुवलि द्वारा करते थे । 


फारस (५३५-३३१ ई० पू०) 
परसुआ की कुदिस्तानी पहाडियो पर अनेक छोटे-मोटे रजवाड़े थे। इन रज- 
वाड़ो में इण्डोआर्यत भापा बोली जाती थी, सम्मवत: वहाँ के निवासी दक्षिण रूस 
की ओर से बुखारा, समरकन्द तथा मर्व होते हुए ईरान में आकर वस गये थे | 
मीडों की तरह ये भी मानव की आय शाखा के लोग थे। अनुमान किया जाता है कि 
जब मीडों का साम्राज्य बढ़ा तव उन छोगो के सबसे प्रमुख वंश पसरगदी के हख- 
मनिश नामक कुछ के लोग परसुआ से हटकर एलाम की तराई मे आकर वस गये 
और वहाँ के ग्ासक वंश से उन्होंने राज्य छीनकर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर 
लिया। उन्तके कम्विसस प्रथम नामक राजा का विवाह मीडिया के राजा अस्त्यगस 
की पुत्री से हुआ जिससे उसका महत्त्व और भी बढ़ गया। 
हखमनिश (एकेमेनी ) वंश का पहला प्रतापी राजा करण का पुत्र कायरस 
हुआ (५५३ वर्ष ई० पु०) । उसने मीडिया के सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह का झडा 
उठाया। सम्राट की सेना ने भी कायरस का साथ दिया और उसे अपना नेता स्वीकार 
कर लिया (५५० ई० पुृ०) | वह मीडिया का सम्राट्‌ तो था ही किन्तु उसने अपने 
को फारस का सम्रादू भी घोषित किया | मीडों के प्रति उसका वर्ताव शिप्ट तथा 
सहानुभूतिपूर्ण रहा | अपनी सेना में उन्हें मरती करके उसने उन्हें आत्मसात 
कर लिया। 
कायरस की पहली टक्कर लीडिया के राजा क्रीसस से हुई, क्योंकि उसने 
फारस के नये सम्राट की बढती हुई शक्ति का शी त्र ही दमन करना आवश्यक समझ 
कर उस पर आक्रमण करने की योजना वनायी थी। क्रीसस को आशा थी कि वेबी- 
छान, यूनान तथा मिस्र की राजशक्तियाँ उसकी सहायता करेगी । यह समाचार 
पाते ही कायरस ने उस पर चढाई कर दी | युद्ध के पूर्व उसने क्रीसस को अपना 
आधिपत्य स्वीकार करने के लिए आमन्त्रित किया, किन्तु उसने इंकार कर दिया । 
युद्ध मे कायरस की विजय हुई (५४६ ई० पू०)। क्रीसस पकड़कर नजरबन्द कर 
लिया गया। लीडिया की राजधानी में कायरस की पताका फहराने छूंगी। तद- 
ननन्‍्तर एक के वाद दूसरा नगर जीतकर फारस वालों ने ईजियन सागर के पूर्वी 


३०० विश्व-इतिहास 


तट तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया । उसी प्रकार पूर्व तथा उत्तर में भी उन्होंने 
समरकन्द, मर्व आदि स्थानों को जीतकर सर दरिया तक अपना साम्राज्य बढ़ाया । 
पू॑ में शकस्तान (सिजिस्तान) तथा मकरान तक उन्होंने अपनी राज्य सीमा बढ़ा 
ली। कायरस की प्रवल दबित के सामने बेबीलोन ने भी शिर झुका दिया। बेबी- 
छोनिया का राजा नवूनेद अपने देवताओं को लेकर भाग गया (५३९ ई० ) । उसकी 
प्रजा ने कायरस का स्वागत किया | कायरस ने इस प्रकार तीन साम्राज्यों को 
मिलाकर एक बहुत बड़े अधि-साम्राज्य की स्थापना की । उसकी विजयों का 
रहस्य उसके श्रेष्ठ धनुर्धारियो की वीरता ही नही वरन्‌ उसकी उदारनीति भी थी। 
वह न तो किसी के देवी-देवताओं या देवालयो का अपमान करता था, न व्यर्थ के 
लिए नगरो का विध्वस करता, न पराजित लोगों के साथ कड़ा, अनावश्यक करता 
का व्यवहार करता था अपितु वह उनका उचित सम्मान करता था । मर्दक को 
तो वह देवादिदेव उपाधि के साथ सम्मानित करता रहा। जिस देश में वह जाता 
वहाँ के शासक वंश का अपने को उत्तराधिकारी मानता था और वसा ही व्यवहार 
करता था | इसके अतिरिक्त विजित प्रान्तो में वह यथाशज्ञी क्र शान्ति की स्थापना 
तथा शासन की व्यवस्था कर देता था। सेमेटिक लोगो की-सी निर्देयता, फारस वालो 
में न थी। इन्ही कारणों से कायरस का विरोध सफलता न प्राप्त कर सका । 
५२८ ई० पू० में किसी उत्तरी शक जाति के साथ युद्ध में कायरस का निधन हो 
गया। कहा जाता है कि शक वंश की उसकी एक रानी तोमाश्रिस ने बदला लेने के 
लिए उसे घोखा देकर फँसवा दिया जिससे उसकी पराजय और मृत्यु हो गयी । 

कायरस के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र कम्विसस ने बददुओ की सहायता से 
मिस्र पर चढ़ाई की । मेस्फ़िसनगर को अड्डा बना कर न्यूविया तक के मिस्र देश 
पर उसने अधिकार कर लिया (५२५--२४ ई० पू०) । यद्यपि कार्थेज और 
न्यूविया जीतने का उसने प्रयत्न किया, किन्तु मरुभूमि में उसकी सेना नष्ट हो गयी 
और वह विफल रहा । फोनीशिया के जलसैनिको ने कार्थेज पर आक्रमण करने 
से साफ इन्कार कर दिया । 

मिस्र से जब कम्बिसस लोट रहा था तब उसे समाचार मिला कि बरदिया नामक 
उसके भाई ने राज-सिहासन पर अपना अधिकार जमा लिया है। इस समाचार से 
बौखछा कर वह पायलों की तरह अत्याचार करने लूगा। कहा जाता है कि उसी 
पागरूपन मे उसने आत्महत्या कर ली । तदुपरान्त बरदिया ने अपने को सम्राट 
घोषित कर दिया। प्रजा कों स्वानुकूल करने के लिए उसने तीन वर्ष के लिए कर 


ईरान ३०१ 


'माफ कर दिये ओर युद्ध के लिए बलातू सैनिक मरती करना बन्द कर दिया। 
“किन्तु केन्द्रीकदरण की उसकी नीति तथा कुल देवताओ की उपेक्षा के कारण सामन्तों 
'में असन्तोष फैला । फलत: दरयावोश (दारा) के नेतृत्व मे उसका वध कर दिया 
गया (३२२ ई० पुृ०) | बरदिया के वध की घटना कुछ समय तक गुप्त रखी गयी 
जिससे लाभ उठाकर मगश वश्ी (मीडी) गोमत नामक व्यक्ति ने अपने को बरदिया 
होने की घोषणा कर दी । कम्बिसस के अत्याचारो से दुखी होकर लोगो ने गोमत 
'को अपना राजा मान लिया। जव पार्थिया के प्रशासक के पुत्र: दरयावोश ने उसके 
'पाखण्ड का भण्डाफोड़ कर दिया, तब लोगो ने उसको मार डाछा ओर दरयावोश 
को अपना सम्राट्‌ मान लिया । दरयावोश का जन्म हखमनी वश में हुआ था, 
अतः उसके वशज हखमनी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। दारा ने जरखुष्ट्र के 
“मत को अपना लिया और मीडो के मत का विरोध किया। 
दारा प्रतापी, योग्य, चतुर और उत्साही सम्राद्‌ सिद्ध हुआ। दो वर्ष में ही उसने 
शान्ति स्थापित कर दी जो बीस वर्ष तक निविध्न रही । मित्र वालों को भी 
“उसकी उदारता और सहानुभूति से अपूर्व सन्‍्तोष हुआ। उसका साम्राज्य पूर्व मं 
सिन्धु नदी तक फैछा हुआ था । उस विज्ञाल साम्राज्य की राजधानी सूसा नगर 
में स्थापित की गयी । पश्चिमी प्रदेश सिकको और पूर्वी देश पदार्थों के.रूप में 
वाधिक कर देते थे । उससे इतनी आय थी कि उसे फारस पर कोई कर लगाने 
की आवश्यकता न रही। मीडिया और परसिया केवल सैनिक भेजते थे। साम्राज्य 
की आय अन्य वस्तुओ को छोड़कर चालीस करोड़ नकद थी। उतना बड़ा और 
उतना समृद्धिशाली साम्राज्य उस समय तक पृथ्वी पर कही न बना था। इतने 
' बड़े साम्राज्य का शासन करना, जिसमे विभिन्नजातियों एवं संस्कृतियों के छोग 
“रहते थे, मानव-संगठन की क्षमता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 
दारा के सामने एक मुख्य प्रश्न यह्‌ उपस्थित हुआ कि भूमध्य तथा काले सागर 
के तट पर स्थित ग्रीक रियासतो के प्रति उसकी क्या नीति होनी चाहिए। ग्रीक 
लोग शिक्षित, नाविक, युद्धप्रिय, उद्यमी एवं व्यवसाय-कुशलू थे। उनका कुछ-न- 
कुछ सम्बन्ध स्पार्टा और एथेन्स के राज्यो से रहता था। प्रत्येक नगर अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा करना तथा अन्य नगर-राज्यो से प्रतियोगिता में आगे रहना चाहता था। 
अपने साम्राज्य को काले सागर के तट तक बढ़ाकर ग्रीको की रियासतो को उसके 
अन्दर लाने की कामना दारा के लिए अस्वाभाविक न थी। चिन्ता केवल इस बात 
की थी कि उनसे युद्ध करते समय सेना बहुत दूर तक फैल जायगी जिससे स्काइथियन 


३०२ विश्व-इतिहास 


जाति के संचरणशील समह उस पर आक्रमण अथवा लट-मार करने का अच्छा 
अवसर पा सकते थे। अतएवं उसने सबसे पहले स्काइथियनों पर आक्रमण करना 
निश्चित किया क्योंकि इस अभियान में सफलता प्राप्त होने से स्काइथिया की 
सोने की खानों पर भी उसका अधिकार हो जाने की सम्मावत्ता थी । 
कई लक्ष सेना सहित ईरानियो ने वासफोरस पार कर यूरोप पर चढ़ाई को 
(५१२ ई० पू०) । एशियाई शक्ति का यूरोप पर सबसे प्रथम आक्रमण होने के 
कारण इतिहास मे इस अभियान का विशेष महत्त्व माना जाता हें। श्रेस विजय कर 
दारा ने वहाँ एक प्रवल सेना नियुक्त कर दी । 
ग्रीको की अधिकाश सुसम्पन्न, सुशिक्षित जनसंख्या दारा के आधिपत्य के 
अन्तर्गत पहले ही आ चुकी थी। शेप ग्रीको को भी मिला लेने की अभिलापा दारा 
के लिए स्वाभाविक थी । इसके सिवा एथेन्स को स्पार्टा की ओर से भयंकर श॒का 
रहती थी। स्पार्टा फारस का घोर विरोधी था। एथेन्स मे एक ऐसा दल पैदा हो 
गया था जो फारस से मैत्री स्थापित करना चाहता था। उस उद्देश्य से ब्लीस्थिनीज 
के नेतृत्व मे एथेन्स ने फारस से मेल करने के प्रस्ताव भेजें जिनके स्वीकृत होने के 
पहले ही एथेन्स की जनता क्लीस्थिनीज के विरुद्ध हो गयी और वह देश से निप्कासित 
कर दिया गया। दो वर्ष बाद इस आन्दोलन का हिपिअस नामक नेता भी अत्याचारी 
होने के दोप पर देश से बहिप्कृत कर दिया गया । हिपिअस को पुत: अधिकार वापस 
करने के लिए दारा के भाई अतंफेनीज़ ने जो सारडिस का गवर्नर था, एथेन्स को 
मजबूर करना चाहा। धमकी से एथेन्स वाले उत्तेजित होकर छडने के लिए तैयार 
हो गये। ऐसे अवसर पर आयोनिया के यूनानियो ने भी फारस के विरोध का झण्डा 
उठाया। एथेन्स ने उनकी सहायता के लिए वीस जहाज भेज दिये। विरोधियों 
ने सारडिस पर आक्रमण कर उसमे आग छगा दी । ईरानियो ने लीडिया के लोगों 
की सहायता से आक्रमण को निष्फल कर दिया। विद्रोहियों को पीछे हटना पडा, 
किन्तु ईरानियों ने उनको बुरी तरह हरा दिया। उधर ग्रीक राज्यों में आपसी झगड़े 
आरम्भ हो गये जिससे जो नौ-सेना आदि आयी थी, वापस चली गयी । किन्तु घीरे- 
धीरे झगड़ा बढ़ता ही गया । ईरान का विरोध और विरोधियों का दमन बढ़ते- 
बढ़ते घोर युद्ध की नौबत आ गयी । इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि एशियाई तट के यूनानी राज्यों तथा ग्रीस मे भी प्रायः निरंकश अनाचारी ग्ासन- 
विधान प्रचलित थे । दारा का दामाद मर्दोनिअस जब प्रमख सेनापसि नियत 
हुआ तब उसने यह घोपणा की कि ईरान का मुख्य उद्देश्य निरकुश अनाचारी चासन 


ईरान ३०३ 


के स्थान पर जनसत्तात्मक शासन, जैसा कि ग्रीस राज्यों में प्रचलित है, स्थापित 
करना है। इस कार्य मे ईरानियो को इतनी सफलता हुई कि यूनानी इतिहासकार 
हेरोडोट्स ने भी उनकी प्रशंसा की । दारा को यह आगा थी कि ग्रीस के राज्यों मे 
जनसत्तात्मक पक्ष के लोगो को उसकी नीति से बल प्राप्त होगा और वे उम्तका न्वागत 
करेगे | किन्तु ईरानियो को आशाओं के निष्फल होने के कारणो में सबसे मुख्य 
तो दंविक घटना थी । समुद्र में एकाएक भयकर तूफान ने ईरानियो के तीन सो 
जहाज डुवा दिये । जिससे बीस हजार सैनिक डूब गये (४९२ ई० पु०) । उस 
दुर्घटना के जमाने में मर्दोनिअस को जो अवाघ सफलता प्राप्त हो रही थी, उसमे 
विध्न पड गया। मेसीडोनिआ के एक यु द्ध मे उसकी सेना हार गयी और घायल होने 
के कारण उसको ईरान लौटना पड़ा। उसके स्थान पर मीड वशी दत्तीस सेनापति 
नियुक्त हुआ (४९० ई० पूृ०) । सबसे वडी भूल तो यह हुई कि स्थल मार्ग से 
चढकर ग्रीस पर आक्रमण करने की नीति को त्याग कर जहाजी वबेडे से एथेन्स जीतने 
का प्रयत्न किया गया। दूसरी भूल यह हुई कि शविति-प्रदर्शन के लिए सेना ने एवी- 
ट्रिआ के देवस्थानो को जला दिया जिससे ग्रीस में रोप और अविच्वास वढ़ गया । 
फलत्त" ईरानी सेना को सहयोग के बदले प्रचण्ड विरोध का सामना करना पदा। 
मेराथान के मैदान में दत्तीस को एथेन्स की सेना.ने परास्त कर दिया। इस पराजय 
का प्रभाव ग्रीस के इतिहास और सास्कृतिक विकास पर अमूतपूर्व सिद्ध हुआ, किचतु 
उसके कारण मिस्र देश में फारस के खिलाफ विद्रोह की आग मठक उठी। बदि 
दारा का सकलप सफल होता तो शायद ससार के इतिहास और सम्यता वा रख 
ही कुछ और हो जाता । किन्तु यह यश प्राप्त होने के पहले दी मृत्यु ने उसे ग्रस लिया 
(४८५---८६ ई० पु०) | प्राचीन काल के इतिहास मे दारा प्रथम फारस का सबसे 
वड़ा सम्राट हुआ जिसका नाम आज तक इतिहास और साहित्य में जीवित है । 
उसके उपरान्त उसका पुत्र जेरेक्सीज सम्राट हुआ | यद्यपि उसमे उत्साह था, 
किन्तु तदनुकूल पराक्रम न था । उसने अपने पिता के सकल्प को पूर्ण करने और संनिक 
समारोह का छाभ उठाने के लिए पहले तो वेबीलोन राज्य को निरस्त कर दिया । 
तदनन्तर मिस्र के उपद्रवो को जान्त किया । उनसे निश्चिन्त होकर उसने यनान 
पर जल तथा स्थल मार्ग से चढाई कर दी । यूनान की रियासतो ने सम्मिलित होकर 
फारस की सेना का सामूहिक विरोध किया । प्लाटी के मैदान में युद्ध ठवा (४७९ 
ई० पू०) । दुर्भाग्यवश फारसी सेना के सेनापति मर्दोनिअस का निवन हो गया 
जिससे उसे मैदान से हटना पड़ा । यही नही, ईरान का जहाजी वेड़ा भयंकर तूफान 


३०४ विश्व-इतिहास 


के कारण अस्त-व्यस्त हो गया। उसी क्षीण दशा में यूनानियों नें उसपर सेलमिस में 
आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली | ग्रीकों का उत्साह, पराक्रम और 
साहस ही फारसी सेना की पराजय का एकमात्र कारण न था। फारसी सेना में 
कई आन्तरिक कमजोरियाँ थी । सबसे पहली कमजोरी यह थी कि फारसी सेना 
विभिन्न प्रान्तो के ऐसे सैनिक दलों को मिलाकर बनी थी जिनका अपना-अपना 
स्वतन्त्र संगठन था । उन दलो ने न तो किसी व्यापक सिद्धान्त या विधान पर, न 
साम्राज्यीय स्तर पर सगठन और संचालन का कोई सन्तोपजनक प्रवन्ध किया 
था। फलत: उसकी क्षमता और आघात शक्ति सेना की विशालता के अनुकूल 
नथी। दूसरी यह कि उतनी विशाल सेना के लिए खाने-पीने और रसद पहुँचाने 
का यथेष्ट प्रबन्ध न था। बिजित प्रान्तो में जो साधन ग्राप्त हो सकते थे उन पर ही 
उनको अधिकतर भरोसा करना पडता था। सैनिक जबरदस्ती लूट, छीन-झपट 
कर येन केन प्रकारेण अपना काम चलाने का प्रयत्न करते थे, किन्तु उससे उनकी 
आवश्यकताओ की पूर्ति नहो पाती थी। इससे उनको जो कष्ट और असुविधा होती 
उससे बहुत अधिक कष्ट विजित प्रदेशों की प्रजा को मोगना पड़ता था। तीसरी यह 
कि फारस की नो-सेना के नाविको मे आयोनिआ तथा समुद्रतट के निवासी ग्रीक 
बड़ी संख्या मे थे। उनकी सहानुमूति विरोधी ग्रीको के साथ थी, अत: फारस की 
विजय के प्रति वे उदासीन थे। इन सब त्रुटियो के सिवा सबसे बड़ी कमजोरी सेना- 
संचालको की अक्षमता और रण-कौशल की कमी थी। जेरेक्सीज में कायरस ओर 
दारा को-सी योग्यता का अभाव था। मर्दोनिअस का निधन हो गया था और उसके 
स्थान की पूर्ति करने वाला कोई अन्य सेनानायक ईरानियों के यहाँ न था। ईरान 
को असफलता से यह परिणाम निकालना ठीक न होगा कि ग्रीस वाले अधिक शक्ति- 
शाली थे ओर ईरान उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता सदा के लिए खो बैठा 
था। ईरानियो के पास इतने साधन थे कि यदि वे चाहते तो वारम्बार आक्रमण 
कर सकते थे। किन्तु उधर ध्यान न देकर वे अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यो में लग गये । 
ग्रीको की ओर से उन्हे कोई भी आशका न थी । 
प्लाटी ओर सेलमिस की दुर्घटनाओ से ईरान का आतक क्षीण हो गया तथा 

यूनानियो का आत्मविश्वास, उत्साह और साहस बहुत बढ़ गया । उनका प्रभाव 
दोनो महाद्वीपो के इतिहास और सभ्यता पर ऐसा पडा कि जिसका मूल्य अभी तक 
आँका नही जा सका। इतना अवश्य है कि कई शतियो तक सम्यता का प्रवाह पूर्व से 
ने जाकर परिचिम की ओर से आता रहा । जेरेब्सीज क्रोधी, आलसी, दुर्बंड तथा 


ईरान ३्०ग्प्‌ 


विलासी था। उपर्युक्त दुर्घटनाओ से उसका आतंक नष्ट हो गया। षड़्यन्त्र करके 
उसका वध कर दिया गया । 

ईरान की शवित एवं प्रताप का उत्तरोत्तर क्षय होता चला गया, यद्यपि कई 
सम्राट्‌ साघारण योग्यता के हुए तथापि ईरान की अवनति होती ही चली गयी । 
यूनान के राज्यो से पारस्परिक झगडे बनाये रखने तथा किसी को भी बहुत प्रवक 
न होने देने की नीति ईरान ने ग्रहण की । इसी यूक्ति के कारण यूनान की ओर से 
उसको कम चिन्ता रही। ईरान के सम्राट का प्रताप क्षीण होने के कारण मिस्र ही 
में नही, वरन्‌ ईरान में भी उपद्रव होने छूगे । जेरेक्सीज के पुत्र अतेंजेरेक्सीज के 
भाई ने जो वेक्ट्रिआ (बल्ख ) का प्रशासक था, विद्रोह कर दिया । विद्रोह का दमन 
कर अतंजरेवसीज़ ने अपने सव भाइयो का वध करवा दिया। फिर उसने मित्र पर 
चढ़ाई की | नील नदी के मुहाने से ग्रीको को मगाकर उसने पुनः फारस पर प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया। अरतंजेरेव्सीज़ की मृत्यु के पश्चात्‌ फारसी साम्राज्य का आतंक 
घटता रहा। गृहयुद्ध, राजकुल में रक्‍्तपात, प्रान्तों मे विद्रोह और स्वच्छन्द होने 
के आन्दोलन आदि उपद्रव होते रहे। पश्चिमी एशिया और मिस्र फारस के अधि- 
कार से निकलते चले गये । फारस के सम्राट्‌ अरतंजेरेक्सीज़ ने विश्वुखलता 
रोकन का प्रयत्त किया । अपने भाइयो और बहनो का वध करवा डालने 
के बाद उसने मिस्र पर आक्रमण किया और फंरो को भगाकर फिर फारस का 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । एशियाई कोचक को भी उसका आधिपत्य 
स्वीकार करना पडा । विद्रोहियो का वडी ऋरता से दमन किया गया । फारस 
का साम्राज्य एक वार फिर अनुप्राणित हो गया । मेसीडोनिया (मकदूनिया ) 
के राजा फिलिप के भय से एथेन्स को भी फारस के सम्राट से मित्रता स्था- 
पित करने का प्रस्ताव करना पडा । किन्तु जिस वर्ष एथेन्स पर फिलिप ने 
विजय प्राप्त की उसी वर्ष अतेंजरेक्सीज को उसके चिकित्सक ने विष देकर 
मार डाला (३३८ ई० पू०)। पड्यन्त्रकारियों ने राजकुल में खून-खच्चर 
मचाने के बाद पैतालीस वर्ष के दारा तृतीय को राजसहासन पर बेठा दिया 
(३३६ ई० पू०) । 

दारा योग्य, अनुमवी और वीर शासक था । अपने गुणों के कारण ही उसको 
आरमीनिया जैसे प्रान्त के प्रशासन का भार दिया गया था| सिहासनारूढ होने 
के लगभग एक ही वपं में उसने मित्र के विद्रोहियो का दमन कर वहाँ अपना प्रमुत्व 
स्थापित कर दिया । अलेक्जेण्डर (सिकन्दर) जैसे प्रतिभाशाली, अदम्य परा- 

र्० 


३०६ विदव-इतिहास 


क्रमी और रणकुशल सेनानायक से उसकी यदि टक्कर न होती तो सम्मवतः ईरान 
की दशविति का यथेप्ठ सगठन वह कर लेता | 
अलेक्जेण्डर ने अपने पिता के वध का कारण दारा का पडयन्त्र बताया, 
जिसका बदला लेना आवश्यक था। इसके सिवा ग्रीस की कारेन्थियन लीग के 
प्रधान नायक होने के नाते, उसके पुराने शत्रु फारस को दण्ड देने का भार उसे 
सुपुर्दे किया गया । सिकन्दर से यद्ध करने के लिए एशेन्स ने दारा से सहायता 
माँगी, किन्तु दारा ने अपनी क्षमता और शक्ति को देखते हुए इन्कार कर दिया । 
सम्मवत. दारा को सिकन्दर की प्रतिभा और योग्यता का ठीक अन्दाजा न हो 
सका हो। दारा ने शायद यह भी सोचा हो कि ग्रीस के राज्य आपसी झगडो तथा 
मेसिडोनिया के आक्रमणों से अव्यवस्थित हो गये, अतः वे अछेक्जेंग्डर को यदि 
सहायता देना चाहे तो न दे सकेंगे । एशिया के ग्रीक राज्यों की अधिकाश सहा- 
नुभूति फारस के साथ थी, न कि अलेक्ज़ेण्डर के साथ | इसीलिए दारा ने अलेक्जेण्डर 
के विरुद्ध वहुत बड़ी सेता नही मेजी । फारस की तथा आक्रामक सेनाएँ करीब- 
करोव बराबर थी। ग्रानिकस में पहली टक्कर हुई । पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि 
आक्रमणकारी परास्त हो जायेगे । एक बार अलेक्जेण्डर मरते-मरते भी बचा। 
पर अन्ततोगत्वा उसी की विजय हुई । फारसी से निको को तो उसने भाग जाने दिया, 
किन्तु उनके ग्रीक सहयोगियो का कत्लेआम करवा दिया। ईरान पर सीवा आक्र- 
मण न करके अलेक्जेण्डर ने असहयोगी ग्रीक नगरो का विध्देस कर डाछा। छूट- 
मार करके समुद्र के किनारे तक एजथियाई कोचक पर उसने अपना प्रमु॒त्व स्थापित 
कर लिया | इसके बाद ईमस के मैदान में ईरानी सेना पर उसकी विजय प्राप्त 
हुई) दारा तो अपनी सेना को डगमगाता देखकर भाग निकला, किन्तु दमिच्क में 
उसकी माता, गाहरानी और बच्चे पकड लिये गये। यद्यपि उनका सिकन्दर ने 
यथोचित सम्मान किया तथापि उन्हें वापस करने से इन्कार कर दिया । दारा 
ने जब सन्वि का प्रस्ताव भेजा तव उसने उत्तर दिया कि वह इसी शर्त पर हो 
सकेगी कि अलेक्जेण्डर का वह आधिपत्य स्वीकार कर छे | दारा ने उसे हालस 
नदी, के पश्चिम के प्रदेश तथा बहुत-सा धन देने का प्रको मन दिया, किन्तु वह प्रयत्न 
भी विफल रहा। 
मिस्र विजय कर अलेक्जेण्डर ईरान की ओर बढ़ा । अरबला के समीप गोग- 


मेला में ईरानी सेना ने उससे छोहा लिया, किन्तु वह पराजित हुई (३३१ ई० 
पू० ) । दारा युद्ध-क्षेत्र से भाग गया, किन्तु अलेक्जेण्डर ने उसका पीछा नछोडा । 


ईरान ३०७ 


अन्त में वल्ख के प्रशासक वे सस ने दमगान के समीप दारा का वध कर डाला | दारा 
तृतीय की मृत्यु के साथ ही ईरान के इतिहास के सम्भवत. सबसे महत्त्वपूर्ण युग का 
अन्त हो गया। किन्तु ईरान के प्राचीन इतिहास का वह पूर्वाद्ध मात्र था । 


हखमती युग की सभ्यता--ईरानी समाज 


ईरान के निवासी सुन्दर, सुडौल, पुप्ट, सत्यवादी, वीर और उदार-हृदय थे । 
उनका साधारण भोजन जौ तथा गेहूँ से वे पदार्थ और विज्येप मास थे । उनमे 
शरीर ढके रहने का ऐसा रिवाज था कि चेहरे को छोडकर शायद ही उनका कोई 
अग खुला रहता हो । इसका कारण सम्भवत" वहाँ की मयकर सर्दी और सूखी 
गर्मी थी। वे शिर पर टोपी और पैरो मे कसी चट्टी या जूते पहनते थे । उनकी 
पोशाक कमीज के ऊपर ढीला रूवादा थी जिसको वे कमरवन्द से कस लेते थे । 
उनका अधोवस्त्र पैजामा था। वे खेत तथा रगीन और तडक-भड़क या जरके 
वर्कंदार कपड़ो तथा सुगन्धित पदार्थों के शौकीन थे। स्त्रियों तथा पुरुषों के कपड़ों 
में नगण्य-सा मेंद था | पुरुष जुल्फ और दाढ़ी रखते थे जिसे वे तेल और की से 
सँवारा करते थे। स्त्रियाँ अंगराग तथा सौन्दर्यवर्धक वस्तुओं का प्रयोग करती थी । 
सम्पन्न लोग सुन्दर भवनों में रहते, वागों में सैर करते, कौमती कालीन, तृख्त, 
मेजे और गद्दी-मसनद लगाते थे । सुसम्पन्न छोग कपड़ों में ही नही, वरन जूतो 
तक में रत्न जडवाते थे । गरीब धक्के खाते थे । 
ईरानी छोगो में सेमेटिक लोगो की तरह निर्दयता न थी। वे पराजित शत्रुओं 
के साथ कर व्यवहार प्राय. न करते थे । यथासाध्य उन्हे स्वानुकूल करने की चेप्टा 
करते थे। देश समाज तथा राजद्रोहियो को सकुटम्व नप्ट करने में वे हिचकते न थे । 
वे छोग वात के घनी थे। उनके वादों पर विश्वास किया जा सकता था। यूनानी 
भी मानते थे कि ईरानी छोग स्पप्ट तथा सत्यवादी थे | वे भिप्टाचार का बडा 
विचार रखते, वडो का आदर सम्मान तथा छोटो के प्रति स्नेह का व्यावहारिक 
प्रदर्शन करते थे। शारीरिक और मानसिक सफाई का उतको वडा ध्यान रहता था। 
रास्तो पर खाना-पीना, थूकना, नाक साफ करना, वे बुरा समझते थे। कायरसके 
समय तक वे खाने-पीने मे समय का पालन करते रहे। प्राय. एक वार भोजन करते 
तथा सुरापान से बचते थे । कुस्य के समय से सुरापान का र्वराज्ञ बढा। कर्म- 
काण्ड के अवसर पर वे हौम (सोम) पीते थे जिसमें सुरा के अवयुण के बदले गुम 
गण माने जाते थे। व्यभिचारी तथा दुराचारी को कठोर दण्ड दिया जाता था। 


३०८ विश्व-इतिहास 


ये गृण साम्राज्य तथा सम्पत्ति की वृद्धि के साथ कम होते गये । स्त्रणता, मद्यपान, 
चटोरापन और व्यमभिचार बढ़ गया । वे लोग विवाहित और गृहस्थ जीवन को 
अविवाहित जीवन से बहुत श्रेप्ठ मानते थे। यद्यपि वहाँ बहु-विवाह दण्डय न था 
तथापि उसे वे अच्छा न समझते थे । भाई बहिन, पिता पुत्री, माता और पुत्र के 
विवाह का रिवाज, कम से कम, मग लोगों में तो अवश्य था। बनी और सम्पन्न, 
छोग उपपत्नियाँ रख लेते थे । दारा के पहले स्त्रियो मे पर्दा न था, किन्तु उसके वाद 
उसका रिवाज अमीरो में शुरू हो गया । विवाहित स्त्री का अपने पिता, अ्राता, 
और वन्धुओं से मिलना कठिन हो गया | पुत्रियों का जन्म लेना छोग पसन्द न 
करते थे, किन्तु भ्रूण हत्या को वे घोर पातक मानते और उसके लिए प्राणदण्ड देते 
थे | विवाह की उम्र वहाँ पन्द्रह वर्ष की ठीक समझी जाती थी। 


आशथिक स्थिति 


ईरान का सामाजिक और आर्थिक जीवन चार श्रेणियों में विभक्‍त था। सम्राट 
और उसके कटुम्ब का स्थान सबसे ऊँचा था । उसके वाद वंशानुगत जमी- 
दारो और उसके पदाधिकारियों का स्थान था। वर्माधिकारियों का भी विशिष्ट 
स्थान था और उनका सम्मान होता था । सबसे नीचा स्थान था साधारण जनता 
का जिसमे किसान और मज़दूर थे । जमीदारों के कठोर पंजे में वे कसे रहते थे । 
सारांग यह कि शक्ति और सम्पत्ति राजवश और जमीदारों की बपौती थी । 
ईरानी छोग कृषि तथा वागवानी को श्रेप्ठतम व्यवसाय मानते थे । खेती अछाहदा 
अलाहदा अथवा मिलकर भी की जाती थी । जिनके पास जमीन न होती वे जमीन- 
दारो से उपज का एक भाग देने की शर्तं पर जोतने के लिए उसे ले लेते थे। जमीन 
की सिंचाई ज्यादातर वर्षा पर या नदियों के जल पर निर्मर थी। ईरानी छोग 
नहरें भी बताना जानते थे । जहाँ पानी की कमी होती वहाँ नहरो द्वारा, पहाड़ियों 
या नदियों से नालियो द्वारा पानी छाया जाता था। जहाँ दरूदल था वहाँ से पानी 
निकालकर भूमि को कृषि योग्य वना लिया जाता था । ईरान की इस कला का 
अन॒करण अनेक देगो ने किया । राज्य की ओर से प्रेरणा दी जाती थी कि अन्य 
देशो मे वृक्षो और फलो के पेडों को छाकर ईरान में लगाये | छोगी को बाग छंग- 
वाने का शौक था । ईरान मे नदियाँ तथा उपजाऊ भूमि अनुपातत: कम थी, इसलिए 
अन्न कम होता था । अतएवं उसकी कमी फलो तथा मांस से पूरी की जाती थी। 
जिफार और मछली पकड़ने का छोगो को जोक था | 


ईरान ३०९ 


ईरान में व्यापार तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायों की चिन्ता कम थी। वाहरी 
साम्राज्य से धन प्राप्त कर ईरान के छोग तैयार माल खरीदना काफी समझते थे । 
व्यापार एवं सेना सचालन के लिए उन्होने अच्छी और बहुत-सी सडक बनवा दी 
थी। एक सड़क तो १५०० मील लम्बी थी । सडको के पास अच्छी-खासी सराएँ, 
शाही डाक बँगले थे । सड़को पर पथिको की रक्षा का प्रवन्ध रहता था। ईरान 
का व्यापार क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक फैला हुआ था । नदियों 
के मार्ग से भी छाम उठाया जाता था । आवश्यकता पडने पर उन पर पुल बना 
“दिये जाते थे । दारा ने मिस्र की नील नदी से छाल समुद्र को जोडनेवाली नहर की 
'सफाई करवा कर उसे पूरा भी करा दिया जिससे जहाज आनते-जाने छगे । वहाँ 
का व्यापार विदेशियों के हाथ मे था क्योंकि ईरानी उसे नीची नजर से देखते थे । 
साम्राज्य के प्रान्तो के टैक्सो से राजकोप मे इतना धन और सम्पत्ति आती थी 
कि उससे शासको की सभी आवश्यकताएँ अच्छी तरह पूरी हो जाती थी। लीडिया 
के सिक्‍को की देखादेखी वैसे ही सोने और चाँदी के निश्चित वजन के सिक्‍के दारा 
के समय से प्रचलित हो गये थे। बैको की स्थापना से व्यापार बड़े पैमाने पर हो 
सकता था । चेको द्वारा लेन-देन होता था । नाप और तोल के नियम ओर साधन 
भी निश्चित कर दिये गये थे | ईरान साम्राज्य में लोहा, सोना, चाँदी, तॉवा ठथा 
लकडी आदि सभी आवश्यक घातुएँ काफी मात्रा मे पायी जाती थी। जेरेक्सीज़ 
के समय में मजदूरों को मजदूरी का तीसरा भाग सिक्‍कों में और वाकी खाद्य या 
पेय वस्तुओ के रूप मे दिया जाता था । कुछ समय के वाद ही दो-तिहाई मजदूरी 
सिक्‍को में दी जाने छगी। पुरुषो, स्त्रियों और बालकों की मजदूरी की दर पेशों 
तथा योग्यता के अनुसार निश्चित की जाती थी । पुरोहितो की वक्षिणा भी बाँघ 
दी गयी थी। साम्राज्य के कामो मे नियुक्त मजदूरों और उनके वेतन आदि का 
प्रबन्ध करने के लिए एक विभाग बना हुआ था । 


शिक्षा-दीक्षा 


जिस प्रकार ईरान वालो को व्यापारादि का शौक न था, उसी प्रकार विद्या- 
भ्यास से भी उन्हे अनुराग न था। सात वर्ष की उम्र होने पर अच्छे घर का वालके 
पाठशाला जाता था जिसका सचालन पुरोहितो के हाथ में था। पाठशालाएँ 
मन्दिरों अथवा पुरोहितो के घर में रंगती थी। धर्म, करतंव्याकतंव्य, चिकित्सा 
तथा कानून की शिक्षा बीस या चोबीस वर्ष की आयु तक दी जाती थी । बालक 


३१० विश्व-इतिहास 


प्रायः पाठ कण्ठस्थ कर लेते थे। विनय तथा आचार की शिक्षा' को महत्त्व दिया 
जाता था । कुछ लोगो को शासन कला की भी शिक्षा दी जाती थी । प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए चाहे वह अमीर हो अथवा साधारण श्रेणी का, सैनिक शिक्षा, तैरना, अइवा- 
रोहण, अस्त्रशस्त्र सचालन तथा बाण विद्या सीखना अनिवार्य था। भिक्षाथियों 
की सहनशीलूता की कंठोर परीक्षा ली जाती थी । साधारण श्रेणी के छोग पढता- 
लिखना अनावश्यक समझते थे । सैनिक शिक्षा को ही वे उचित तथा काफी समझते 
थे । ईरान की शिक्षा का ध्येय व्यक्ति में विनय, शिप्टाचार, व्यवहार-कुणशलता तथा 
वीरता, स्वाभिमान और पोरुप के गुण पैदा करना था । विद्ान्‌ और घुरूवर 
पण्डित वनना उनका आदर्श न था। 

प्राचीन ईरान में कई भाषाएं बोली जाती थी, किन्तु राजभाषा तथा धर्म- 
भाषा सस्क्ृत से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी । फारसी, एलामी तथा बेविलोनी 
भाषाओ को राप्ट्रभापा का स्थान दिया गया था। वेबीछोन के अक्षरों से ईरानियों 
ने३६ अक्षर बना लिये थे जो उनके व्यवहार के छिए काफी समझे गये थे। लोगों 
में लिखने-पढने का शौक न था । वहाँ लेखक थोड़े वेतन पर नौकर रख लिये जाते 
और उनसे सब काम लिया जाता था। कविता, गान तथा कहानियों में 
उनको कुछ रुचि अवश्य थी अन्यथा साहित्य से सम्मवतः: उनको कोई सरोकार न 
था । उनकी राय मे वह व्यर्थ ही था । हाँ, गाने-वजाने, नाच रग से उनका चित्त 
न उचटता था । यह मनोवृत्ति भी साम्राज्यीय सम्पदा का परिणाम थी | यद्यपि 
पुरानी फारसी के लेख क्यूनीफार्म लिपि मे ईसा पूर्व सातवी शती के मिले है तथापि 
उस लिपि का विकास अत्यन्त शिथिल और नगण्य-सा रहा । इसका एक यह भी 
कारण हो सकता है कि हखमनी युग मे मिस्र से भारत के पश्चिमोत्तर प्रान्तों तक 
“आरमइक' में प्रायः लिखा-पढ़ी होती थी । फिर भी फारसी के शिलालेख क्यूनीफार्म 
लिपि में खचित किये जाते थे। पेपाइरस पर कलूम और रोशनाई से लिखने का 
रिवाज था । ईरान में मूतिकका का विकास बहुत कम हुआ क्योकि उसके पीछे 
घामिक अथवा कलात्मक प्रेरणा का अभाव था । फिर भी पशुओ के वास्तविक 
अथवा काल्पनिक भित्ति-चित्र तथा काँसे की बनी मूर्तियाँ सुन्दर, सजीव तथा गति- 
प्रदर्शक है । 


कला 


ईरान में केवल गृह-निर्माण कला का तो यथेष्ट विकास हुआ, किन्तु अन्य 


ईरान रे११ 


कलाओ का संवर्द्धन न हुआ | ईरानी सम्यता की यह एक बड़ी कमी रह गयी । 
गृह-निर्माण के विधान में उनकी कला की अपनी विशेषता थी | उनके यहाँ देवालयों 
की अधिक आवश्यकता न थी, अतएव वहाँ गृह-निर्माण विधान की ही विद्येप उन्नति 
हुईं। वहाँ के घ्वसावशेपों से ज्ञात होता हे कि ईरानियों को वडे ऑगनो, चवृतरों, 
वारह॒दरियों, पतले सुन्दर खम्भो, चौडी सीढियों, खुले वड़े कमरो, दीवारों पर 
चमकीले पालिशदार रगीन ट्राइलो को विविध भाँति सजाने तथा वागों का भौक 
था। कही-कही उन ठाइलो पर मेसोपटेमिया के फैशन के चित्र भी बने रहते थे । 
किन्तु ये सव विशेषताएँ अन्य विदेशी कलाकारों से ली गयी थीं। ईरानियों को 
उनका विशेष श्रेय न था । ईरानी सम्राटो को नगर निर्माण करने का शौक था । 
सियाक, सूसा, पर्सिपोलिस, विशपुर, फीरोजाबाद आदि नगर बड़े शानदार और 
कलापूर्ण थे। वहाँ के खम्मों, चवृतरों, टाइलों आदि पर वने पशुओ और मनुष्यों 
के चित्र तथा महलो की बनावट से यह स्पप्ट है कि स्थापत्य कला ने वहाँ अच्छी 
उन्नति की । 


४ 


घम 


आर्यो के आगमन के पूर्व ईरान -वाले भूलोक और आकाश के देवता वरुण 
को प्रमुख देव मानते थे । उसके वाद अहुर मज़दा तथा मित्र आदि थे। प्रत्येक 
आधिव्याधि और ज्वर आदि रोगों का मूल कारण कोई-न-कोई देवी गक्ति समझी 
जाती थी । सबसे भयकरी शक्ति सुरापान से उन्मत्त एपमा नाम की थी। पिशाचो 
में मयंकर नसुद्रज' प्रधान गिने जाते थे । अनिप्टकारी कष्टदायिनी तया क्षापत्ति 
विपत्ति की फैलाने वाली यावत्‌ दश््तियो का प्रधान, पापात्मा 'अग्रमैन्यु! था। इन सब 
अनिष्टकर शक्तियों और पिशाचो को शान्त रखने के लिए सुगन्वित द्रव्यों के साथ 
झाड-फूंक आदि का उपचार किया जाता था। देवताओ को पश्ञु वलि देकर प्रसन्न 
किया जाता था | मग (मीड) वंश के छोग इन पूजाओ में पुरोहित और याज्ञिक 
का काम करते थे। मग पुरोहित युद्ध मे भी. सेताओ के साथ जाते और देवताओं 
की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। 

कहा जाता है कि आये छोग शुभ गुण सम्पन्न देवताओं की कल्पना अपने साथ 
लेकर आये । उनके सबसे प्रमुख देवता थे आहुर (देवाधिपति) और मजदा 
(ज्ञान स्वरूप ) । आहुर की अनेक पत्नियाँ थी जो प्राय. नदियों की देवियाँ थी । 
अनाहिता आहुर मजदा की प्रतिरूप मानी जाती थी । प्राचीन हखमनी वंश के 


३१२ विदवव-इतिहास 


आरम्भ काल में अनाहिता, किरिरिश एवं ननेया आदि नामों से देवी की पूजा खूब 
प्रचलित थी | उसके बाद मित्र या मिश्र का स्थान था जो कभी सूर्य, कमी आकाश, 
कभी ऊपा' के रूप में प्रकट होता था। न्याय करना उसका एक विशेष कतंव्य 
था। इसीलिए उसके दस हजार चेत्र और हजार कान थे। जिस पर वह प्रसन्न हो 
जाता उसको हरी-मरी भूमि, गोघन, पुत्र तथा रूपवती स्त्रियाँ प्रदान कर देता | 
उसे प्रसन्न करने के लिए किसी पुरोहित, पुजारी की आवश्यकता न थी। केवल हाथ 
उठाकर उसका गृणगान और अपना मनोर4 कहकर सविनय याचना करने ही से 
काम सिद्ध हो जाता था । यदि कोई अधिक कठिन समस्या आ जाती थी तो होम 
(सोम) रस के साथ बैल की वलि चढा दी जाती थी | नौरोज के वापिक जातीय 
उत्सव के अवसर पर राजा सोमरस पीकर मस्ती के साथ नाचता और इरवेत घोड़े 
की बलि चढ़ाता था । उसका विशेष कारण यह था कि युद्धो का नेतृत्व मी मिथ्व का 
ही करतंव्य समझा जाता था । उसी में दुष्ट शवितियों को परास्त करने की क्षमता 
थी। सग्राम में उसके बायी ओर “रष्णु! और दाहिनी ओर स्रीपष और आगे विजयी 
घर्मं और वल-वीरता प्रदायिती देवी रहती थी। वेरेत्रध्त अथवा वृत्रध्त मायावी 
देवता था। था तो वह वाय्‌ देवता किन्तु इच्छा करने पर पश्ु-पक्षी अथवा मनुप्य 
का वेश धारण कर लेता था । राजशक्ित, स्वास्थ्य और वीर्य ओज प्रदान करना 
प्रायः उसके अधिकार में था। उपर्युक्त प्रमुख देवताओं के सिवा तविप्ट्रपृट्रय 
(नक्षत्रों के देवता), माह (चन्द्रमा), जम (पृथ्वी), वाह्य (वायु ), अपन चतर 
(जल ), अतर (अग्ति) आदि देवता भी थें। अनाहिता नाम की पर्वत-निवासिनी 
पवित्र देवी की कृपा से पृथ्वी पर पवित्र जल का प्रवाह बहा । गाय को वे सेवनीय 
मानते थे। यज्ञ में होम (सोम) पान को वे घामिक कृत्य का अंग समझते थे । 
यज्ञ के अवेसर पर पश्मुबलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी । 
उपर्युततर घारणाओं और विधानों में प्रख्यात धर्म-प्रवर्तंक जरथुष्ट्र ने $ुछ 
विचारणीय सशोधन किये | ईसा की छठी शती मे आरमीनिया या मीडिया प्रान्त 
में उनका जन्म (६३० अथवा ५३०) हुआ माना जाता है। उनके स्पितम वंशज 
पिता का नाम पौरुपस्य ओर जननी का नाम गुर्धोव था। उन्होने सम्मवतः 
दो देवताओं आहुर' और 'मजदा' को मिलाकर एक “आहुर मजदा' की कल्पना 
की ओर उन्हे देवाधिदेव मानकर उनकी अनन्य भवित का प्रचार किया । उनके 
सिद्धान्त के अनुसार वस्तुत. वही एक मात्र देवता प्रकाशस्वरूप है। उसे किसी अन्य 
देवी-देवता की आवश्ग्रकृता नही, वयोकि वह सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है। 


ईरान ३१३ 


उंसी ने विश्व की रचना की है और वही सबके मरण-परोपण का प्रवन्ध करता है। 
इस दृष्टि से जरथुप्ट्रं को एकेइ्वरवादी ,मानना चाहिए । प्रचलित देवताओं को 
वे देवता नही, वरन्‌ दैत्य अथवा मिथ्या कहते थे । किन्तु उनके मतानुसार आहुर 
मज़दा की विविध शक्तियों की कल्पना की जा सकती है और तदनुसार उन्हें विभिन्न 
नाम दिये जा सकते है | उस दृष्टि से स्पन्त मैन्यू (पवित्रात्मा), आश (धर्मतत्त्व), 
दोहमन. (सह्विचार) आदि सात मुख्य और आशिर (भाग्य), विधि (सोप), 
सेवा और अतर (अग्नि) गौण शक्तियाँ मानी जा सकती हैँ । आहुर मज़दा का 
विशिष्ट निवासस्थान क्षश्रे लोक है। 

शुभ गुण सम्पन्न आहुर मजदा का पापात्मा अहेरिमन से निरन्तर सघर्ष होता 
रहता है। इस धारणा के मूल मे यह विचार है कि विश्व मे प्रकाश तथा अन्धकार, 
धर्म तथा अधर्म, पुण्य तथा पाप, ज्ञान तथा अज्ञान का पारस्परिक इन्द्र स्वमावतः 
अनन्त काल से चला आ रहा है। अन्ततोगत्वा शुभ गुणो की अशुम पर विजय 
होती रहेगी । पापात्मा के ही कारण ससार मे अनेक प्रकार के कष्ट, वेदनाएँ और 
पाप फेले हुए है । जरथुप्ट्र के मत से जीव ही मुख्य तत्त्व है। शरीर उसका वाहन 
मात्र है। मनृष्य को स्वतन्त्रता है कि उन दो प्रवृत्तियों मे से वह जिसका चाहे 
अनुसरण करे । इतना निश्चित है कि अन्ततोगत्वा शुम की विजय और अशुभ को 
पराजय होगी । यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्तिम निर्णय न्‍्यायमूलक ही होगा, 
न कि दयामूलक । सब हिसाव-किताब व्यक्ति के मरने पर किया जायगा । शुभ- 
गुण-विभूपषित मन, वचन एवं कर्म से ही सुख, शान्ति और निस्तार की सम्मावना 
है, अन्यथा नही । शुभ मार्ग वाले स्वर्ग जायेगे और कुकर्मी अग्नि में जलते-सुलुगते 
रहेगे। मन, वचन एव कर्म से जो शुद्ध होते है वे ही स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी 
होगे । साराश यह कि कर्म ही जाँच की एकमात्र कसौटी थी। कुछ लोगो का विचार 
है कि ईरानी विचारधारा से ही यहूदियों, ईसाइयो और मुसलमानों ने शैतान की 
कल्पना ली है। 

जरथुष्ट्र ने होम (सोम) आदि सभी मादक द्रव्यों के सेवत का घोर विरोध 
किया । पशुवलि और पर-पीड़ा का विरोध तो किया ही, सवके साथ दया के व्यवहार 
का उपदेश भी उन्होने दिया ! इस विषय मे उनका मत भारत के उनके समसामयिक 
गौतम बुद्ध के मत से मिलता-जुलता है । हेरोडोटस लिखता है कि ईरान मे न तो 
मन्दिर थे और न मूर्ति-पूुजा होती थी। यह ठीक है कि ईरान में ग्रीको के से प्रतिमा- 
अतिष्ठित मन्दिर न थे । उनके घार्मिक कृत्य भी खुले स्थानों मे होते थे किन्तु पवित्र 


३१४ विशव-इतिहास 


अग्नि की रक्षा के लिए विशिष्ट ढंग के गृह बनाये जाते थे । वे देवी-देवताओं की 
प्रतिमाएँ भी बनाते थे | ईरानी लोगों में मूर्ति-पूजार्थ अनाहिता देवी के मन्दिर 
एकबताना, सूसा आदि अनेक नगरों में स्थापित किये गये । इनमें पक्ष-सहित सूर्य 
विम्व के ऊपर अहुर मज़दा का कमर से ऊपर का भाग निर्मित किया जाता था । 
सम्मवतः वह कल्पना ईरानियों ने मिस्र देश से ग्रहण की होगी | पक्षों को आकाश 
का और उस पर बनी मूर्ति को अहुर मजदा का प्रतीक माना जाता हे । जरथुप्ट्र ते 
मनुप्य के मृतक शरीर को जलूमर्न करने, अग्निदाह देने तथा पृथ्वी में गाड़ने को 
इसलिए बुरा कहा कि उससे जछू, अग्नि तथा पृथ्वी तत्व अपवित्र हो जाते हैं । 
इसलिए उन्होंने शव को पशु पक्षियों को खाने के छिए छोड़ देना ही सवसे अच्छा 
ढग बताया | मगवंशी पुरोहितों की वैयवितिक जीवनचर्या, उनके आचार और 
संगठन को सुधारने का उसने प्रयत्न किया । सरछू ओर सुनियन्त्रित जीवन-यापन 
की ओर उनको आक्रप्ट कर उसने उनकी पूर्व सम्मानित तीन श्रेणियां निर्वारित 
कर दी । पहली श्रेणी के छोग मोबेद' (अनुयायी ), दूसरी के मोवेद ” (श्रेष्ठ) 
और तीसरी के दुस्तूर मोबेद' (उत्क्ृप्ट) कहलाये। उन्होने गाथा' नामक वार्मिक 
ओर दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की | 

जरथुप्ट्र और उनके मत का मीडियो ने घोर विरोब किया और जरथुष्ट्र 
को मार डालने का प्रयत्त भी किया गया । छाचार होकर उनको अपनी जन्मभूमि 
से पाथिया के हुल्मनी सरदार विशतास्पक के पास चला आना पड़ा। स्वागतपुर्वक 
उसने उनके मत को ग्रहण किया । उसी सरदार का पुत्र सुप्रसिद्ध सम्राद्‌ दारा उस 
मत का अनुयायी ही नहीं, वरन उत्साही प्रचारक भी हुआ । 


शासन 


साम्राज्य का मुख्य अधिपति सम्राट्‌ था जो शासन, सेना तथा न्याय व्यवस्था 
का एकमात्र * धकारी था। उसकी आज्ञाएँ तथा निर्णय अन्तिम एवं अवाध मानी 
जाती थी | दरा ने यह घोषणा की थी कि अहुर मजदा ने ही उसको सम्राट्‌ बनाया 
हें और न्यायार्ध ग॒ देवता शम्स की आज्ञाओं का पालन करना उसका परम कर्तव्य है। 
फारस में छः य सात वंश प्रमुख माने जाते थे। उनके कुलछ-पतियों को म्रहत्त्व- 
पूर्ण विययों पर अपनी सम्मति देने का अधिकार था । उनकी एक समिति थी जिसे 
सम्राट्‌ की परामशंदात्री संस्था कहा जा सकता है। उनकी सम्मति का सम्राट 
यथासाध्य आदर करता था। समिति को सम्राट्‌ का उत्तराधिकारी चुनने का अधि- 


ईरान रे१५ 


कार था, किन्तु प्राय: वह राजकुमारों मे से ही चुना जाता था। केन्द्रीय भासन में 
कई विभाग होते थे। प्रत्येक का एक अध्यक्ष होता जिसके नीचे अनेक कर्मचारी 
कार्य करते थे। जमी न, खेतो, बगीचों, पशुओं, खानों, व्यापार तथा व्यापारी माल, 
घाटो और बवन्दरगाहों पर कर लगाया जाता था। 


प्रान्तीय शासन 


ईरानी साम्राज्य का विस्तार अफ्रीकी मरुमूमि से भारत की सिन्धु नदी तक 
ओर अरमीनिया तथा मध्य एशिया से अरव सागर तक था, उसमे तीस जातियो के 
लोग वसते थे जिनमे असम्य, अर्धसम्य तथा सुसभ्य संस्क्ृतियाँ प्रचलित थी । 
साम्राज्य की जनसंख्या अनुमानतः पॉँच करोड़ थी जो प्राचीन युग की गणना में 
बहुत वडी समझना चाहिए। उसकी ऐतिहासिक, धामिक, साम्माजिक, सांस्कृतिक, 
नेतिक एवं राजनीतिक विभिन्नताओ और विशेषताओं की कल्पना की जा सकती 
है । उस बड़ी समस्या की पूर्ति करने मे ईरान ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की । 
सव तात्कालिक समस्याओ, व्यावहारिकताओ तथा ईरान से पूर्व के साम्राज्यों के 
पुराने अनुभवों पर विचार कर साम्राज्य शासन के' कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये 
गये । यही उचित समझा गया कि जहाँ तक सम्भव हो प्रान्तों की सामाजिक, 
धामिक, आर्थिक, संस्थाओ, मापाओं, रीतिरिवाजो, आदि में हस्तक्षेप न किया जाय 
और न उन पर अनावश्यक आरोप की चेष्टा ही की जाय । जहाँ तक हो सके उनका 
सम्मान, पोषण एवं प्रोत्साहन किया जाय । यहूदियों को सम्राट ने जेड्सलेम वापस 
करके अपना धार्भिक सगठन बनाने की स्वतन्त्रता दे दी । उस साम्राज्य में तीन 
भापाएँ. . .फारसी, एछामी तथा वेविलोनी. . प्रचलित थी। नीति की मूलगत 
उदारता के कारण प्रान्तों मे सन्‍तोष तथा शान्ति रहने की अधिक सम्भावना थी । 
कायरस ने प्रान्तीय शासकों को बहुत अधिक स्वतन्त्रता दे रखी थी, जिसका 
फल साम्राज्य के लिए अहितकर-सा रहा । इसलिए दारा ने शासन मे कुछ परि- 
वर्तत कर दिया। साम्राज्य वीस या तेईस प्रान्तों में विभक्त था। तदनुसार 
प्रत्येक प्रान्त मे एक प्रशासक नियुक्त किया जाता था । कुछ प्रान्त ऐसे भी थे जो 
विजित होने के पहले स्वतन्त्र राज्य थे। उनके क्षत्रपों के अधिकार कमोवेश वैसे 
ही थे जैसे कि वहाँ के राजाओ के थे। प्रान्त के क्षत्रप की मर्यादा ऊंची और अधि- 
कार बड़े थे। शान्ति वनाये रखना, न्याय करना, समीपस्थ राज्यों से राजनयिक 
सम्बन्ध कायम रखना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना, अपने सैनिक एकत्रित 


३१६ विद्रव-इतिहास 


करना, ठाठबाटदार शासन बनाये रखकर केन्द्रीय शासन को पेशकश या खिराज 
देने के लिए प्रान्त की आर्थिक स्थिति के अनुसार द्रव्य, साजो-सामान तथा अन्य 
पदार्थ जुटाने की व्यवस्था करना आदि क्षत्रप के मुख्य कत्तंव्य थे। प्रशासन के 
सिवा प्रत्येक प्रान्त मे एक सेनाध्यक्ष, एक अर्थ (वित्त) मन्‍्त्री सम्राट्‌ स्वयं नियुक्त 
करता था। वे भी एकमात्र सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी थे। उनके कार्यों तथा 
गतिविधि की जाँच करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा गुप्त निरीक्षक रहते थे। वे निरी- 
क्षक अपनी रिपोर्ट सम्राद्‌ को सीधे मेजते थे । प्रान्त के तीनो मन्त्री' अपने-अपने 
क्षेत्र मे पूर्ण अधिकार रखते थे। प्रायः उनका चुनाव फारस के कुछीनो में से किया 
जाता था। सम्राट के वंशज भी प्रशासक नियुक्त किये जाते थे। प्रशासको के 
साथ एक सेक्रेटरी (सचिव) होता था जो उनके विभागों के कार्य सम्पन्न करता 
ओर केन्द्रीय शासन को समाचार भेजता रहता था । 

शासन, सेना तथा व्यापार की सुविधा के लिए साम्राज्य में बडी-छोटी सडकों 
के जाल विछे हुए थे जिनको यथासम्भव ठीक-ठाक रखने का प्रबन्ध था। सबसे 
बड़ी सडक जो सूसा से एफिसस तक जाती थी, सोलह सौ सत्तर मील लम्बी थी । 
दूसरी बडी सडक सिन्ध नदी के किनारे से काबुल, हमदान, बेबिलोन, होती हुईं 
करीब-करीब मिस्र तक जाती थी। सड़कों पर चौदह या पन्द्रह मील के फासले पर 
चौकियाँ बनायी गयी थी, जहाँ डाक ले जाने के लिए तेज घोड़े मोजूद रहते थे । 
ईसा से पूर्व चतुर्थ शत्ती में घोडो तथा अन्य भारवाही खुरदार पद्मुओ के खुरों में 
ताँबे, चमडे अथवा घोडो के वालो से बने नाल बाँवनें का रिवाज चल प्रड़ा था । 
दो-तीन शती बाद लोहे की नालबन्दी भी प्रचलित हो गयी । जिससे पशुओ का 
उपयोग अधिक सन्तोषजनक हो गया । जिस रास्ते को कारवाँ नब्बे दिनों में ते 
करते उसे राजकीय डाक चौकी वाले सात दिन मे ही तै कर डालते थे। उसी सुविधा 
के कारण सम्राट्‌ को अपने सुविस्तृत साम्राज्य के समाचार बराबर मिलते रहते 
थे। सब प्रान्त एक से न थे। कोई अधिक और कोई कम सम्पन्न था। इसी कारण 
कर वसूल करने के छिए समान नियम नही रखे गये । प्रान्त की आर्थिक एवं शास- 
निक स्थिति के अनुकूछ कर लगाया जाता था। खर्च काटकर जो बचता वह केन्द्रीय 
शासन के पास भेज दिया जाता था । बहुत सम्मव है कि प्रत्येक प्रान्त से प्राप्य 
कर का पूर्व अनुमान केन्द्रीय शासन द्वारा कर लिया जाता हो । फारस और मीडिया 
प्रान्तो से कर के बदले केवल सैनिक लिये जाते थे। हिन्द प्रान्त से प्रचुर परिमाण में 
स्वर्णघूलि ली जाती थी और बेबील्येत्रिया से एक सहस्र टैलेण्ट चाँदी ली जाती | 


तन 


ईरान ३१७ 


थी। कर द्रव्य तथा पदार्थों के रूप में लिया जाता था। प्रान्त के शासन पर 
प्रान्तीय सम्राट ने जो कानून प्रचलित किये वे सरल और सहानुमूतिमूलक थे | इसी 
कारण लोगो में वेसा असन्तोप नहीं फंछा जैसा पुराने साम्राज्यो के युग में होता 
था। ईरान की साम्राज्य-नीति तथा आदर्शों का प्राचीन इतिहास एवं सम्यता में 
अपना विशिष्ट स्थान है । 


सेना 
ईरान की सेना अठारह छाख तक कही जाती है। पन्द्रह से पचास वर्ष तक 

के पुरष आवश्यकता पडने पर सेना में अनिवाय रूप से वुलाये जा सकते थे। आना- 
कानी करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था। यह विशाल सेना दस, सौ, हजार 

दस हजार के दलो में संगठित और साम्राज्य के उप्रयुकत स्थानों पर नियक्त रहती 
थी । दो सहल्न चुने हुए अश्वारोही तथा दो सहल्न पदाति सम्राट्‌ की सेवा में निरन्तर 
रहते थे । उनके सिवा दस हजार ऐसे चुने हुए सेनिको का एक दल था जो सम्राट्‌ 
के लिए मृत्यु का भी सामना करने के लिए तैयार रहता था। यह दल अमरदी' 
के नाम से प्रसिद्ध था। ईरानी सेना चतुरमगिणी थी अर्थात्‌ उसमें हाथी, घोड़े, 
रथ और पैदल थे । उसके सिवा वारह सौ जहाजो का वेडा भी साम्राज्य की सेवा 
में नियुक्त था । सैनिक विभाग तथा शासन विभाग पृथक-पृथक संगठित थे। 
प्रान्तो के शासक सैट्रप (क्षत्रप) कहे जाते थे । स्थिति विशेष में उन्हें सीमित सैनिक 
अधिकार दे दिये गये थे । 


न्याय 


वामिक एवं नैतिक दृष्टि से ईरान का सम्राट्‌ न्‍्याय करना राज्य का परम 
कर्तव्य मानता था । साम्राज्य के न्‍्यायारूय में सात न्यायाधीश रखे जाते थे । 
उसके अतिरिक्त अनेक स्थानिक न्यायालय भी स्थापित थे । कभी-कभी न्याय करने 
के लिए स्त्रियाँ मी नियुक्त कर दी जाती थी। साधारणत. न्यायाधीश आमरण 
नियक्त किये जाते थे। यदि उन पर अन्याय करने अथवा रिह्वत लेने का दोष 
साबित होता था तो उनको पद-च्य॒त ही नही, वरन्‌ कठोर दण्ड भी दिया जाता था 
यदि न्यायकर्ता अन्याय करता अथवा रिइ्वत लेता तो शारीरिक दण्ड ही नही: 
कभी-कभी उसे प्राण-दण्ड भी दिया जाता था। मुकद्दमों का फंसला जहां तक हा 
सकता, शी क्र कर दिया जाता था। अभियोकता तथा अभियुक्त को अपने पंचो को 


३१८ वित्रव-इतिहास 


चुननें का अवसर दिया जाता, था । विप-पान, रक्‍त-श्ोपण, अंग्र-मग, कोडों, 
जुर्माने, कैद, आदि की सजा दी जाती । राजद्रोह, बलात्कार अदि कुछ अपराधों 
को छोड़कर ईरान में प्राणदण्ड देनें का नियम न था । 
पतन के कारण 

प्राचीन ईरानियों के पतन का कारण उनके साम्राज्य की विज्ञाठता और 
आचरणो की भ्रप्टता थी | साम्राज्य में अनेक मत-मतान्तर, आचार-विचार, 
ओर विविध भाषाभाषी जातियाँ सम्मिलित थी जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ 
तथा व्यक्तित्व थें। यद्यपि उन विभिन्न तत्त्वों को एक सा रखने की कला में ईरा- 
नियो ने अपूर्व कुशछता का परिचय दिया तथापि उन्हें अनिदिचत काछ तक एक 
सूत्र में वाँवे रखना दुःसाथ्य दी नहीं, वरन असाध्य-सा था। इतने बड़े साम्राज्य 
से जो समृद्धि और अपार सम्पत्ति ईरानियों को मिली उसने उन्हें प्रमत्त, ऐेयान तथा 
व्यभिचारी बना दिया । नाच-रंग, गराव-कवाब, ऐश-आराम का वाजार गर्म हो 
गया । गुलछरें उड़ाने में सम्राट और उनके वन्दे छग गये । राज्यरसिहासन के 
लिए हृत्याकाड खूब वढ़ा | शासन और सेना के सुवार एवं समयानुसार विकास का 
व्यान छोड़कर वे ऐन्द्रिक सुखों के साधन में फेस गये । परिणाम यह हुआ कि 
साम्राज्य इतना निर्वेछ हो गया कि यूनानी विजेता के दो बक्‍को में ही वह छिन्न 
भिन्न हो गया । चूंकि जनता ने स्वतन्त्रता तथा स्वावरूम्बन की दीक्षा न पायी थी 
ओर सदा सम्राट तथा गासको की मुखापेक्षी रही थी, अतएवं उनका विनाश होते ही 
प्राचीन ईरान की प्रजा का वछू एवं वैभव भी विलीन हो गया ! 

उपर्यकत विवरण से यह स्पष्ट है कि व्यापार, कला, विज्ञान तथा साहित्य 
के क्षेत्रो में प्राचीन ईरान ने कोई स्मरणीय कार्य नहीं किया । उनकी मुख्य कृतियाँ 
शासन-कौणल, शासितों के प्रति उदार नीति एवं सदाचार-पोपक एकेश्वरवाद- 
मूलक वर्म के क्षेत्रों में मानी जाती हैं । वृहत्तर साम्राज्य के ज्ञासव की कला में 
सम्मवतः रोम साम्राज्य के सिवा कोई भी देश ईरान का अतिक्रमण नहीं कर 
पाया । इस ओर उसने जो पथ-प्रदर्शन किया उससे रोम ने भी लछाम उठाया । 
उसके संगठन का अनुकरण दतियों तक वहाँ होता रहा। ईरान के लिए यह कम 
गौरव की यात नहीं हे । 


ईरान-पार्थिया 


आधुनिक खुरासान और उसके आस-पास के उत्तरी मरु भूमाग का प्राचीन 


ईरान ३१९ 


नाम पारतक्क अथवा पार्थव था। उसके तथा केस्पियन सागर के बीच में हेरकेनिया 
प्रान्त था। वह प्रान्त हखमनी वश के साम्राज्य मे था। ३३० ई० पृ० अलछेक्ज़ेण्डर 
ने उसे भी जीत लिया। वहाँ अधंवर्बर सचरणशील कवीले केस्पियन सागर के 
पूर्वीय ओर से आकर वसे। पार्थव प्रदेश में बसने के कारण वे लोग पाथियन नाम 
से प्रसिद्ध हुए । पाथियनों का सामाजिक सगठन बहुत कुछ यूरोप के मध्ययुग की 
सामन्तशाही से मिलता-जुलता है । उनके सात प्रमुख वश थे और उनसे छूगी 
बडे और छोटे सरदारो की सम्बद्ध श्खला भी काफी फैली हुई थी। सिपाही अपने 
सरदारो और सामन्‍्तो से जितना अनुरक्त थे उतना राजा से नहीं। आवश्यकता 
पडने पर वे अपने नेताओ के आज्ञानुसार सैनिक सेवा करने को तैयार हो जाते थे । 
पाथियनों की सेना घुडसवारों की थी । हाथियो का उसमे कोई स्थान न था किन्तु 
उनकी जगह ऊँटो के दल होते थे । घुडसवार छोहे का झिलम वख्तर पहनकर 
भालो और तलवारो से लड़ते थे । 
ग्रीस के सैल्यूकस वंश के शिथिल होने पर स्काइथियन जाति की दाही गाखा 
के परनी कवीले ने जोर पकडना शुरू किया । वे लोग बड़े प्रसिद्ध घुडसवार और 
युद्धप्रिय थे। सम्राम में वीर॒गति प्राप्त करना अपने जीवन की वे पूर्ण सफलता मानते 
थे। विस्तर पर मरना उनकी दृष्टि में दुर्भाग्यमय एवं निन्दनीय समझा जाता था। 
ईसा की तृतीय शती के मध्यकाल मे उन्होने वैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, किन्तु 
वहाँ के राजा दिओदस ने उनको भगा दिया। तव रूस और ईरान की सीमा पर 
स्थित पार्थिया प्रान्त मे वे घुस पडे। उनके नेता तिरिदतस ने अस्सक (अरसक ) 
नगर में सिहासनारुढ़ होकर अपने स्वतन्त्र राज्य की घोषणा कर दी। कुछ वर्षो के 
बाद उसने अस्सक से हटकर राजथानी हेकेटामपाइलस में स्थापित की । व्यापारिक 
दृष्टि से वह स्थान अच्छा था क्योकि पूर्वे और परिचिम के प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग 
पर उसकी स्थिति थी । 
सेल्यूकस द्वितीय ने उन पर चढाई की, किन्तु एण्टिओक में उपद्रव होने के कारण 
उसे वापस लोटना पड़ा। उस अवसर से लाम उठाकर पाथियनो ने हेरियाना प्रान्त 
पर भी अधिकार जमा लिया । तव से वे अपनी शक्ति .सगठित करते और राज्य 
का धीरे-बीरे विस्तार करते रहे। यद्यपि थोड़े समय के लिए एण्टिओकस तृतीय 
ने उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, किन्तु द्वितीय शती (ई० पु० ) 
के प्रथम दशक के समाप्त होने के पहले एण्टिआकस को रोमनों ने परास्त किया ॥ 
जिससे पार्थिया ही नही, वल्कि मीडिया आदि अन्य प्रान्त भी स्वतन्त्र हो गये 


३२० विश्व-इतिहास 


पार्थिया के राजा मिथ्यदेतस प्रथम (१७१-१३८ ई० पु०) के नेतृत्व में पार्थियनों 
ने मीडिया, पर्सिस, वेविलोन, अमी रिया, सीस्तान, अफगानिस्तान, हेरात, बिलू- 
चिस्तान ('गेड़ोशिया ) आदि प्रान्तो पर प्रमुत्व स्थापित कर एक नवीन साम्राज्य 
की स्थापना कर दी। (१६०-१४० ई० पुृ०) । ठाइग्रिस (दजला) नदी के 
बाये तट पर प्रसिद्ध व्यापारिक नगर सेल्यूकिया के सामने केसिफान में पहले उन्होने 
अपना एक सैनिक केन्द्र (स्कन्धावार) और आगे चल कर अपने नये साम्राज्य की 
राजधानी ही स्थापित कर दी। मिशथ्रदेतस प्रथम को ही पार्थियन साम्राज्य का 
असली' सस्थापक् कहना अनुचित न होगा । हखमनी साम्राज्य का नवीन ग्रीकों 
के हाथ से उद्धार करने और प्राचीन ईरान की प्रतिप्ठा की स्थापना करने के कारण 
उसने सम्राट्‌ की उपाधि ग्रहण कर छी । यद्यपि उसने ग्रीकोी पर विजय प्राप्त 
की थी तथापि उनके प्रति उसका व्यवहार अच्छा एव सहानुभूतिपूर्ण था। इतने 
पर भी जब देमेत्रिअस द्वितीय ने विद्रोह का झण्डा उठाया तव उसके साथ बहुत-से 
ईरानी तथा ग्रीक तथा सेल्यूकिया और बैक्ट्रिया के लोग भी सम्मिलित हो गये । 
पार्थिया के सम्राट ने उसको परास्त कर पकड लिया , किन्तु उसको दण्ड देने अथवा 
अपमानित करने के बदले उसका सम्मान कर अपनी पुत्री से विवाह कर दिया और 
हेरेकेनिया प्रान्त का उसे अधिपति वना दिया । यही नही, ग्रीको के प्रति अपनी 
उदार नीति का वह यथापूर्व पालन करता रहा। मिश्रदेतस की मृत्यु १३७ ई० 
पू० में हुई । 
मिथ्देतस का पुत्र फस्तस द्वितीय सम्राट्‌ हुआ। ग्रीक राजा एण्टिआकस सप्तम 
ने बड़ी सेना के साथ पाथिया पर आक्रमण किया। विजय करता हुआ वह एक- 
बताना तक आ पहुँचा ! फ्रस्तस ने सन्धि का प्रताव छेड़ा, किन्तु ग्रीक नरेश ने 
पार्थिया को छोड़कर सव जीते हुए प्रान्तों को लौटा देने का आग्रह किया। छुद्ध 
होकर फ्रस्तस नें ऐसा आकस्मिक आक्रमण किया कि भ्रीक सेना छिन्न-भिन्न हो गयी 
और एण्टिआकस का निधन हो गया । (१२९ ई० पू०) । मेसोपटेमिया पर पा्थि- 
यनो का प्रमृत्व स्थापित हो गया। बहुत सम्भव था कि पाथियन विजेता सीरिया 
पर आक्रमण कर देता यदि चीनी तुकिस्तान की स्काइथियन जाति की एक 
शाखा ने मर्व की ओर से एक ही साथ एकबताना और हेरात एवं सीस्तान पर धावा 
न किया होता । उस भयकर वाढ को रोकने के लिए फ्रस्तस को लौटना अनिवार्य 
हो गया। उसे सकट में फेंसा देखकर उसके भ्रीक सैनिक दगाबाजी से भाग निकले 
इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रस्तस मारा गया (१२८ ई० पु०) । बगावतों के 


ईरान ३२१ 


कारण साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने गा | ऐसी विपम परिस्थिति में मिथ्रदेतस द्वितीय, 
पाथिया के सिहासन पर आरूढ़ हुआ। (१२३ ई० पृ०) पब्चिमी प्रान्तों में शान्ति 
करके उसने पूर्व में मर्व, हिरात और सीस्तान एवं कच्चार पर पुनः आधि- 
पत्य जमा लिया । ञको के आक्रमण का विशेष परिणाम यह हुआ कि मब्य एशिया 
और पूर्वी ईरान के ग्रीक राज्य सदा के लिए नप्ट हो गये । फछत: ऑक्सस नदी 
के उत्तरी और दक्षिणी प्रान्तों में नवीन आक्रमण करने वाली गाखाएँ जम गयी । 
पश्चिमी दिशा में बसने वाले लोग शक और पूर्वी दिज्या में यृच्ची अथवा तुखारी थे। 
यूचियों ने वेविट्रया राज्य को हडप लिया । उनके कुछ कवीछे (प्रथम शती ई० 
पृ०) पंजाब और सिन्व में घुस आये और वहाँ के ग्रीक और बैक्ट्रियन राज्यों को 
नप्ट करके स्वय स्वतन्त्र राज्य करने छगे। किन्तु सीस्तान और अराकोशिया के 
प्रान्तों के निवासियों को पार्थियन वंग के गरोग्डोफरस नाम के राजकुमार ने एकता 
के सूत्र में बाँध कर एक नया राज्य स्थापित किया जो सीस्तान से सिन्ध नदी की 
सीमा के इस पार तक फैल गया। 

मिश्रदेतस द्वितीय जितना पराक्रमी था उतना ही नीति एवं सगठन कुशरू 
भी । उसके पास चीन के सम्राट ने अपना दृत भेजकर व्यापारिक सन्विका 
प्रस्ताव किया जिसको स्वीकार करके उसने ईरान और चीन के व्यापार को 
प्रोत्साहित किया (११५ ई० पू०) । 

पा्थिया के उत्तर-पदिचिम में आरमीनिया राज्य था | वहाँ की राजनीतिक 
उलट-पुलट से उसे यह आगका रहती थी कि रोम वाले वहाँ अपना प्रमुत्व स्थापित 
न कर बँठें। अतएव अवसर पाकर उसने अपने अनुकूल तिग्रनेस नामक व्यक्ति को 
राज्य-सिहासन प्राप्त करने में सहायता दी। एशियाई कोचक के निवासी रोम 
राज्य की नीति-रीति से असन्तुप्ट और त्त थे। तिग्रनेस ने पाण्टस के मिश्वदेतस 
(१२०--६५ ई० पू०) की सहायता से एशियाई कोचक को एक प्रवकू सगठित 
राज्य बना दिया । रोम वाछे अफ्रीका के जुगार्था यद्ध में फेस होने के कारण उस 
संगठन को रोक न सके (११२--९४ ई० पू०) । उस युद्ध से फ्रसत मिलने पर 
रोम ने पूर्वी समस्या पर व्यान दिया । रोमन सेनापति सेला पदिचिमी एशिया के 
ग्रीकों को हराकर युफ्रेटीज़ नदी तक पहुँचा तब मिश्चदेतस ने उसके पास सन्धि का 
प्रस्ताव भेजा । सेछा को पार्थियन गक्ति का यथ्थेप्ट ज्ञान न था। उसको असम्य 
और वर्बर समझकर सेछा ने उसके सन्वि प्रस्ताव को ठुकरा दिया (९२६० पु०) | 
मिथ्रदेतस ने एशियाई कोचक के निवासियों को स्वानुकूल समझकर रोम से युद्ध 

२१ 


३२२ विद्रव-इतिहास 


छेंड दिया । निश्चित तिथि को इटालियनों का कत्छेआम शुरू हुआ | कहा जाता 
है कि अस्सी हजार स्त्री-पुरुप और बच्चे तलवार के घाट उतार दिये गये। रोम 
के विरुद्ध विद्रोह इतना बढा कि ग्रीस और उसके दक्षिणी और पश्चिमी तटो पर वसे 
इटेलियनों का वहाँ रहना असम्भव-सा हो गया (८९ ई० 'पु०) | ऐसी विपम परि- 
स्थिति के कारण सेल फिर पूर्व की ओर भेजा गया । ग्रीस की रियासतों को रोदता 
और लूटता हुआ वह एशियाई कोचक जलूमार्गम से पहँचा। सम्भव था कि युद्ध अधिक 
भयंकर होता, किन्तु अपने विरोधियों का जोर रोम में बढ़ता देखकर सेला ने मिथ - 
देतस से इस शर्ते पर सन्धि कर ली कि रोमनो से छीने स्थानों को वापस कर दिया 
जाय और हरजाना या जर्माना भी अदा किया जाय (८५ ई० पृ०) । 
मिथ्रदेतस द्वितीय की मृत्यु के बाद पार्थिया राज्य कमजोर हो गया । तीस 
वर्ष तक वहाँ की आन्तरिक स्थिति डगमगाती रही और राज बदलते रहे । इस 
अवधि में आरमीनिया के तिग्रेनम ने अपनी शवित यहाँ तक बढा छी कि उसका 
अधिकार पार्थिया के कई प्रान्तों पर स्थापित हो गया । ऐसा प्रतीत होने छगा कि 
पाथिया का राज्य पूर्णत्‌* नष्ट हो जायगा । सयोग से एशियाई कोचक मे पाण्टस 
राज्य के हेलिनिक मिश्रदेतसल और उसके सहयोगी तिग्रेनस का रोम से युद्ध छिड गया । 
रोम ने पाथिया के राजा फ्रस्तस द्वितीय से सन्धि का प्रस्ताव किया जो उसने स्वीकार 
कर लिया। रोम की सेना जब भयकर संकट मे फेंस कर डगमगा उठी तब भी पाथिया 
ने उसका साथ न छोडा । फिर भी रोम के अभिमानी सेनानायक पाम्पे ने पाथियन 
लोगो की कदर न की, वरन्‌ उनको नीचा ही समझता रहा। यही नही, पाम्पे ने 
पाथिया में फूट डालने तथा उसके कुछ पश्चिमी प्रान्तो को छीन लेने मे कोई सकोच 
न किया । रोमनों की कुटिल नीति से क्षुब्ध और अपमानित होकर पाथिया के 
राजा ने उनका साथ छोड़ दिया और रोम के सेनानायक क्रेसस से ईरान की रक्षा 
करने के लिए उसे युद्ध करना पडा। पार्थिया के सुरेन'! नामक सेनापति ने करंही 
के युद्ध मे रोम की सेना को छिन्न-भिन्न ही नही वरन्‌, नष्ठ तक कर दिया। क्रेसस 
तथा उसके पुत्र को प्राणत्याग करना पडा (५३ ई० पू०) । रोम वालो को अब 
पाथिया की शक्ति का ठीक अनुमान हुआ । उनकी आँखे खुल गयी । यह युद्ध 
महत्त्वपूर्ण इसलिए भी समझा जाता है कि यह अलेक्जेण्डर द्वारा ईरान की पराजय 
के प्रतिशो१ और ईरान के पुनरुत्थान का प्रतीक है। इसके सिवा रोम को यह सबक 
भी मिलता कि घुडसवार सेना का यदि सुचारु रुप से संचालन किया जाय तो पैदल 
सेना उसका मुकाबिला नहीं कर सकती । उस पाठ को हृदयंगम कर रोम ने भी 


ईरान ३२२३ 


घुडसवार सेना का संगठन आरम्भ कर दिया । उस विजय से ईरान की प्रतिष्ठा 
इतनी बढ़ गयी कि अरब के छोटे-बड़े राज्य उसका फिर सम्मान करने लगे । 
विजय से उत्साहित होकर तथा रोम वालो को गुहयुद्ध में फँसा देखकर पा्थिया 
वालो ने भूमध्यसागर के तट तक अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयत्न किये । 
सम्मव था कि उनको यथेप्ट मफलता भी प्राप्त होती, किन्तु पाथिया के सम्राट 
ओरोदस की ईर्प्या के कारण सुरेन के वध तथा राजकुमार पकोरस के अपमान ने 
वीरों का दिल तोड़ दिया और असन्तोपष बढा दिया। दस वर्ष तक अकर्मण्यता चलती 
रही । उसके वाद एक वार फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया गया। एशियाई कोचक, 
सीरिया, पेलेस्टाइन तक ईरान (पार्थियन ) सेना बढ़ती चली गयी। किन्तु रोमनो 
ने उनकी बाढ़ को छल-वल से रोक दिया। ईरानी सेना को पराजित होकर पीछे 
लोटना पडा। बूढे ओरोदस से ऊब कर पुत्रो ते उसे मार डाला (३७ ई० पू०) और 
राजसिहासन के लिए आपस में ऊडाई होने रूगी । उनमे से फ्रस्तस चतुर्थ को विजय- 
श्री प्राप्त हुई, किन्तु सरदारों और सैनिकी में आपसी लूडाई-झगड़ें और दलवन्दियाँ 
चलती रही | उस अव्यवस्थित दज्ञा से लाभ उठाने की इच्छा से रोमन सेनानायक 
एण्टनी एक प्रवलू सेना लेकर आया। किन्तु पूर्वीय राज्यों और प्रजा को रोमनो की 
निष्ठुरता, कुटिलता और करता का इतना कटु अनुभव था कि किसी ने दिल खोल 
कर उनका साथ न दिया । यद्यपि आरमीनिया जीत कर मीडिया पर उन्होने आक्र- 
मण किया, किन्तु फ्रस्तस चतुर्थ ने उनका साज-सामान छूटकर उनकी किला तोड़ने 
की मशीनों को जरा दिया। एण्टनी को लहाचार होकर पीछे लछौटना पड़ा । रास्ते 
में पार्थियनों ने उसकी सेना को बड़ी क्षति पहुँचायी। एक अन्तिम किन्तु निप्फल 
प्रयत्न करने के बाद एण्टनी की हिम्मत टूट गयी । उघर आगस्टस के विरोध के 
कारण रोम से किसी प्रुकार की सहायता प्राप्त करना तो दूर रहा, विरोधियों के 
आक्रमण का प्रतिकार मात्र करने के लिए उसे लोटना पड़ा । विजय आगस्टस की 
हुई। आगस्टस ने पा्थियनों के साथ मैत्री की नीति का निर्वाह श्रेयस्कर समझा । 
उधर पार्थिया वालो ने भी रोम से उलझना अनुचित समझा। फलत. वैमनस्य कम 
ही गया जिससे रोम को व्यापार आदि मे सुविधा प्राप्त हुईं । अब रोम के सामने 
मुख्य प्रश्न यह रह गया कि पूर्व में कहाँ पर वह अपनी सीमा निर्वारित करे और 
किस प्रकार उसको दुढ बनावे। अन्त में यह निर्णय हुआ कि आरसीनिया दोनो 
साम्राज्यो की सीमा रहे । यह निर्णय भी आगे चलहूकर असन्तोपजनक सिद्ध हुआ 
बयोकि आरमीनिया राज्य में रोम वाले स्वानुकूल व्यवित को और पार्थिया वाले 


ल्लििज 


३१४ विद्वतिहास 


अपने अनुकूल व्यक्ति को राजा बनाने के लिए उत्सुक रहते थे | पाथिया के राज- 
सिंहासन के लिए वहाँ के राजकुमारों में इतने झगड़े बढ़े कि मिश्रदेतस के वंश के 
हाथ से राज्य निकल कर अर्तंबनस के वंश के अधिकार में चला गया । 

ईसा की द्वितीय शताब्दी के आरम्म में, (११४६० ) रोम के सम्राद देजन ने 
लड़-भिड़कर काले समुद्र के तटस्थ प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया । वहाँ 
से दजला नदी तक रोम का आधिपत्य जम जाने से उसके मन में भारत पहुँचने की 
लालसा जाग्रत हुई और अलेक्जेण्डर महान की समता प्राप्त करना उसका रूक्ष्य वन 
गया। किन्तु पश्चिमी एशिया एवं भि्र में उपद्रव होने के कारण उसकी आग्ाओ 
पर पानी पड़ गया । उसके उत्तराधिकारी सम्राद हेड़ियन ने दजछा से आगे 
बढ़ने का विचार अव्यावहारिक समझकर छोड दिया । रोम के इस नीति-परिवर्तन 
का एक कारण यह भी हुआ कि पश्चिमी एशिया से मित्तल और ग्रीस इठली तक 
प्लेग का प्रचंड प्रकोप हुआ। देश में गृह-कलह और सम्राट पद के लिए मयकर 
संघर्ष मच्ते रहने के कारण दूरस्थ देशो में साम्राज्य-स्थापता की आशा व्यर्थ प्रतीत 
, हुई । इन परिस्थितियों मे मी सन्‌ १९७ ई० में सेप्टिमस सेवरस ने एक बार 
फिर प्रयत्न किया, किन्तु वह निष्फल् सिद्ध हुआ। रोम को अन्तिम झटका तव 
लगा जब रोम का सम्राटू मेक्रिस (२१७--१८ ) निसिविस में बरी तरह से 
परास्त हुआ । आखिर द्वितीय शती की समाप्ति के साथ रोम के ईरान में बढने 
का प्रश्न समाप्त हो गया । रोमनों की बाढ़ क्षीण होते देखकर सासानी वंश 
ने रोम को एशिया से बहिष्कृत करने के अनुष्ठान का आरम्म कर दिया । 

रोम से सघर्ष होते रहने के कारण पाथियनों का बल पूर्वी प्रदेशों में मी कम 
होता गया । प्रथम शती से यूची जाति की कुपाण नामक शाखा ने बल संचय 
करना आरम्म कर दिया था । उनके राजा कुजुल केडफाइसिस ने कैस्पियन सागर 
से सिन्धु नद तक अपना प्रमुत्व स्थापित कर दिया जिससे मारत एवं चीन के यूरोप 
से व्यापार करने के एक विशाल मार्य पर उसका अधिकार हो गया, इससे उसको 
अच्छा आथिक छाम हुआ । उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी वेम केडफाइसिस ने 
अपने पिता की नीति का अनुसरण कर हिरात, सीस्तान तथा अराकोशिया, पश्चिमी 
पजाब तथा सिन्ध प्रदेश तक अपना राज्य बढ़ा लिया। फलूत छाल सागर से 
सिन्वसागर के सगम तक का व्यापार-मार्ग उसके अधिकार मे आ गया । परिचिम 
की ओर से रोमनों तथा पूर्व से कुषाणो के दबाव मे फेसकर पार्थिया की शविति 
उत्तरोत्तर कम होती चली गयी । रोमनो ने कुपाणों से मित्रता कर ली । कुपाणों 


ईरान ३२५ 


ने पश्चिमी रेगिस्तानो की ओर बढ़ना उतना लाभदायक न समझा जितना कि घन- 
धान्य पूर्ण समृद्ध मारतवर्ष की ओर | अतएवं फारस में न॒ फेंसकर उन्होने भारत 
में राज्य-विस्तार करना ही श्रेयस्कर समझा । 
ईरानी सम्यता और समाजिक तथा शासनिक विधानों के मर स्रोत हख- 
मनीय झ्रुग की रीति-नीति में विकसित हुए थे। उसी रीति-नीति का कमोबेश 
अनुसरण सासानियों के काल तक ही नही, बल्क़ि आगे तक भी होता रहा तथापि 
परिस्थितियों के उलट-फेर से समय-समय पर कुछ परिवर्तन भी होते रहे जो विशे- 
षत. युद्धकला और घामिक क्षेत्र में दिखाई पडते है । 
पाथिया का राजवंश संचरणशील जाति का था अतः उनमें उस जाति की 
विशेषताओं का किसी अश तक रहना स्वाभाविक था। राजा प्राय: एक ही कुट॒ुम्ब 
से चुना जाता था, किन्तु यह रिवाज अनिवार्य न था। राजकुमारों में से कोई भी 
राजा बनाया जा सकता था । उदाहरणत. पा्थिया के राजसिहासन पर एक राज- 
महिपी, जो पहले दासी थी, बैठायी गयी । राजा की शक्ति उसके मुख्य सरदारो 
पर अवलम्बित थी, जो प्रायः सात प्रमुख कुल के थे। प्राचीन ईरानी समाज 
विचरणशील न था, वह अधिकतर ' स्थिर था । 
पाथिया के सगठन में दो प्रकार के प्रदेश थे। एक तो वे राज्य थे जो अनेक 
अश्ो में स्वतन्त्र होते हुए भी पार्थिया के सम्राट के नेतृत्व में रहते थे। दूसरे वे 
थे जिनके शासन के लिए समय-समय पर प्रशासक नियुक्त किये जाते थे। अनुयायी 
राज्यो की संख्या अठारह थी जिनमें ग्यारह उच्च श्रेणी में और सात निम्न में गिने 
जाते थे | उनके अतिरिक्त साम्राज्य प्रान्तो में विभकत था जिन पर अधिकतर 
वशानुगत शासक शासन करते थे। उनके अतिरिक्त अनेक नगर थे जो स्वयं अपना 
प्रवन्ध करते थे । उनके विधानों और स्थानीय शासन में सम्राट्‌ यथासम्मव हस्त- 
क्षेप न करता था। ये नगर व्यापार तथा सस्क्ृति के केचद्ध थे और उनका प्रभाव 
साम्राज्य के आचार-विचारों को परिवर्तित करता रहता था । जिस प्रकार 
सम्राद के अनुयायी प्रमुख सरदार थे उसी प्रकार सरदारो के अनुयायी उनके क्षेत्र 
के छोटे सरदार होते थे। ये छोटे सरदार ही कृषक समुदाय पर शासन करते थे । 
इस सक्षिप्त वर्णन से यह प्रतीत होता है कि पाथिया के साम्राज्य में सामन्‍्तशाही 
और जमीदारी प्रथा प्रचलित थी | प्रमुख सामनन्‍्तो के सहयोग और सहायता से 
ही राजकुमार साम्राज्य के सिंहासन को प्राप्त कर सकता था क्योकि पार्थिया का 
सम्राट राजकुमारों में से ही कोई चुना जा सकता था । यह आवश्यक न था कि 


३२६ विशव-इतिहास 


सम्राट्‌ का ज्येष्ठ पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी हो। इस प्रथा के कारण राज- 
कुमारों को प्रमुख सामनन्‍्तो का मुखापेक्षी होना पड़ता था। उनमें आपस में दाँव- 
पेन चलते रहते थे जिसके कारण साम्राज्य मे खीचातानी रहती और उसके अग 
अच्छी प्रकार से दुढ नही होने पाते थे। फिर भी साधारणतया चतुर और बलशाली 
सम्राट्‌ सगठन को यथाशक्ति अव्यवस्थित नही होने देते थे। ईरान में उपर्युक्त 
विधान कुछ हेर-फेर से बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था । 


सनिक व्यवस्था 


पार्थिया के सरदारों की अपनी-अपनी सेनाएँ होती थी । आवश्यकता पडने 
पर अथवा सम्राट के आमन्त्रण पर वे ससेन्‍्य एकत्रित हो जाते थे। उनकी सेना की 
शक्ति अधिकाश सुसन्नद्ध घुडसवारों पर निर्मर थी । ऊपर लिखा जा चुका है कि 
संचरणशील जातियों के अदवारोही सैनिक सामने अथवा मुडकर पीछे से वाण-वर्पा 
करने में सिद्धहस्त थे । जिस वेग से वे आक्रमण करते उतनी ही शी घ्रता से वे पीछे 
भी हट सकते और आवश्यकता पडने पर पुन. एकत्रित भी हो सकते थे । उसी 
कला और लाघव के कारण वे ग्रीकोी और रोमनों का सामना सफछता के साथ 
कर सके थे घुडसवारों के सिवा पैदल सेना भी तगण्य न थी। पदाति तलवारो 
ओर बरछो से लडने के अभ्यस्त थे । पदाति प्राय. कृपक अथवा गुलाम होते थे। 


समाज 


पाथिया के युग का ईरान हखमनी युग से कुछ महत्त्वपूर्ण अशो में भिन्न था । 
ग्रीको और रोमनो के आकर बस जाने से ईरानी समाज मे नये रक्त, नयी सस्क्ृति 
नये कौटम्बिक विधान तथा नये दृष्टिकोण का प्रादुर्माव हुआ । आपस में विवाह 
और निरन्तर सम्पर्क होते रहने से उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ तीन्र गति से चलने छंगी। 
ग्रीको और रोमनो के आचार-विचार, सामाजिक आदर्श, कला-कौशल, दर्शन-विज्ञान 
के ईरानियो की सम्यता और सस्क्ृति के साथ सम्मिश्रण होते रहने के कारण ईरान 
में नयी स्फूर्ति उत्पन्न हुई। दूध और चीनी के समान वे ऐसे बुल-मिल गये कि काला- 
न्तर में उनके भेंद-विभेद विलीन हो गये और समाज में नया व्यक्तित्व आ गया। 
पासानियों के युग में ईरानी समाज चार वर्गों में विभक्‍त था अर्थात्‌ सामन्‍्तो तथा 
सैनिको के, पुरोहितो, छेखको तथा राजकर्मंचारियो के और मजदूर तथा उद्योग- 
घन्धे वालों के वर्गों में | शिक्षा तथा व्यापार की वृद्धि से जमीदारों और किसानो 


ईरान ३२७ 


या मजदू रो के वीच नवीन कड़ियाँ अथवा स्तर प्रकट हो गये । नागरिक और 
व्यापारिक जीवन की वृद्धि से नये प्रशनो और विधि-विधानो की सुध्टि होती रही 
यद्यपि पुराने ढंग में पले हुए ईरानी उस प्रवृत्ती से असन्तुप्ट रहे, किन्तु उनके लिए 
उसका प्रवाह रोकना असम्भव-सा था । 


व्यापार 


पार्थियनो के समय में चीन तथा भारत का यूरोप से व्यापारिक सम्बन्ध 
सम्मवत. पहले से अधिक बढ़ा । सिन्धु देश से फारस की खाड़ी तक का समुद्री 
व्यापार शीघ्रता से बढता रहा । पंजाब से हिन्दूकुश पार करता हुआ महत्त्वपूर्ण 
व्यापार मार्ग कावुल से मिल जाता था और दोनो देगो में यातायात होता था । 
ब्यापार के करो से साम्राज्य को बहुत आमदनी होती थी । ईरान पूर्व से सामान 
मेंगाकर पश्चिम को और पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर भेजा करता था। पूर्वी 
देशों की वस्तुओं का विशेषत. मारतीय फौलाद और ताँवा आदि अन्य धातुओं का 
तथा कपडो, तेलो, मसालों, औपचियों, रत्नो, रगो, शीशे की चीजो, चमडो आदि 
का वाजार अच्छा था | सडक भी पहले से अच्छी थी । डाक चौकी का अच्छा 
प्रवन्ण था जिससे पौने दो सौ मील की यात्रा आवश्यकता पडने पर एक ही दिन में 
सम्मव थी। 

उस युग में क्पि की उन्नति हुई | छोटे-छोटे खेतो के बजाय वडे-बडे खेतों में 
बडे पैमाने पर खेती की जाने लगी क्योकि अमीर और सरदार लोगो को उममे 
लाभ की गृूजाइश दिखाई पड़ी । इसका यह परिणाम हुआ कि छोटे पैमाने पर 
स्वृतत्र खेती करने वाले उत्तरोत्तरकम होते गये और उन्हें स्वावलरूम्बन के बदले 
मजदूरी करनी पडी । फछत उनकी मर्यादा और स्थिति कमज़ोर होती चली 
गयी । चीन से आये हुए फल्नो के वाग लगाने तथा गज्ने की खेती करने का शौक 
लोगों में बढता गया । 


९ 


घम 


पार्थियनों में वलिही नहीं नर-वलि का भी रिवाज प्रचलित था। जरथुष्ट्र 
के सिद्धान्त के अनुसार पशुवलि त्याज्य थी। इस सिद्धान्त का प्रभाव बर्वर 
कबीलो पर बहुत कम पड़ा, किन्तु ईरानियो की सलिल देवी अनाहिता का पूजन 
पार्थिया में अधिक लोकप्रिय टआ। सूसानगर में वह देवी नानिया' नाम से पूजी 


३२८ विश्व-इतिहास 


जाती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी नाम से कम से कम पश्चिमी 
एशिया से ईरान की पूर्वी सीमा तक और समवत' उससे आगे भी उस देवी का 
पूजन होता था । कही-कही जलदेवी से उसका परिवर्तन अग्नि देवी के रूप में 
पाया जाता है। यद्यपि अधिकतर उसकी प्रतिमाएँ सवस्त्रा थी तथापि निर््सना 
रूप मे भी उसका पूजन होता था । 
अन्य धर्मो के प्रति पार्थियन राज्य की नीति उदार थी । यही नही वे जिस 
प्रान्त मे बस जाते थे वहाँ के धर्म ग्रहण कर लेते थे। वे लोग शव को धरती के 
अन्दर कोठरी खोदकर दफनाते थे, किन्तु कही-कही उनमे मगो की मृतक क्रिय्रा का 
भी अनुकरण होने लगा था । 


सासान वश 


पार्थियनो के छ्वास के साथ साोसान वश का उदय और प्रभुत्व बढा। अनुश्नुति 

के अनुसार उस वश का प्रारभ अनाहिता देवी के स्तख्र के मन्दिर के अध्यक्षो में 
से सस्सन तामक एक व्यक्ति से बताया जाता है। उसके पुत्र पपक ने, जिसवा 
विवाह उस प्रान्त के एक सरदार की बेटी के साथ हुआ था अपने ससुर की जमीदारी 
हडप कर अपने वश की उन्नति का बीजारोपण किया (२०८ ई०)। जब 
पाथियनो के राजा ने पपक के पुत्र श्ापुर को उसका उत्तराधिकारी बनाने का 
प्रस्ताव अस्वीकार किया तब से विद्रोह का प्रारम्भ हो गया । शापुर की मृत्यु होने 
पर उसका छोटा भाई अदंशीर जो फर्स नामक नगर में स्थापित सेना का सेनापति 
था, पसिस का राजा बन बैठा । प्रतिरोध होते हुए भी उसने पार्थिया के राजा 
अतेबनस पचम को हरा कर मार डाछा (२२४६०) । तदुपरान्त कैसीफोन 
(कसीफिआ ) नगर मे जाकर उसने सम्राट की उपाधि धारण कर ली (२२६ 

ई० )। अर्दंशीर के विरुद्ध एक प्रबल सघ लैयार किया गया जिसमें आरमीनिया का 
राजा खुसरो प्रथम, स्काइथियन जाति के कुछ कबीले, कुषाणो का राजा आदि 
शामिल हुए । सघ को रोम वालों से भी सहायता का आइवासन मिला । उस 

प्रबल सघ को साम, दाम, भेद के द्वारा शिथिल करके अदंशीर ने अन्ततोगत्वा 
छिन्न-भिन्न कर दिया । उसका राज्य मर्व. हेरात, सीस्तान से फरात नदी तक बढ 
गया । उसके समय से ईरान में नवीन उत्साह बढता गया । लोगो में यह धारणा 
उत्पन्न हो गयी कि प्राचीन साढे पाँच सौ वर्षो के दुदिन झेल कर पुररुत्थान 
के राजमार्ग पर अग्रसर हो रहा है। अर्दशीर ने जरथ्र ष्ट्र के धर्म का अम्युत्थान 


ईरान ३२९ 


करने की बीडा उठाया जिससे फारस में घामिक जोश उमड़ा | उस स्फर्ति से 
सासानी वंश के प्रभाव और जातीय बरू की खूब वृद्धि हुई 
पचास वर्ष तक राज्य करके अर्देशीर ने अपने पुत्र शापुर को साम्राज्य सुपुर्द 
कर दिया और स्वयं विरकत होकर अपने जीवन के अन्तिम वर्ष शान्तिपूर्वक व्यतीत 
करता रहा । 
सम्राट शापुर भी अपने पिता के समान योग्य शासक और सेनानी सिद्ध हुआ । 
उसके साम्राज्य के पूर्व की ओर कुपाण राज्य और पश्चिम में रोम राज्य था। 
कुयाणों पर विजय प्राप्त करने से उसको वे व्यापार-मार्ग मिल सकते थे जिससे 
कुपाण समृद्ध हुए थे। अतएव उसने पहले कुपाणों पर चढ़ाई की । उनको परास्त 
कर शापुर ने पेशावर से सिन्यु नद की घाटी तक तथा वल्ख, तागकन्द और समरकन्‍्द 
तक का समृद्ध भू-माग अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुपाण राज्य सदा के 
लिए समाप्त तो नही हुआ किन्तु वह ईरान का अवीनस्थ हो गया । 
उत्तरऔर पूर्व में विजय प्राप्त कर तथा आर्थिक व्यवस्था सुदुह़ और सम्पन्न 
करके गापुर पश्चिम की ओर झुका । स्वयं को हखमनी सम्राटो का उत्तराधिकारी 
घोषित कर उसने रोमनों को एशिया से हट जाने के लिए कहा, किन्तु वे क्यों हटने 
वाले थे। एशिया: से उनको व्यापारादि द्वारा अनेक लाभ होते थे। यद्यपि इस 
ओर उसको अनेक अवसरो पर नेराइय का सामना करना पडा, किन्तु वह विचलित 
न हुआ। घीरे-वीरे वह सीरिया और एण्टियाक अर्थात्‌ मूमध्य सागर के तट तक 
पहुँच गया | अरवो को अपने प्रभाव में छाकर उसने उन्हे अपना करद अनुगामी बना 
लिया। अपनी शबिति को संगठित और मजबूत वनाकर उसने रोमनों से पुनः 
युद्ध छेड। इस वार विजयलक्ष्मी उसके हाथ रही। रोम का सम्राट्‌ वेरेरियन 
एडेंसा के युद्ध मे मारा गया और उसके सत्तर हजार सैनिक पकड़े जाकर इधर-उबर 
निर्वासित कर दिये गये (२६० ई० ) | ज़्दनन्तर सीरिया और कंपाडोशिया तक 
ईरानी सेना ने अपना आतक जमा दिया। केवर पालमाइरा में उसे सफलता प्राप्त 
न हो सकी | 
शापुर की मृत्य (२७२ ई० ) के वाद ईरान में गृहयुद्ध छिड़ गया और साम्राज्य 
को दशा अव्यवस्थित होने छगी । इससे रोमनो तथा कुपाण्र ने छाम उठाकर अपनी 
गक्ति वढा ली | साम्राज्य के कुछ हिस्से पर अपना प्रमृत्व मी स्थापित कर लिया । 
ईरान की सेना पर रोमनो ने विजय प्राप्त कर एक वार फिर दजला नदी तक साम्राज्य 
बढ़ा लिया । किन्तु चतुर्थ शती में जब शापुर द्वितीय सम्राट हुआ (३०९---७९ ) 


३३० विश्व-इतिहास 


तब भमाग्यचक्र फिर ईरान के अनुकूल होने छगा | उप्तकी पहली शानदार विजय 
कुपाणों पर हुईं जिसने कुपाणों की शक्ति सदा के लिए तोड़ दी और उनका राज्य 
समाप्त कर दिया। सम्राट द्वारा नियुक्त प्रान्तीय शासक वल्ख से वहाँ का प्रवन्ध 
करने छूगा। चीनी तुकिस्तान तक ईरान का प्रभुत्व स्थापित हो गया । 

पूर्व से निश्चित होकर शापुर द्वितीय पश्चिम की ओर अग्रसर हुआ। उत्तरी 
मेसोपटामिया और आरमीनिया पर उसने चढ़ाई की | उबर रोम का कुशल प्रसिद्ध 
मेनापति सम्राट्‌ जूलियन छडने आया. किन्तु वह मारा गया (३६३ ई० )। आर- 
मीनिया भी ईरान साम्राज्य का एक प्रदेश वना लिया गया, किन्तु उसका 
एक छोटा टुकडा रोम के सम्राद को दे दिया गया । शापुर द्वितीय की मृत्यु 
(३७९ ई०) के साथ प्राचीन इतिहास को समाप्त करना अनुपयुक्त नहीं प्रतीत 
होता। उसके उपरान्त रोम साम्राज्य से ही नहीं, वरन्‌ बाइजेण्टाइन रोम से भी 
ईरान का सघर्य और आन्तरिक अव्यवस्था का व्यापार होता रहा। पार्थियन 
और सासानियन गासको ने हखमनी सम्राटों की सास्क्ृतिक तथा शासनिक परि- 
पार्टियों का प्राय: प्रतिपालन किया । अतएंव परिपाटियों की मज़वूती और कम- 
जोरी भी उनके हिस्से में आयी | फिर भी पूर्व की ओर से संचरणशील जातियों 
की सैनिक कला तथा रोम की युद्ध और स्थापत्य कछाओ का ईरान पर बहुत प्रमाव 
पडा। पूर्वी जातियाँ घोडो पर सवार होकर आक्रमण तथा पलायन करने में दक्ष 
थी । दोनों ही दशाओं में वे समान अधिकार से वाण-वर्पा कर सकती थी। इन्ही 
कारणों से प्राय उनको सफलता प्राप्त होती थी । ईरान ने उस कलछा को अपनाकर 
रीमनो पर इतना आतंक स्थापित कर लिया कि उन्हे भी घुड़सवार सेना का संगठन 
करना आवशद्यक हो गया। 

गापुर प्रथम के जमाने में फारस में एक विद्येप वामिक आन्दोलन हुआ जिसका 
प्रवर्तक मानी था। यह स्मरण रखना चाहिए कि हखमनी वंश का अन्त होने 
के पण्चात्‌ ग्रीको ने भारत तक और रोमनो ने पश्चिमी एशिया में अपनी वस्तियाँ 
स्थापित की | ग्रीको की सस्कृति भी फारस में प्रचलित हो गयी। बौद्ध धर्म ने 
मी अपना प्रभाव जमा रखा था । रोमनों के युग में ईसाई धर्म का भी अच्छा प्रचार 
हुआ। उन सबका प्रभाव ईरान पर पड़ना स्वाभाविक था । पुरानी और नयी 
मान्यताओ से प्रेरित होकर मानी नामक वर्म-प्रवर्तक ने मनीपी सिद्धान्त का प्रचार 
किया। मानी का जन्म सन्‌ २१६ के छगरमग बेबीकोन में हुआ। उसकी धारणा 
थी कि विव्व के यावत्‌ व्यापार के कारण दो मूलगत और तीन प्रवाहिक तत्त्व हैँ 


ईरान ३३१ 


पहली श्रेणी के अन्तगंत ईदवर तथा पदार्थ और दूसरी में मृत, वर्तमान एवं भविष्य 
(काल ) है। मूतकाल में प्रकाश तथा अन्वकार पृथक थे, किन्तु उनमें जब सघर्ष 
हुआ तव अन्धकार की विजय हुई । यह दशा देख ईइवर ने अपनी गक्तियों का दो 
बार प्रयोग करके प्रकाश का उद्धार किया तथापि अन्धकार की सत्ता वनी ही रही । 
उस परिस्थिति में पुरुष मूछित अवस्था में पडा रहा | तव ईग्वर ने विच्व की रचना 
की और पुरुष में प्राणअक्ति का संचार किया । इस अवस्था में यद्यपि उपयुक्त 
दोनो तत्त्व आपस में गुथे रहे फिर भी व्यवस्था इस प्रकार की हुई जिससे प्रकाश के 
ईद्वरीय तत्त्व सूयं और चन्द्र की मुक्ति का मार्ग निकल सका। वर्तमान काल में 
प्रगति की घारा उसी ढुग से चल रही हैं। अन्धकार की सत्ता के प्रभाव और सृष्टि 
के कारण मनुप्य में दोनो लिग उपस्थित रहे जिससे सजनन का विधान चलता हैं 
उस विवान का फल है कि प्रकाश पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होने पाता। इस गुत्थी 
को खोलने के लिए ईश्वर ने अपने पवित्र प्रकाग से महात्मा ईसा को पैदा कर मनुप्य 
को अन्धकार से निकल कर प्रकाञ में' पहुँचने का मार्ग दिखाने के लिए अवतरित 
किया। मोक्ष प्राप्त करने के एकमात्र रास्ते, सम्यक्‌ त्याग का उसने सन्देश और 
उपदेश दिया । सच्चा मनीपी वही हो सकता है जो स्त्री-सहवास, मास-मदिरा तथा 
सम्पत्ति-सग्रह का पूर्णतया परित्याग कर दें। उसका मुख्य कर्तव्य उपदेश तथा 
आचरण द्वारा मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताना है। साधारण अनुयायियों को 
विवाह करके दुनिया में रहने की इजाजत है। ये लोग श्रोत्री की श्रेणी में रखे गये । 
भविष्य की जो परिस्थिति होगी उसमें दोनों मल तत्त्व फिर अपनी आरम्मिक 
अवस्था में पहुँच जायेंगे । किन्तु अन्चकार कंद कर दिया जायगा और गरीर के 
वन्धचन से मुक्त होकर जीव पूर्ण प्रकाश में स्थिर हो जायगा । 

मानी का ध्येय एक विव्वव्यापक घर्म का निर्माण और प्रचार करना था। 
इसीलिए शायद उसने उस समय के फारस तथा पद्चिमी एजिया की प्रचलित 
विचारधाराओ के सम्मिश्रण से अपना सिद्धान्त बनाया। शापुर प्रथम ने मानी का 
स्वागत कर और अनेक प्रकार से उसका सम्मान कर अपना मत प्रचार करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता दी | अन्य धर्म वालो ने उसका घोर विरोध किया। शापुर प्रथम, 
की मृत्यु के बाद मानी पर अभियोग चलाया गया और उसे मृत्युदण्ड दिया गया। 
उसके मतानुयायरियों- को भी निरन्तर कष्ट दिये जाते थे, फिर मनीषी सिद्धान्त 
का प्रचार अरव, सीरिया, एशियाई कोचक, उत्तरी अफ्रीका, मित्न, तुकिस्तान, चीन 
ओर उत्तर-पश्चिम भारत में होता चछा गया। चीन में तो अब भी चलता है 


३३२ विश्व-इतिहास 


मनीषी धर्म के शिथिल होने पर फारस में फिर जरकथ्ष्‌ष्ट्र के घर्म का उत्थाव 
हुआ। प्राचीन सिद्धान्त के इस नवीन संस्करण में कुछ परिवर्तन हुए जिनसे वह 
फारस वालों के लिए सुगम और सुग्राह्म होकर जातीय धर्म का स्वरूप ग्रहण कर 
सका। इस नव सिद्धान्त को लेकर बोद्ध एवं ईसाई धर्मो के प्रचार को फारस ने 
सफलतापूर्वक रोक दिया। तत्कालीन असहिष्णुता के वातावरण में पारसी धर्म 
भी जातीय और असहिंष्णु हो गया। अन्य धर्मो तथा घर्मावकम्बियों का भयकर 
दमन किया गया। पारसियों से यह धारणा फैली कि उनसे अप्रसन्न होकर अहुर- 
मजद ने उनके शत्रुओ को विजय प्रदान की है। उनकी भलाई उसके प्रसन्न करने' 
से ही सम्मव है। वह धामिक हृत्यों द्वारा सम्भव होगा । परिणाम यह हुआ कि 
उनमें कमंकाण्ड, आचार और उपचार की प्रवृत्ति पुनः बढ़ी जिसका प्रमाण विन्दि- 
दाद एवं निरंगिस्तान' नामक ग्रन्थ है। 


कला-कौशल 


पार्थियनों को नगर आदि निर्माण कराने का शौक न था। किन्तु सासानियों 
द्वारा स्थापित नगरो के ध्वंत्तावशेष मिलते है । उनसे प्रतीत होता है कि वे गोलाकार 
होगे। अधिक संचरणशील होने के कारण गृहनिर्माण की ओर भी' उन्होने विशेष 
ध्यात तन दिया । सासानियो के समय में कुछ गृहो में ऑगन रखने की पुरानी परिपादी 
चलती रही, किन्तु ऐसे मकान भी बनाये जाते थे जिनमे आँगन के बदले सायवान 
निर्माण किया जाता था। पक्के गारे से जोडे अनगढ़ पत्थरों के टुकड़ो की अथवा 
इंटों की दीवारे बनायी जाती थी। गढ़े पत्थरों की दीवारों पर रगीन चित्र या डिजा- 
इस भी बनाये जाते थे । समुद्ध लोगो के मकातो मे बडे महराबदार फाटक 
और दीवारो पर अनेक प्रकार की सुन्दर रेखाएँ तथा सिहद्दार और प्रवेश-द्वार 
बनाये जाते थे। महलो के पास दबे हुए गुम्बद ओर मन्टिरों के पास मीनार पड़े 
हुए मिलते हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि पाथियनों तथा पूर्ण सासानियो के युगो मे 
मकानो के बाहरी भाग को विशाछता और महत्त्व प्रदान करना अच्छा समझा 
जाता था। उनके मन्दिर चौकोर होते थे, जिनमे अग्नि निरन्तर जलती रहती थी । 
घामिक कर्मकाण्ड और कृत्य खुले मैदान में किये जाते थे । उस प्रकार की अग्नि- 
शाला का अवशेष तक्षशिल्ा मे भी मिला है) स्थापत्य कला ने उस काल वस्तुतः 
कोई विशेष उन्नति नहीं की । तत्कालीन कछा हखमनीय वास्तुकला के सामने 
विलकुल फीकी रूगती है । 


ईरान 


पाथियन युग में कॉसे की बड़ी मूर्तियों की रचना ने विशेष उन्नति की। इन 
मूतियों की पोशाक बहुत स्पष्ट और वास्तंविकतापूर्ण है। मिर्जई, लबादे और कई 
प्रकार के पैजामे और जूते पहने हुए व्यक्ति सफाई के साथ बनाये गये है। खम्भो 
के ऊपरी भाग में उत्कीर्ण विविघ प्रकार की सजावट भी रोमनो की देखा-देखी 
विकसित की गयी थी । कम उभरी हुई उकेरी कलाकृतियो की भी अच्छी उन्नति 
हुई । तकीबुस्तान का मृगया दृश्य सामूहिक चित्रण का सुन्दर नमूना है। वैसे ही 
चित्रण राजदरवार, भोज-उत्सव आदि के भी मिलते है। राजाओं तथा पशुओ 
के चित्र तो ईरान में पुराने जमाने से बनते चले आये थें। इस काल उनमे भी कुछ 
उन्नति हुई । बरतनो और धातु के टुकडों पर भी अनेक प्रकार के चित्र अकित 
किये गये जिनसे यह अनुभव होता है कि ईरानियो को चित्रित वस्तुओ का बेहद 
शोक था । 


आश्िक स्थिति 


सासानियो के युग के आर्थिक जीवन में पुराने युग की अपेक्षा कुछ विचारणाय 
परिवर्तन हुए । इस युग के राष्ट्रीय जीवन में व्यापार से अधिक कृषि का महत्त्व 
बढा। फलत. सम्पत्ति का वितरण पहले से अधिक सन्‍्तोषजनक हुआ। पश्चिमी 
राज्यों मे भी सम्भवत. उतनी अच्छी व्यवस्था उस युग में न थी। चॉदी और 
ताबे के सिक्‍को का विस्तृत प्रचलन हुआ । हुडियो और चेको के द्वारा आदान 
प्रदान का तथा बैंको का उपयोग अधिकाधिक पैमाने पर होने लगा। सब हिसावी 
काम लिखा-पढी के जरिये किया जाने लगा । सम्मवत' चेक शब्द की उत्पत्ति 
भी पहलवी भाषा से हुई। उपर्यक्त व्यवस्था प्राय शहरो में थी। ग्रामीण जनता 
में विनिमय तथा मजदूरों की मजदूरी और छगान का अधिकाश भाग वस्तुओं के 
रूप मे देने की प्रथा चलती रही। दुर्भिक्ष अथवा आयात की कमी पड़ जाने पर 
उस विधान से साधारण लोगो, को अधिक कष्ट न उठाना पडता था। व्यापार 
की वृद्धि के कारण यात्रियो और व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य की ओर 
से नहरो, सडको, नदियों के आसपास अधिक सरायो जिनमे खाने-पीने की 
उचित व्यवस्था थी, का निर्माण हुआ। सासानियो के जमाने मे ईरान में रेशमी 
वस्तुओ के कारखाने खुले। रेशम के व्यापार का इजारा और नियन्त्रण राज्य 
ने अपने हाथ मे रखा । शीशे की चीजो के बनाने मे ईरान ने खासी उन्नति की । 
ईरानी राज्यो ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राजकीय कारखानो में अनेक 


३३४ विद्रव-न॒तिहास 


चीजें बनवाने की व्यवस्था की । सम्मवत: इसी छिए अथवा राज्य के आधिक 
जीवन में विषमता तथा अव्यवस्था बढ़ने के उर से शासन द्वारा आवश्यक चीजों 
की कीमती और भावों पर कट्टा नियश्रण रखा जाने छगा। राज्य के अलावा 
ईरान के बड़े जमीदार भी अपनी नोकरी में मजदूर, बढ़ड, छाट्टार, बुनने बाद, 
तेली आदि रखते थे। उप्युवत साथन ने होने लथा चीजों के भाव का कठोर 
नियत्रण रहने के कारण किसानो की दशा चिन्त्य हो गयी औीर थे दीन-मसझीन 
हो गये । किसानो को अपनी रक्षा और निर्वाह के लिए बड़े जमीदारों और 
सामन्‍्ती की शरण छेना अनिवार्य-सा होता गया। जमीदारों की ममि, सम्पत्ति 
आर प्रमाव मे बुद्धि हैंड । अपने-आप दे बनाकर के अपना जमादारा मे छा 
आराम करने तथा आनन्द से रहने छगे और वहां फ्िसानी के परिल्षम के बल 
कृषि एवं वाणिज्य के अपने साधनों और शपित का थे सवद्दन करले रहे । साज्राश्य 
और जमीदारों का खर्चे बढ़ता गया जिसकी पति के छिए अनेक प्रकार के के 
चुगी आदि लगाये गये। इस प्रसंग में यद स्मरण रखना चाहिए कि सासानी 
यग में राज्य की ओर से शिक्षा को अच्छा प्रोत्माहन मिला । नगरों एवं नागरिकों 
का जीवन-स्तर पहले से कुछ ऊंचा हा गया। जातीयता का विक्रास अधिक प्रुप्ट 
और सक्रिय हुआ और ईरान से राम साम्राज्य का आतंक जाता स्टा। सासा- 
नियो के बुग में ईरानी मस्कृति उन्नति के ऊंचे शिसर पर पहुँच गयी थीं। सैर, 
शिकार, यद्धकलछा, साहित्य, संगीत, रहल-सहन, घोशाक, चाल-ढाल' आदि में 
ईरान ने अच्छी उन्नति की। उनका सामाजिक संगठन सामन्लात्मफ था। यद्धपि 

व्य श्रेणी के लोगो का भी तत्कालीन विधान से लछाम हआ, फिल्‍म राजनीति में 
वे मामन्तगाही के आशथित रहे। उनमें शवित का विद्येप संचार ने हआ। उपऊ 
तथा मजदूर श्रेणी के छोग समाज में कमजोर रहे जिसका परिणाम आगे चलक 
साम्राग्य के छिए अहितकर सिद्ध हुआ | 


अध्याय २१० 
चीन 
भोगोलिक स्थिति 


हिन्दस्तान की तरह चीन देश भी स्वत सम्पन्न और ससार के अन्य देशों से 
पृथक है । उसके पूव में प्रशान्त महासागर है जिसका तट बहुत कटा-फटा है। 
इसी कारण उसके सागर तट पर बहुत से अच्छे वन्दरगाह हू । चीन के दक्षिणी 
तथा पश्चिमी भाग पहाडो से घिरे हूँ । उत्तर में भी पहाड़ एव रेगिस्तान हैँ । 
उत्तर-पदिचमी भाग का वह खड जिससे उत्तरी प्रान्त के वर्बर चीन के मैदान में 
घसते थे ससार की प्रसिद्ध चीनी दीवार द्वारा बन्द कर दिया गया। इस प्रकार 
उत्तर पूर्व का सुविज्ञाल मंदान तथा पूर्वी प्रान्त चारो ओर से रक्षित या यो कहिए 
किपथक कर दिया गया हैं। इस कारण चीन के निवासियों में विजातीय मिश्रण 
अधिक परिमाण मे नही होने पाया । कुछ विद्वानों का मत है कि आधुनिक मगोल 
जाति एकदम भद्ध नही है और उसमें मगोलिया तथा दक्षिण रूस की अनेक 
उपजातियो का मिश्रण पाया जाता है। किन्तु वास्तुस्थिति यह है कि यद्यपि इतने 
विद्ञाल देथ में प्रान्तीय परिस्थितियों की विभिन्नता से लोगो के रूप, रंग एव 
आकार आदि मे भिन्नता दिखाई पडती है तथापि मृठत वे सब मगोर जाति के 
ही अन्तगंत हैँ । देश की पथकता के कारण वहाँ की सभ्यता भी अपनी अनन्य 
विज्येपता रखती है क्योकि उस पर अन्य छोगो का प्रभाव नही पड सका, न दूसरी 
सभ्यताओं का उनसे अधिक सम्पर्क ही होने पाया । फलत उनकी सभ्यता में 
स्थिर एकरसता रही और इसी कारण उसमें अधिक विभेद या विपयेय न हो 
सका। चीन की सम्यता बहुत पुरानी तथा अप्रगतिशील रह गयी । 
चीन के जलवाय में स्थानीय भिन्नता हैं। उत्तरी प्रदेशों में कडाके का 
जाड़ा पडता है और दक्षिणी भागों में काफी गर्मी पडती है) साधारणतया वहाँ 
की आवबहवा मानसूनी देशो की सी है। वहाँ वर्षा अच्छी होती हे। हिन्दुस्तान की 
तरह चीन में मी तीन बडी नदियों के जाल 6 । वहाँ की नदियाँ प्राय. पश्चिम से 


>ह विश्व-इतिहास 


पूर्व की ओर बहती है ! सीक्याँग नदी जंगलों तथा पहाड़ों में होती हुई एक सहत्त 
मील छूम्वी जाती हैं| उस में कुछ दूर तक जहाज भी आ जा सकते हैं । इसकी 
धादी में चावल, वॉस तथा रूकड़ी की अच्छी पंदावार होती है| दसरी नदी याझ 
टी सी कक्‍्यांछ है। इसकी घाटी विज्ञाक्त तथा मद्ठत्त्वपूर्ण हें) इसकी छम्बाई तीन 
हजार मील है | यह नी संस्तार का सवसे बड़ा जरूमार्ग मानी जाती है| इस पर 
सात सो मील बड़े जहाज आ-जा सकते हैँ ओर सहन्न मील तक नातवें 
चलछ सकती हैँ । इसके मार्ग में कई झील पड़ने से इसमें नयंकर वाड़ें अधिक नहीं 
आती । इसकी घाटी में धान की वड़ी-बड़ी फसलें कटती हैँ । और नेहे, जौ 
नई आदि नी होती है। इसके डालों पर गहतूत खूब होता है जिससे रेशम के 
कीड़ों का अपार पालन-पोषण होता है । क्वमावतः इस नदी के तठ पर बहत-से 
नगर बसे हूँ । तीसरी नदी द्वाइहों या पीछी नदी है । यह बड़े घूमघमाव से 
मंगोल्ा के रेगिस्तान में होती हुई उत्तर पूर्वी चीन के सुविद्याछ मैदान में वहती है। 
अपने साथ बेहद रेत और पीछी मिट्टी छाती है जो खेती के छिए बड़ी ही छाम- 
दायक है । किनन्‍त उसे मार्ग बदलने की बरी वान है) रेत और मिद्ठी की अधि- 
कता से उसका स्तर ऊपर उठता चला गया है। उसे वाँव से जकडने के प्रयत्त किये 
गये, किन्तु कमी-कनी वह उन्हें तोइकर तृफान वर॒पा कर देती है जिससे म्यंकर 
हानि होती दे। उसका बहाव भी इतना तेज है कि उस पर जहाज आदि नही आ 
जा सकते । वार-वार नयी मिट्टी पडने से घल के कारण रास्ते खराब हो जाते हैँ । 


जे 


झीतप्रवान प्रान्त होने के कारण इसकी घाटी में चावल तो नहीं हो याले, किन्तु 
जी, गेहें, ज्वार, वाजरा, सन झादि खूब पैदा होते हूँ । क्पि की सुविधा के कारण 
इसकी थाटी मे बती वस्तियाँ हूँ | छाल और मटीछी होने के कारण इसकी घाटी 
में सिंचाई का प्रवन्ध होना कठित है किसान को मेघ-व॒प्टि का आश्रय रहता 

यदि अनावप्टि हुई तो नयंक्रर अकाछ पड़ जाता है | बसी की घाटी में विशेष 
रूप से और सावारणनया इसके और याह्ुू टी-सी-क्याह के बीच के प्रान्तों में 
ही चीन के इतिहास का और उसकी सन्यता का निर्माण हुआ । नदियों के 
जात के कारण चीन मारत की तरह कृषिप्रवान देश है और उसकी सम्यता कृषि- 


चीन के समद्री वद पर बहत-से अच्छे बन्दरगाह हैं और वहां बाब्राएँ प्रायः 
जल्माने से की जाती हैं । उसी सुगसता के कारण वहाँ की वस्तियाँ नदियों के 


चीन ३३७ 


यद्यपि चीन मे लोहे, कोयले तथा तेलो का अच्छा मडार प्रकृति ने एकत्रित 
कर रखा है तथापि आघुनिक युग से पूर्व वहाँ के निवासियों को उस भडार का 
प्राय. कुछ भी ज्ञान न था | चीन का उत्तरी भाग मध्य कृषि के लिए अधिक 
उपयोगी रहा। 
स्थूल रूप से चीन चार खंडो मे बँटा हुआ है। ह्वागहों (पीडी नदी) और 
उससे सलूग्न नदियों की घाटी चीन का उत्तरी खड है। यागसी और उससे सम्ब- 
न्धित पहाडियो और नदियों की घाटी का ऊपरी भाग दूसरा खंड और उसका 
निचला भाग तीसरा खड कहा जा सकता है। चौथा खड याड टी सी क्याडः 
के दक्षिण का समुद्र तट है। चीन की उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई साढें पाँच हजार 
और चौडाई ५००० किलोमीटर है। 
चीन वाले अपने देश को चगकुओ (मध्य राष्ट्र) कहते है । मध्य युग में 
चीन के पश्चिमी देशों में वह खिताई के नाम से प्रस्यात था ।" रूस मे अब भी वह 
नाम प्रचलित है। मारकोपीलो ने उसका नाम के थे लिखा है। चीन का इतिहास 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पुरातन युगो से आज तक वहाँ एक ही जाति 
और एक ही चीनी राज्य चला आता है। चीन सम्मवत सवसे पुराना राष्ट्र है। 
उसकी संस्कृति भी मिस्र, मेसोपटेंमिया और सिन्ध्‌ घाटी की सम्यताओं की 
तरह पॉच हजार वपं पुरानी कही जाती है। ससार के अन्य प्राचीन राष्ट्रो और 
सस्क्ृतियों के साथ अधिक सपके न रहने के कारण चीन वालो की सस्क्ृति पर 
बाहर वालों का बहुत कम प्रभाव पडा जिससे उनकी सस्क्ृोति की अपनी विशेष 
रूप-रेखा और आत्मा है। इसका चीनियो को इतना गवं है कि वे अपने को औरो 
से ऊंची जाति का मानते और अन्य जातियो से खिचे रहते है और बहुत कम मिलते 
जुलते है । 
चीन का इतिहास भी अन्य देशों के इतिहास की तरह कई युगो में विभक्‍त 
है। अनुश्वुति के अनुसार सबसे पहला युग जिसे वे सतयुग कहते हैँ ईसा से लगभग 
२८५२ वर्ष पूत० आरम्भ हआ जब कि फूर्मी राजसिहासन पर बैठा । उसके वश 
ने १७६६ ई० पृ० तक शासन किया। उसके बाद अनन्त श्ञाग (यिन) वश्ञ का 
प्रभुत्व बढा जो ११२२० पू० तक चलता रहा । उन दोनो वश्ो का वर्णन पौराणिक 
ढग की अनुश्रुतियों का सा है। उस युग की घटनाओं को काछक्रम एवं प्रामाणिक 
और व्यवस्थित ढग से लिखना सभव नही हो सका। किन्तु सास्कृतिक विकास 
का कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ है । चीन का दूसरा युग चाउवंश की, जिसका 
२२ 


_३८ विद्रव-इतिहास 


सस्थापक वृवाग था, ई० पू० १२२२ में हुई स्थापना से प्रारम्म होकर २५३ 
ई० पृ० तक चलता रहा । चीनियो के यह पूर्वज कहाँ से और कब आकर चीन में 
बसे निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कोई केस्पियन सागर के समीप से, कोई 
सुमेरिया से और कोई मध्य एशिया से उनका उद्गम मानते हूँ । चीनियों के 
आने के पूर्व चीन के मूल निवासी असम्य और बर्बर थे । उनकी हराकर. चीनी 
लोग पीली नदी की घाटी में वैसे ही जम गये जैसे आर्य छोग पजाब और उत्तर 
प्रदेश में बस गये थे । विजेता समवतः नगे रहते थे वयोकि अनश्रुति के अनुसार 
चेन फोग राजा ने सबसे पहले उनको पशुओं की खाल से शरीर ढाँकना सिसाया। 
कालान्तर मे उन्हें घर वनाना, अग्नि उत्पन्न करता, मोजन पकाना भी आ गया। 
साराश यह कि विजयी चीनी उस समय तक सम्यता में बहुत नीचे थे | उनके 
पूर्व चीत के मूल निवासियों की स्थिति समवतः उनसे और भी सराब रही होगी । 
पुरातन युग के चीनियो का समाज संभवत: मातृक रहा होगा क्योकि पिता के नाम 
से सन्‍्तति का परिचय फहसी के समय से आरम्भ हुआ जिसका राजत्व काहू 
२८५७ से २७३८ ई० पू० तक माना जाता है | 
चीन में पुरातन यूगो की कुछ अवशिपष्ट सामग्री तो मिली है, किन्तु वह इतनी 
कम हे कि उससे वहाँ की सम्यता की प्रारम्मिक सीढ़ियो का ठीक-ठीक पता नहीं 
लग पाता । चीनियो की अनुश्रुतियों के अनुसार उनकी सम्यता यदि छाखों वर्ष 
पुरानी नही तो अठारह या बीस सहस्न वर्ष से भी अधिक पुरानी हे । कई राजे 
तो १०००० वर्ष तक राज्य करते रहे । किन्तु उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नही 
मिलता। ध्वसावशेपों की कमी की पूर्ति उनके ऐतिहासिक अथवा प्राचीन स्मृतियां 
के सग्रह करते हैं । सबसे प्राचीन संग्रह चीन के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता कन्फ्यूसिअस का 
(५५१-४९ ई० पू०) मिलता ह। उसके अनुसार ईसा से तीन सहस वर्ष 
पूर्ष चीन मे सामाजिक और र।जनीतिक संगठन हो चका था । चीनी अनुश्नुति 
के अनुसार सबसे पहले तीन महापुम्पो ओर उनके परचात्‌ पाँच प्रतिप्ठित राजाआ 
२६९७ से २२३५ ई० पु० तक राज्य किया। वे सभी पौराणिक ढंग के आदश 
राजा थे। उनके राज्यकाल मे सभी सुखी और सब प्रकार से सम्पन्न थे। राजाओं 
में देविक गुण थे। वह चीन का सतयुग था। 
उन आदर्श राजाओ के यंग में गेननग (२७३७ ई० पु०) ने चीनियो को खेती 
करना गांवी में बसना और कुछ साधारण औपधियो का ज्ञान सिखाया । उसी 
युग का एक प्रसिद्ध राजा छ्वागती था। (२६९७ से २५९८ ई० पू०) जिसके 


चीन ३३९ 


पराक्रम और सगठन की योग्यता के कारण चीनी लोग उसको अपने वश का सस्था- 
पक भानते हैं । उसने कम्पास, नोका, गाडी, धनप-वाण तथ। बॉस के बने वाद्य- 
यत्रों का आविष्कार किया । कहा जाता है कि उसी ने मत्रियों और निरीक्षक 
की सबसे पहले नियक्ति की । उसकी रानी ने रेशम के कीछो से कपडे बनाने का 
आविष्कार किया। उसके वशजों ने लेखन-कला को व्यवस्थित रूप दिया। राज्य 
को नौ प्रदेशों में विभकक्‍त कर प्रत्येक के शासन की व्यवस्था की । 

पुरातन चीन की अनुश्नुति के अनुसार प्रतिष्ठित अन्य राजाओं से याओ आर 
शाआन विशेष रूप से ख्याति-प्राप्त हए। गासन विधान में उन्होंने कई सुधार 
किये । उनके समय से राजसिहासन का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र ही होने 
लगा । फलत. आगे चलकर राजे शानशौकत से रहने और भोग-विलास मे काल- 
यापन करने रंगे । मत्रियों की सख्या दस और प्रान्तों की बारह कर दी गयी। 
प्रत्येक प्रान्त मे एक राजकुमार नियुक्त किया गया जो वहाँ के शासन का निरीक्ष् 
और गठन करे । राज्य की भूमि पर राजा का अधिकार स्थापित हुआ । किसान 
को उस पर खेती करने की आज्ञा वही देता था । उसके लिए क़ृपक को कर देना 
पडता था । राजो, सरदारो, सैनिको, विद्यालयों एवं शिक्षको के खेर्चे और निर्वाह 
के लिए जमीन छगा दी गयी । राज्य के जमीदारों की सख्या दस सहस्न थी । 
दड-विधान कठोर, किन्तु निश्चित था। उपयक्त दीनो राजाओं के शासन- 
काल में शिक्षा, सगीत, साहित्य और शासनिक प्रवन्ध में अच्छी खासी उदन्नति 
हुई । लोहे को गला और ढालकर चीजे बनाना भी उसी युग की देन मानी 
जाती है। 

उस युग के समाप्त होने पर ताम्रयुग का प्रारम्भ | हुआ जिसका प्रवर्तेक य 
नाम का राजा हुआ जो ह्यइया वश का था | उसकं वशन २२०५स १८१८ ३० 
पू० तक राज्य किया । इन दोनों वशों के राजत्व काल में चीन में विवाह, पितृ 
पैतामहिक दाय तथा अन्यान्य सामाजिक सस्थाओं का निर्माण हुआ | उन्ही के 
सत्व से दिशा एवं काल की व्यवस्थित जत्री, अग्नि प्रकट करने को विधि, गृह- 
निर्माण कला, कृपि, औपधियो के गुण, वाद्ययत्रो की रचना, नौका-निर्माण, नाप- 
जोख के विघानो, लेखन-कलछा, रेशम, शिक्षा आदि अनेकानेक विषयों का ज्ञान 
लोगो को प्राप्त हो गया। पीली नदी की अदम्य बाढ का नियन्त्रण करने के लिए 
कई नहरे कटवा दी गयी जिससे अनेक प्रदेशों को लाभ हुआ । 

चीन के पुरातत्व का इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता। इसीलिए उसका 


३४० विश्व-इतिहास 


अध्ययन सास्कृतिक युगो के अनुसार किया जाना अनिवार्य-सा है। वहाँ सयुक्त 
कौटम्बिक प्रथा प्रचलित थी। व्यक्ति का जीवन कुटुम्ब के हित के लिए माना जाता 
था। अतः वैयक्तिक कत्तंव्यों और आचरणो पर जोर दिया जाता था । 

प्रागतिहासिक काल मे चीन मे आठ मुख्य जनसमूह थे जिनका रहन-सहन 
एक-सा न था। उत्तर-पूर्व प्रान्त मे, जिसके अन्तर्गत आजकल होपी, शत्तुंग और 
दक्षिणी मचूरिया है, तुगुस लोग रहते थे जो शिकार तथा कुछ कृपि के द्वारा अपना 
जीवन निर्वाह करते थे। उनके मिट्टी के बरतन मोटे और भद्दे थे। आगे चलकर 
सुअरो का पालना उनका विशेष व्यवसाय हो गया। दूसरे थे वे लोग जिनका निवास- 
स्थान आधुनिक शाआनूसी प्रान्त तथा मगोलिया का भीतरी भाग था । वे शिकारी 
और पश्‌ पालने वाले भ्रमणशील (घुमक्कड़) लोग थे | वे सव मगोल जाति 
के अन्तर्मत थे। तीसरे छोग उत्तर-पत्तिमी प्रान्त के निवासी थे। सभवतः उसी 
भूमभाग में शाआन्सी और कानूसू के मैदान है । आरम्भ में वे मृगयाजीवी थे, किन्तु 
बाद को गेह और जुआर की खेती भी करने लगे । वे ही लोग तुर्की के पूर्वज थे। 
चौथा समुदाय कान्सू ओर शाआन्सी के पहाड़ी भाग तथा जेचवान में था । वे 
ही लोग तिब्बत वालो के पूर्वज माने जाते है। भेड़ो के झुडो को वे पहाड़ो पर चराते 
फिरते थे। चीन के दक्षिणी भूमाग मे भी चार जातियाँ थी जिनमे आस्ट्रो एशियाई 
रक्‍त का मिश्रण हुआ । एक थे लिआओ लोग जो सम्यता की बहुत नीची श्रेणी 
में फँसे रहे और शिकारियों की दशा से ऊपर न उठ सके। उनके पूर्व में याओ 
लोग थे जो शिकार के सिवा कुछ खेती भी करते और पहाड़ियों मे रहते थे। काला- 
न्तर में उनका मिश्रण दक्षिण के ताई सम्यता वालो से हो गया जिनका मुख्य व्यव- 
साय कृषि था । वे ही लोग स्याम वालो के पूर्व॑ज माने जाते हैं । उसी प्रकार याओ 
और ताईयो जातियो के मिश्रण से एक समूह यूचियो का उत्पन्न हो गया जो इण्डो- 
नेशिया में फेल गया। उपर्यक्त जातियों मे आदिम तुर्कों तथा ताइयो की सम्यता 
ओरों के मुकाबिले मे कुछ अच्छी थी। 

उपर्युक्त समूहो के लोगो मे सम्पर्क तथा सम्मिश्रण होने से सस्क्ृति का स्तर 
ऊँचा हो चछा। उदाहरण के लिए पश्चिम मे यांगशाओ सभ्यता के युग के 
सफेद, लाल और काली मिट॒टी के बने बडे सुन्दर पात्र मिले है जिनको शायद 
गाँवों मे रहने वालो ने बनाया होगा। वे लोग पत्थरों के औजार बनाते थे क्योकि 
उनको लोहे का ज्ञान न था । समभवत: ईसा के सात सौ वर्ष पहले उनको कॉँसे 
का भी ज्ञान न था। यागशाओ सम्यता में तिव्वतियो का अ्रधिक प्रभाव दिखाई 


चोत रे४१ 


पड़ता है किन्तु तुर्कों का भी उसमें हाथ था। ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व वह सभ्यता 
चीन की उत्तरी और पश्चिमी पहाड़ियो में प्रचलित थी | 
सम्मिश्रण से उत्पन्न दूसरी उल्लेखनीय सभ्यता लुगशान के नाम से प्रसिद्ध 
है। उसका प्रचार गाँवों में बसकर खेती करने वाले छोगो में था जो आधुनिक 
शान्तुग, कियागसू, चेकिआँग आदि प्रदेशों में निवास करते थे। वे मुख्यतः ताई 
और याओ कुटुम्व के लोग थे। उपर्युक्त दोनो प्रमुख सम्यताओं का संगस शाआन्सी 
और पूर्वी होनान में हुआ। कुछ लोगो का अनुमान है कि याओ और शुन सम्य- 
ताओ को ही आगे चलकर राज्यो की सज्ञा दे दी गयी, वस्तुत: वे राज्य नही, वरन्‌ 
सम्यताएँ थी । 
ईसा के पूर्व १८०० से १४०० वर्ष के बीच दक्षिण चीन से उत्तरी चीन तक 
तुर्को द्वरा कॉसे का अच्छा प्रचकन हुआ। ईसा पूर्व १८०० से १५०० के बीच 
मेही अनुश्रुति के अनुसार, हासिआ के राजवंश का उत्थान हुआ था । 
पुरातत्त्व के अनुसन्धान ही उपर्युक्त घारणाओ के आधार है । कन्फ्यूसिअस 
के यूग से माचू काल तक प्रचलित अनुश्रुतियो के अनुसार पुरातनं चीन का जो 
चित्रण किया गया है वह भी कुतृहलवर्घक है। समव है उसका भी कुछ आधार हो। 
चीन वाले साघारणतया उन अनुश्नुतियों मे विश्वास रखते है इसीलिए तदनुसार 
संक्षिप्त इतिहास यहाँ देना अनुचित न होगा । 
पुरातत्त्वज्ञों के अनुसा>.एस्तर ताम्रयुग मे. चीनी छोग मिट्टी के सुन्दर बरतन 
बनाते, और उनको कलापूर्ण रगीन चित्रकारी से सजाते थे। बरतनो पर कई प्रकार 
के रग चढाये जाते थे यद्यपि छाल रंग की प्रधानता रहती थी। वे छोग कृषि करते, 
कपड़े बनते, चटाइयॉ बनाते थे। उन्हें सुअर पालने का शोक था क्योकि उनका 
मास वे खाते थे। यद्यपि उनको चक्रका ज्ञान था तथापि पह्ठदियो के विविध प्रयोग 
का कोई सतोपजनक प्रमाण नही मिलता । उस युग में मृतक सस्कार का खासा 
विधान बन गया था। मृतक प्राय: किसी ऊँचे स्थान पर दफना दिये जाते थे। 
अनुमान किया जाता है कि प्रस्तर ताम्रयुग की सभ्यता २५०० से २००० ई० 
पू० तक प्रचलित रही । कुछ पुरातत्त्वज्ञो का विचार है कि उसी युग अथवा उसके 
आस-पास वहाँ लेखनकला का भी सूत्रपात हो गया था। यह कहना अतावश्यक-सा 
है कि यह लेखनकला स्वतत्र थी। उसकी उन्नति शाग युग मे अच्छी हुई । 
कुछ आधुनिक अन्वेषकों का विचार है कि ९०० ई० पू० तक का चीनी 
सभ्यता का इतिहास आनुश्रुतिक, कल्पनात्मक और अत्यन्त सदिग्ध है । प्रागै- 


३४२ विश्व-इतिहास 


तिहासिक यूगो की चर्चा ४०० ई० पू० से आरम्म हुई और तब से धीरे-घीरे उसका 
अतिरंजित विवरण बढ़ता गया । चर्चाओं का सम्बद्ध संकलन पहले पहल माचू 
युग (सत्रहवी शती ई० पू०) में किया गया। वस्तुतः: १०० ईं० पू० तक चीन 
में कोई व्यवस्थित सभ्यता न थी । उस युग में चीन में विभिन्न जातियों और 
संस्कृतियों का दौर-दौरा रहा | हाँ, १००० ई० पू० से उन सबका सम्मिश्रण और 
समाहार आरम्म हुआ जो उत्तसेत्तर उन्नति करता चला गया। 


शागवंश 


शागवश का युग ईसा के पूर्व १७६६ से ११५४ अथवा १४५० से १०५० 
तक माना गया है। वस्तुत. उसी यग से चीत के पुराने इतिहास की घुृघली रेखा 
दिखाई पडने लगती है) तत्कालीन ज्ञान का मुख्याधार प्रायः वह सामग्री है. जिसे 
चीन के सुविख्यात तत्त्ववेत्ता कन्फ्यूसियस नें एकत्रित किया था । पुरातत्त्व की 
खोजो ने भी उस पर कुछ प्रकाश डाला है। शाग सभ्यता उपर्यक्त समभ्यताकी ही 
एक शाखा-सी थी । उत्तर-पद्चिम होनान और शाआन्सी पहाडियों की तराई 
से मैदान तक उसका क्रमिक विकास हुआ। 

शाग युग में नगरो की स्थापना होती रही । नगरो की रक्षा उनकी चहार- 
दीवारी करती थी । नगर के मध्य में राजा का भवन होता था जिसके आस-पास 
कारीगरो की बस्ती बनायी जाती थी। सरदारो के बाद नगर में कारीगरो को 
स्थान दिया जाता था। हथियार, बरतन, तथा कॉँसे का काम, वहाँ अच्छी उन्नति 
पर था, किन्तु उसका प्रयोग अधिकतर घामिक कामों मे होता था। साधारण जीवन 
में चीनी मिट्टी के बरतनों से काम लिया जाता था | यद्यपि उस समय ताँबा, 
दिन, जस्ता, चाँदी और लोहा से अथवा कई घातुओं को मिलाकर चीजे बनाना 
लोग जानते थे तो भी महंगी होने के कारण घातुओ का चीन में अधिक प्रचलन 
न हो सका था। घातु के सिक्‍को का मूल्य उसके वजन के अनुसार निर्धारित होता 
था। रेशम पैदा करने का ज्ञान पहले से उत्तरी चीन मे चला आता था। शाग 
युग मे रेशमी बुनाई के काम ने अच्छी उन्नति की । रेशम के सिवा सन और 
छालो के तन्तुओ से भी कपडा बनाया जाता था। ऊन के होने का वहाँ कोई प्रमाण 
नही मिलता । 

शांग युग में छेखन-कला का प्रचलन हुआ । लेखन-कला चित्रात्मक थी, 
किन्तु उनके उच्चारण का कुछ विधान किया गया। दो हजार से भी अधिक चित्रित 


चीन ३४३ 


चिह्न वन गये थे जिनसे साधारणत:ः छोगों का काम चलजाता था। लेख या तो 
हड्डी पर अथवा कछुओ की पीठ की पपड़ी पर छिखें जाते थे। हजारों की संख्या 
में वैसे लेख आज तक पाये जाते हैं । 
अनुमान किया जाता है कि उस युग में वहाँ का समाज कुछ अंशो में मातृक 
प्रथा के अनुसार रहा होगा। वे लोग अनेक देवी-देवता मानते थे, जिनके रूपगुण 
स्थान-स्थान पर विभिन्न थे। सबसे प्रमुख देवता का नाम शागती है जिसका रूप 
मनृष्यो का सा कल्पित किया गया था। वहीं सर्जनहार है, उसी ने वनस्पतियों, 
पशुओ तथा मन॒ष्यों को उत्पन्न किया और उनका सरक्षण किया। शागती ने ही 
घरती माता में उन सब का आधान किया। कालान्तर में वह घरती से जुदा होकर 
आकाश में चला गया । किन्तु वर्षा करके वह पृथ्वी को सदा गर्मित करता रहता 
है। कुछ प्रान्तोी में यह मी विश्वास प्रचलित था कि प्रारम्भ में एक विश्वाड (बह्माण्ड ) 
था जिसमें प्रथम देवता का जन्म हुआ । उसका शरीर पृथ्वी, अवयब पर्वत और 
घाटियाँ, केश वनस्पति है । उसके सिवा पर्वतो, नदियों, बादलों, कृषि, विजली 
वायु आदि के देवता हैँ जिनका पूजन करना चाहिए। देवी-देवताओं को सच्तुप्ट 
और स्वानुक्‌ल बनाने के लिए वि चढाना आवश्यक है। कभी-कभी आवश्यकता के 
अनुसार मनुप्यो की भी वलि दी जाती थी जिसके लिए युद्ध के वन्दी छोग और 
जबरन पकडे भमूले-भटके परदेशी मनृप्य काम आते थे। मद्य चढाकर नाचना-गाना 
भी पूजन का अग था। देवताओ के सिवा उस युग में पूर्वजों की भी पूजा की जाती 
थी। लोगो का विश्वास था कि मृत्यु के वाद वे परछोक में रहते हँ। सतुप्ट 
अथवा असतुष्ट होने से वे लाभ या हानि पहुचाते हूं। उनको प्रसन्न करने का भी 
लगभग वही ढग था जिससे देवता प्रसन्न किये जाते थे। कभी-कभी तो सी पशुओ 
की बलि चढाने पर ही पुरखे प्रसन्न हो सकते थे । 
शाग युग में हाथी, घोडें, बैल, भेड, मर्गी, सुअर और कुत्ते पाले जाते थ। 
हाथी और घोडे शायद रथ मे जोते जाते थे। पशुपालन के अछावा कृपि का भी 
अच्छा विस्तार हुआ जिसका एक कारण अच्छे हलो का प्रचार हो सकता है। 
मवका, वाजरा, चावल की खेती अधिक होती थी। बाजरे से वनी शराब की माँग 
नागरिकों में बढती जाती थी। 
शाग राज्य के राजा की उपाधि ती' थी, जिसका प्रयोग देवाधिदेव के लिए 
भी होता है। ३ ससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ राजत्व और देवत्व 
का सम्बन्ध मान सा लिया गया था । फलत. राजा ही राज्य का मुख्य धर्माध्यक्ष 


३४४ विदव-इतिहास 


भी था जिसकी सहायता अथवा सेवा करने के लिए कई पुरोहित नियुक्त किये 
जाते थे। राज्य के मुख्य प्रान्त का वही शासन करता था, किन्तु अन्य प्रान्तों में 
सामनन्‍्त लोग राजा को अपना अधिपति और घधर्माव्यक्ष मानते हुए भी एक प्रकार 
से स्वतन्त्र शासन करते थे। पुरातन चीन की सामन्तशाही की यह पहली झलक 
कही जा सकती है । 

शाग युग के मध्य काल में तुर्कों और मंगोलों ने राज्य पर अधिकाधिक दबाव 
और प्रभाव डाछा। वे लोग अपने साथ सितारों की पूजा और घोड़ो से खीचे जाने 
वाले दो पहियो के रथ छाये जिससे वहाँ की युद्धकला में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने 
लगा । राजा तथा उनके सामन्त, जो रथ और घोड़े रख सके, साधारण नेताओं 
से प्रबल हो गये । उन छोगों ने अपने नये साधनों द्वारा अपना अधिकार>जक्षेत्र 
बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे राज्य-क्षेत्र का अच्छा विस्तार हुआ। कालात्तर में 
प्रवक्त सामनन्‍्त लोग तथा जीते हुए प्रदेशों के छोगो में स्वतत्न हो जाने की प्रेरणा 
बढने छगी । उधर राजा छोग भी ऐशोआराम के शिकार होते गये | राजवंश के 
विरोधियों में हुण आक्रमणकारो प्रबल होते जाते थे। ऐसी परिस्थिति में चोऊ वश 
के एक राजकुमार ने प्रजा का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर शाग वंश से राज्य छीन 
लिया (११२१२ या १०५० ई० पू०)। 


चोऊ वंश ( १५१२२ इ० पू० से र्प५ टू ० पू० तक अथवा १०५० ्ढ्र्० 
पू० से २४७ ई० पृ० तक) 

कुछ विद्वानो की घारणा है कि चोऊ वश वस्तुत. तुर्कों का था । आरम्म में 
उनकी रियासत में तुर्को के सिवा तिव्वती छोग भी रहते थे। उनके राज्य पर 
तुर्कों के अन्य कबवीलो ने ऐसा दबाव डाला कि उनको शांग राज्य में शरण लेनी 
पड़ी । फलत: उन पर शाग सभ्यता का गहरा रंग चढ गया। उनकी शक्ति उनके 
संगठन के साथ इतनी बढ गयी कि चोऊ शासक वृ-वाग ने पीछी नदी पारकर शाग 
राज्य पर चढाई कर दी। तीन वर्ष तक हुणों के साथ युद्ध करने के कारण शांग 
राज्य क्षीण हो गया था इसलिए ब्‌-वाग को उस पर आधिपत्य जमा लेने में आसानी 
हो गयी । 

बू-वाग के सामने दो प्रमुख समस्याएँ उपस्थित हुईं | पहली थी राज्य के 
दृढ़ सगठन की जिससे शान्ति स्थापित हो सके । दूसरी समस्या थी राज्य के सैनिक 
बल को बढ़ाने की जिससे हुणी आदि आक्रमणकारियों का दमन किया जाय। 


औओोन ३४५ 


उन समस्याओ को हल करने के लिए उसने कई सुघार किये । उसका सबसे महत्त्व- 
पूर्ण कार्य सामन्‍्तों को सगठित करना था । सामन्‍्तो की उसने पाँच श्रेणियाँ 
बनायी । सबसे ऊँची श्रेणी के सामनन्‍्तों को उसने लूगमग तीस वर्ग मील के क्षेत्र 
का शासन सुपुर्द किया और उससे नीची वाले को सोलह या सत्रह वर्ग मील का 
लेत्र दिया गया | सामन्त प्राय चोऊ वण से चुने गये थे किन्तु उनमें स्थानिक तथा 
उन सरदारों को भी स्थान दिया गया जिसने चोऊ वश का आधिपत्य स्वय स्वीकार 
कर लिया था । सामन्‍्तो को अपनी अपनी जागीरो के सरक्षण और शासन का 
भार सु५ुर्दे कर दिया गया । सामनन्‍्त अपनी अपनी गढी में रहते थे। गढ़ी के आस- 
पास सेना का पठाव होता था, जो वहाँ से कुछ दूरी पर रहती थी। सामन्त राजा 
को कर, मेंट तथा सैनिक सेवा देता और उसको अपना अधिपति मानता था । 
राजा ने करीब ३३५ वर्ग मील का प्रदेश स्वय अपने लिये रख छोड़ा था । कहा 
जाता है कि राज्य की दो सौ दस रियासते, नौ प्रदेशों में विभक्‍त थी। प्रत्येक प्रदेश 
करोव ३३५ वर्ग मील का था। स्वरक्षित प्रदेश का शासन राजा अपने कर्मचारियों 
द्वारा करवाता था । 

आरम्भ मे साम्राज्य के छोटे-बडे सामन्‍्तो की सख्या एक सहस्न सात सो तीन 
थी। इनके अलावा देझ् के अन्य भागों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी 
जिनका काम पाँच, दस, तीस या दो सी दस वस्तियों तक के समूहों का निरीक्षण 
करना था। सामन्त-विघान से एक तो यह लाभ हुआ कि सामन्तो को अपनी-अपनी 
जमीदारियो की रक्षा करने की स्वामाविक उत्तेजना मिल्ली जिससे साम्राज्य की 
रक्षा का मार सम्राट्‌ के सर से कुछ उतर गया । दूसरी यह कि सामनन्‍्तो और उनके 
क्षेत्रो के निवासियों मे घनिष्ठ एव स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो गया जिससे शान्ति 
तथा रक्षा के कामों में पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति और श्रद्धा-विश्वास की 
वृद्धि हुई । इससे सामाजिक सगठन अधिक दृढ् हो गया और राप्ट्र की शक्ति 
बढ़ गयी । सामन्तो में परस्पर तथा वर्बरों से निरन्तर युद्ध होते रहने के कारण 
छठी शतती (ई० पु०) तक चीन में व्यवस्थित सेना-संचालन, कवायद, अनुशासन 
विधान, व्यूह-रचना तथा युद्ध-कौशल की अच्छी उन्नति हो गयी । 

सामन्त शासन का प्राय: सबसे बड़ा दोष यह होता हे कि सामन्तो में स्वच्छन्दता, 
स्पर्धा तथा उच्छृंखलता बढ जाती है जिससे वे कमी-कमी अत्याचारी और उपद्रवी 
हो जाते हैँ। इस दोष का निराकरण करने के लिए चीनी सम्नाटो ने दो प्रबन्ध किये । 
पहला यह कि सामन्‍्तों के शासन का निरीक्षण करने के लिए उसने अपनी ओर से 


३४६ विश्व-इतिहास 


निरीक्षक नियुक्त किये | ये दो मत्रियों की अध्यक्षता में काम करते थे। दूसरा 
यह कि सामन्‍्तो को समय-समय पर सम्राट के सम्मुख उपस्थित होकर अपना छेखा- 
जोखा देना पडता था। यही नहीं, प्रति पाँच वर्ष पर सम्राट स्वयं रियासतों का दौरा 
करके निरीक्षण करता और प्रजा की कठिनाइयो को दूर करने का प्रयत्न करता 
था। उसकी सामरिक जकित के प्रवल् होने का एक बडा कारण यह हुआ कि उसने 
लोटे के बने अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग चलाया । 
चोऊ युग का गासन एक प्रकार का सघ शासन था । सम्नाद के आधिपत्य 
में सामन्त स्वतंत्र आासन करते थे। जब तक सम्राटो में शक्ति और उनका व्यक्तित्व 
आदरणीय रहा तब तक निर्वाह होता गया, किन्तु उनके आचरण भ्रप्ट होने पर तथा 
क्षीण होने पर सामन्तो में अधिकाधिक स्वच्छन्दता और पारस्परिक कलह वढता 
गया। इसके सिवा ब्र आक्रमणकारियो के निरन्तर उपद्रवी के कारण देश तथा 
राज्य की आर्थिक दमा भी विगइती गयी । (पॉँचवी शती ई० पू० से तीसरी 
शती ई० पू० तक के) मध्यकाल में चीन में पारस्परिक युद्धों, विद्रोह और उप- 
द्रदी का बाजार गम रहा। प्रजा व्याकुछ होती रही ओर नेतिक पतन होता गया । 
अन्ततोगत्वा चि-इन छोगो ने साम्राज्य पर अपना प्रमृत्व स्थापित कर लिया । 
राज्य की राजवानी जो आवनिक सिञ्नन के करीब थी शेनमी नगर में स्थापित 
की गयी । जाग के पुराने निवासी तथा वे छोग जिन्होंने चोऊवंश का असफल 
विरोध किया था, छोयांग में बसा दिये गये। उस नगर को राज्य की दसरी राजधानी 
का स्थान प्राप्न हुआ | व्‌ वागर के राजत्व काल में ही उसके भाई ने जो चाऊ 
कुडयूक के नाम से प्रग्मिद्ध है, अपनी योग्यता का परिचय दे दिया था। वृ-वाग की 
मृत्य के पच्चात्‌ उसका पुत्र वाल्यावस्था में सिहासनारूढ हुआ और जासन के 
संगठन का काम चोऊ कुडयूक ने अपने हाथ में लिया | 
चोऊ राजा वाग (व्यौम, आसमान ) का पुत्र माना जाता और उसी को महान्ञय 
करने का अधिकार था। तत्कालीन विचार के अनुसार पुरखो की इच्छा, अपने गुणों तथा 
देव की इच्छा से ही किसी व्यक्ति को राजत्व प्राप्त होता था। जिस प्रकार घरती और 
आकाश का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध माना जाता था उसी प्रकार आकाश (देव) का 
राजा से सम्बन्ध कल्पित किया गया था। राज्य-संगठन भी प्रकृति के ही नमृने पर 
होना श्रेयस्कर समझा गया था। छ ऋतुओ के प्रतिमूर्ति छः मंत्रियों की नियुक्ति की 
गयी जो केन्द्रीय शासन का संचलन करते ये। व्योममत्री को वित्त और अर्थ विभाग, 
पार्थिव मत्री को शिक्षा एवं स्थानीय शासन, वसनन्‍्त मंत्री को घर्में और याग, ग्रीष्म 


बन 


चीन ३४७ 


मत्री को युद्ध विभाग, शरद मत्री को दड विभाग और शिशिर मंत्री को साधारण 
शासनकायें सुपुर्दे किया गया । उस युग की धारणा के अनुसार आकाश में तीन सौ 
साठ नक्षत्र माने जाते थे। तदनुसार प्रत्येक मतन्नी के विभाग में साठ-साठ कर्मे- 
चारी नियुक्त कर दिये गये जिनका जोड तीन सो साठ हुआ। इस प्रकार आकाश 
और नक्षत्रों के अनुरूप राजा और उसका केन्द्रीय शासन वन गया । पहले राजा 
का भारी दवदवा था किन्तु आगे चलकर सामन्‍्तो ने इतनी शक्ति बढ़ा ली कि 
वे उत्तकी वरावरी करने लगें। फिर भी राष्ट्रीय याग का अधिकार राजा के ही 
हाथ मे रहा, वही प्रमख बर्माध्यक्ष रहा । 

चोऊ शासन में कृषि का भी व्यवस्थित प्रवन्ध किया गय। । एक वर्ग ली 
(१/३ मील) को तो भागो में बॉँट कर आठ भाग प्रजा को दिये जाते थे और नवाँ 
भाग जो प्राय. वीच का क्षेत्र होता था, राज्य के लिए रक्षित रहता था। इस प्रथा 
को चिग ति एन विधान कहते थे। चीनी चिह्न के अनुसार क्षेत्र विभक्‍त किये गये। 
कृपक लोग बारी-बारी से पहले राजा की भमि की जोताई-सिचाई करते, फिर 
अपने खेतो में काम करते थे। खेती में हेरफेर कर विभिन्न फसलें पैदा करने को 
उत्तेजना दी गयी जिससे पैदावार बढ गयी । कृषि का यह रहस्य यूरोप को आधु- 
निक युग के आरम्म तक ज्ञात न हो सका था। क्षेत्र का अधिकार, पचीस वर्ष 
की उम्र वाले कृपक को दिया जाता था जो पेंतीस वर्ष तक उस पर खेती करता । 
साठ वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर क्षेत्र उससे लेकर दूसरे युवक को दे दिया जाता था । 
वृद्धों के भरण-पोपण की जिम्मेदारी सम्भवत. राज्य की होती थी | यतीमो, 
अशकक्‍तो, गगो, बहरो ओर पागलो का भी उसी प्रकार पालन-पोषण किया जाता 
था। भूमि पर किसान का पूर्ण अधिकार सम्मवत चोऊ राज्य के अन्तिम दिनो 
में स्थापित न हुआ होगा । उपर्यक्त व्यवस्था के सिवा चोऊ राजाओ ने दलदलो 
को सुखाकर, नहरे खुदवाकर और बेकार जमीन को कृषि के योग्य बनाकर कृषि 
का अच्छा विस्तार किया । उसी युग में, (सम्भवत. पाँचवी शती ई० पु०) बातु 
के सिकको के प्रचलन से व्यापार ने मी अच्छी उन्नति की जिससे नये-तयें तगर 
स्थापित होते गये । फलत ग्राम्य जीवन के स्थान पर नागरिक जीवन सम्बन्धी 
व्यवसाय, व्यापार और आचार-विचार के नये दृष्टिकोणों तथा सस्थाओ का विकास 
होने छूगा। 

चोऊ काल में व्यवसाय ने भी अच्छी उन्नति की । लकडी, धातु, चमडे, 
रगसाजी, लोहारी, स्थापत्य आदि के कामो मे अधिक सफाई तथा उन्नति हुई। 


३४८ विदव-इतिहास 


व्यवसायों की वृद्धि से नगरों की सख्या बढ़ने छगी । उद्योग-बन्चे उस समय वशक्षा- 
नुगत थे । नागरिक जीवनचर्या के कारण श्षिप्टाचार और सम्यता का अधिक 
विकास होने छगा । क्रय-विक्रय में तब के सिक्कों, रेशम के कपटो, सोने के टुकडो, 
मोती एवं रत्नों से काम लिया जाता था । 
चोऊ युग से उत्तराधिकार की नयी परिपाटी चछी । उसके पहले भाई 
उत्तराधिकारी होता था, किन्तु सम्राट्‌ वेन' ने पुत्र को उत्तराधिकारी निश्चित कर _ 
दिया और सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों मे उस प्रथा को छागू कर दिया। भार- 
तीय परम्परा की तरह चीन में भी कुटुम्ब का संगठन असविभवत अथवा संयुक्त 
था । चीनी जीवन में कुटुम्ब का बडा महत्त्व और सम्मान था । फलत. गृहपति 
तथा बहत्तर कुटुम्ब अर्थात्‌ राष्ट्र के पति सम्राट का भी बहुत आदर और सम्मान 
होता था । कुलपति का कर्तव्य था कि सव आश्रितों का मरण-पोषण स्नेह एव 
न्यायपूर्वक करे । कीटुम्विक जीवन को पुप्ट तथा मधुर बनाने के लिए विनय एवं 
शिप्टाचार के नियम वडें सोच-विचार और वारीकी के साथ निर्धारित किये गये । 
इनका संग्रह चाऊ ली नामक ग्रन्थ में है । 
चोऊ राज्य का दण्ड विधान कठोर था । जुर्माना, अग्र-विच्छेद जैसे नाक, 
पैर, अण्डकोप आदि कटवा देना, चेहरा विकृृत करता और मृत्य दण्ड देना प्रचलित 
था। कमी-कभी दण्ड के बदले जुर्माना ले लिया जाता था । 
अनुश्रुतियों के अनसार चोऊ यग में शिक्षा के प्रचार के लिए अच्छा प्रयत्न 
किया गया । पचीस ग्रामीण कुटम्वों के लिए एक प्रारम्मिक प्राठशाला थी । 
माध्यमिक शिक्षा के लिए एक पाठयाला प्रति पाँच सौ ६८म्ब के लिए स्थापित की 
गयी थी। उच्च शिक्षा के लिए उत्तरोत्तर महत्त्व की तीन प्रकार की पाठशालाएँ 
स्थापित थी। ढाई हजार कुटम्बियो के नगरो में एक शिक्षालय था । बडे नगरो 
में उससे भी उच्च शिक्षा के और राजधानी में सर्वोच्च विद्यालय प्रतिप्ठित थे। छः 
से आठ वर्ष तक की उम्र से बालक की शिक्षा का आरम्म होता था और बीस वर्प 
की उम्र तक वह चलती रहती थी । सबसे पहले बिनय, आचरण, शिप्टाचार तथा 
नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी । तदनन्तर बाण-विद्या, स्गीत, रथ-सचालन, 
ग़णित एवं साहित्य का स्थान था । बालिकाओ की शिक्षा दस वर्ष से बीस वर्ष 
तक होती थी, किन्तु वह घरो में ही दी जाती थी, क्योकि बाहर जाना अनुचित 
माना जाता था| उनकी शिक्षा में मघुर वाणी, विनीत व्यवहार, अंग्र-संचालन, 
शिष्टाचार आदि की शिक्षा के साथ ही साथ खाने-पीने की चीज़ें बनाने और उन्हें 


चीन ३४९ 


रखने का ढंग सिखाया जाता था । रेशम तथा छालो के तन्तुओ के धागे बनाकर 
उनसे वस्त्र वुनना भी सिखाया जाता था । सारांश यह कि स्त्री-शिक्षा का ध्येय 
पुरुषों की शिक्षा से सिद्धान्त एवं व्यवहार में भिन्न था । 

चोऊ युग में पद्य और गद्य में साहित्य की सृष्टि हुई | उसकी कविता में 
व्यंग,प्रेम-प्रसग, उत्सवो और विशेष अवसरो पर गाने योग्य गीत आदि का शाइचिंग 
नामक एक सग्रह अब तक विद्यमान है । गद्य में अनुश्नुतियाँ, गाथाएँ, राजकीय 
कारनासे, कानूनी फंसले,मूमिदान के पड़े आदि मिलते हैँ। शासन सम्बन्धी समाचार, 
आज्ञाएँ, वित्त सम्बन्धी, भोगोलिक विवरण एवं राजनीति सिद्धान्त भी गद्य में 
लिखे जाते थे । उनका आशिक संग्रह शूचिंग नामक ग्रन्थ में अब भी विद्यमान है। 
लेखक सामयिक घटनाओं को काछक्रम, तिथि तथा तत्सम्वन्बी व्यक्तियों के नाम- 
सहित लिपिबद्ध करते थे | उनसे हमे तत्कालीन इतिहास का थोड़ा-बहुत ज्ञान 
प्राप्त होता है। चोऊ यूग की अन्तिम शतियों मे, चीन का ईरान तथा यूनान से 
राज्य की सीमाओ के विषय में सम्पर्क हुआ जिससे गणित तथा ज्योतिष की ओर 
चीनीयों की उत्सुकता वढ़ने लगी । 

ससार के दार्शनिक इतिहास में छठी दाती अपूर्व महत्त्व की मानी जाती हैं । 
इस शती में भारत, ईरान, यूनान की तरह चीन में भी दाहांनिक विचारधारा 
प्रवाहित हो उठी थी । शाग युग में उसका सूत्रपात हुआ और चोउ युग मे उसका 
संवर्धन होता रहा । चीनियों का विश्वास था कि जगत्‌ दैवी शक्तियों से मरा हुआ 
है । अनेकानेक प्रचार के देवता और देवियाँ विश्व में विद्यमान है । गृह, खेत, 
नदी, नाले, जल-यल-नम, जहाँ देखों उनकी सत्ता दिखाई पडती है। उनके अलावा 
पुरखों की भी अलध्य रूप में सत्ता है। सारे देश के विश्वास और धारणाएँ मृलत- 
एक-सी होते हुए भी कल्पनात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टि से परस्पर भिन्न और 
विविध प्रकार की थी । देवी-देवताओ की शक्तियाँ और क्षेत्रों के विषय में भी 
भिन्नता थी । कोई देवता बहुत बडे और कोई छोटे गिने जाते थे । यद्यपि बडी 
महत्त्वशाली दंवो शक्तियों मे पृथ्वी और आकाश की गिनती थी तथापि सर्वोपरि 
शक्तिमान्‌ तीतिएन अथवा शागती माना जाता था । छोगो का विश्वास था कि 
विना देविक शक्तियों की सहायता के मनुष्य को सफलता और सुख नही प्राप्त 
हो सकता । इसलिए उनको तुष्ट करने के लिए योग एवं कर्मकाण्ड प्रचलित हुए । 
पूजा में अन्न, मांस और नर की भी वलि दी जाती थी । चीनियो में लिग पूजा भी 
प्रचलित थी । चोऊ युग मे ही उपर्यक्त विधानों में सुधार होने छगे थे। यज्ञो की 


३५० बिदव-हतिहास 


वीमत्सता बहुत कुछ दूर होगयी ओर लिंग शब्द की साधारण परिभाषा का लछोप 
होकर उसे नवीन और दोषरहित रूप दिया गया । पूर्वजों का पूजन प्रायः मन्दिरो 
अथवा घर के पूजा-गृह में होता था । देवी-देवताओं और शक्तियों का पूजन 
नगरो के समीप मैदानो में वेदी बनाकर किया जाता'था जिससे अधिक जनता समा- 
रोह में एकत्रित हो । चीन में पुरोहित न थे । गहपति अथवा राज्याधिपति ही 
पूजा करवाता था। उसकी सहायता के लिए उच्च कुल के व्यक्ति जो विधि विधानों 
से अच्छी तरह परिचित होते थे बुला लिये जाते थे। कभी-कभी देवी या देवता 
किसी व्यक्ति पर, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, चढ़ आता था जिससे उसको 
भावी का आमास हो जाता ओर उसे वह घोषित कर देता था । 
चोऊ युग के सैनिक सगठन की भी अपनी विशद्येषता है। , राज्य के बीस से 

साठ वर्ष के प्रत्येक पुरुष को सैनिक शिक्षा एक या दो वर्ष के लिए अनिवार्य थी । 

राज्य की जनसख्या अनुमान से करीब इकक्‍्यावन लाख थी। प्रति पाँच से बारह घरों 
तक से चार घोड़े, एक रथ, तीन सारथी, बहत्तर पदाति, पचीस कार्यवाहक और 
बारह बेल लिये जाते थे । इस हिसाव से चालीस सहस्र घोडे, दस हजार रथ, सात 
लाख बीस हजार पैदल तक सेना एकत्रित हो सकती थी । राज्य की सन्नद्ध सेना 
लगभग पचहत्तर हजार थी जो साढ़े वारह-बारह हजार के छः: भागो में विभक्‍त 
थी। प्रत्येक भाग का एक बडा सेनाध्यक्ष नियत किया जाता था इसके आधिपत्य 
में २५००, २५०० सैनिकों के छ सेनाध्यक्ष होते थे । उनसे उतर कर पाँच सो 

के छः: सरदार होते थे जिनके नीचे १०० के सरदार होते थे। उनके नेतृत्व में 

पचीस-पचीस सेनिको के नायक होते थे। अन्तिम इकाई पाँच की थी। पाँच सो 

और उससे नीचे के पद प्राय" विद्वानों को प्रदान किये जाते थे । 

बडी सेना रखने की आवश्यकता प्राय इसलिए थी कि राज्य पर तुर्की और 

मंग्रोलो के आक्रमण प्राय. हुआ करते थे । उनके चरागाहो पर चोऊ राजाओ ने 

अधिकार जमा लिया और रक्षा के लिए वहाँ गढियाँ बनाकर सेनाएँ स्थापित कर 

दी तथा अच्छी-खासी बस्तियाँ कायम कर दी । फलत: चोऊ राज्य का उनसे सघर्ष 

रहने लगा। भ्रमणश्ञील तुर्क और मग्रोलो के लिए लूट-खसोट के अलावा कोई और 

रास्ता न रह गया । 


चि इन वंश (२५५-२०६ ई० पू०) 


इस वश क्रा सबसे प्रसिद्ध पहछा ह्वागती और उसका मुख्य मन्त्री 


चीन ३५१ 


लीस्सू हुआ । ह्वागती का मुख्य ध्येय था कि वह सारे चीन पर, जो ससार का एक 
मात्र सम्य महाप्रदेश समझा जाता था, अपना प्रभुत्व जमा दे और पुराने युग की 
संस्कृति का मूलोच्छेद करके नयी सस्क्ृति और सभ्यता के प्रवर्तक होने का श्रेय 
प्राप्त करे | ऐसा करने से वह देवत्व प्राप्त कर अपने नाम को सार्थक करेगा। 
प्रथम उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने सामन्तो का वलपूर्वक अन्त करके सामनन्‍्तशाही 
को समाप्त कर दिया । उसने साम्राज्य को पचपन या छत्तीस (वाद को ४१ या 
५५) प्रान्तो में विभकत कर सबमे एक-सा शासन-प्रवद्ध स्थापित कर दिया। 
प्रत्येक प्रान्त मे तीन प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिये गये । उसी भाँति स्थानिक 
व्यवहारों, रिवाजो, आचारो और विभिन्न प्रकार के नापने-जोखने के तरीकों को 
बदल कर उसने सर्दत्र एक से आचार-विचार तथा विधान चालू कर दिये । राज्य 
के सभी किसानों को उसने अपनी जमीन पर अधिकार प्रदान कर एक क्रान्तिकारी 
सुधार किया जिसका महत्व सामन्तशाही को समाप्त करने से कम नहीं कहा जा 
सकता । लिपि-शैली में सुधार करके साम्राज्य भर में एक लिपि को प्रचलित कर 
दिया । शान्ति स्थापित करने के लिए प्रजा से हथियार छीन लिये । देश की रक्षा 
के. लिए चोऊ राजा ने चीन के उत्तरी पूर्व भाग में जिधर से हुणी के आक्रमण प्राय 
हुआ करते थे, जो दीवार वनवाना आरम्म कर दिया था उसे द्वागती ने पूरा करवा 
दिया | दीवार १५०० मील लम्बी है जो मिस्र के पिरामिडो की तरह ससार की 
महा आश्चर्यजनक कृतियो में ,गिनी जाती है। यदि उसमें सभी पहाडियाँ भी जोड 
दी जायें तो दीवार तीन हजार मील रूम्बी ठहरेगी । उसके बनाने के लिए तीन 
लाख सिपाही, लाखो कैदी और अपराधी दस वर्ष तक लगे रहे । उस दीवार की 
रक्षा के लिए इतस्तत. किले, बूजियां आदि भी बनवा दी गयी। इस दीवार के तथा 
अन्य प्रासादों के बनवाने के लिए सम्राट्‌ को कई प्रकार के कर लगाने पडे | दीवार 
के कारण हणो के आक्रमण यद्यपि एकदम बन्द तो न हो सके तथापि वहुत कुछ कम 
हो गये । उसी के कारण हुणो ने पश्चिम की ओर बढना शुरू किय्रा, जिसका अन्त 
में परिणाम रोम राज्य के लिए ही नही, वरन्‌ भारत के गुप्त राज्य के लिए भी 
विनाशकारक सिद्ध हुआ । 
साम्राज्य की व्यवस्था ठीक रखने के लिए उसने अनेक सडके बनवायी । 
अपने लिए उसने एक बहुत चौड़ा राजपथ बनवाया जो ह्वागहो और याडःटी सी 
क्याज्ू नदियों की घाटियों को मझाता था । उसके दोनों ओर उसने देवदारु 
के सुन्दर वृक्ष ूगवाये । सम्राट्‌ को प्रकट या गुप्त रूप से साम्राज्य में यात्रा करने 


३५२ विश्व-इतिहास 


और राज्य की तथा प्रजा की परिस्थियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का शौक 
था। इसके सिवा इस काम के लिए नियुक्त गप्तचरों से भी उसको निरन्तर समा- 
चार मिलते रहते थे । जहाँ तक मम्मव होता वह स्थिति सुधारने की चेष्टा भी 
करता । डाकुओं और उपद्रवियो को पकड-प्रकड़ कर वह सीमान्‍्त प्रान्ती में छडने 
के लिए भेज देता था। इससे भी साम्राज्य को कुछ शान्ति मिली । यही नहीं २२५ 
ई० पूृ० में उसने द्वाझ हो नदी का रुख दक्षिण-पूर्व की ओर घुमा दिया और एक 
नहर काट कर दो नदियों को मिला दिया जिससे अनाज आदि सफलतापूर्वक एक 
स्थान से दूसरें स्थान को भेजा जा सके । 

नवीन सम्यता का यग स्थापित करने के ब्येय की पूर्ति के छिए उसने यह आज्ञा 
दी कि विज्ञान अर्थात्‌ ज्योतिष, रसायन, वेद्यक, क्रपि, वनस्पति आदि की पुस्तको 
की छोडकर अन्य साहित्य विशेषकर गाथा, इतिहास और नीति आदि के सब ग्रन्थ 
जछा दिये जाये। इस आज्ञा का उसने बड़ी कड़ाई के साथ प्रचहून किया । वह 
चाहता था कि वैज्ञानिक विपयो को छोड़कर पुरानी छढ़िग्रस्त विचारधारा का 
अन्त कर दिया जाय जिससे नयी सम्यता अवाधित रूप से चल सके | पुरानी सस्क्ृति 
की जो प्रणसा करता अथवा नये विधान में दोप वतरहाता उसे सकुटुम्ब मार 
डालने की सजा घोषित की गयी । यही नही, पुरानी सस्क्ृति की रक्षा और विचारों 
की स्वतन्त्रता के सैकड़ों प्रचारक मात के घाट उतार दिये गये । हाँ, इतना उसने 
अवदध्य प्रवन्ध कर दिया था कि प्रसिद्ध पुस्तको की प्रतियाँ राज्य के सग्रहालय में 
रख दी जाय॑ ताकि आज्ञा प्राप्त करके विद्वज्जन उनको देखी सके और वे मूर्खो तथा 
साधारण मनुप्यो के हाथ न छूग पायें, वयोकि वे उनका यथोचित आशय न समझकर 
या तो छकीर के फकीर वने रहेंगे अथवा उनका इुस्पयोग करेगे । 

चि-इन की राजधानी ह्यियनयांग में थी । वहाँ मीलो तक उसने महलों का 
निर्माण कराया। दूर रह कर उपद्रव करने से उन्हें रोकनें तथा राजधानी को सम्पन्न 
ओर सबल करने के लिए उसने अमीरो तथा सबल व्यक्तियों को राजबानी में ही 
बसने के लिए वाधित किया और अंद्भुत वस्तुओं को छाकर वहाँ अजायवधर 
स्थापित किया। विजित राजबानियो के महलो के नमूनों पर उसने अपनी राज- 
घानी में भी मह॒छ खडे कराये । इस प्रकार उसे उसने साम्राज्य का प्रतीक लूघुचित्र 
सा बना दिया । 

सम्राट्‌ द्वागती ने केवल ग्यारह वर्ष तक राज्य किया । पचास वर्ष की अवस्था 
में उसकी मृत्यु हो गयी । इतने स्वल्प काल में उसने अपनी कर्मठता, दृरदशिता 


चीन ३५३ 


तथा कार्यकुशलूता से आश्चर्यजनक काम कर डाले । उसी के प्रयत्नों से चीन देश 
को चि-इन नाम मिला। उसी ने उसकी वह रूपरेखा वनायी जिस वर भविष्य 
में चीन की रचना होती गयी । उसका साम्राज्य उत्तर में ह्वागहो, दक्षिण मे अनाम, 
पूर्व मे समुद्रनट एवं कोरिया और पश्चिम में उच्च पर्वतमाला तक था। वह प्रजा 
फो एक सभ्यता तथा साम्राज्य को एक शासन के सूच्र में बॉध कर राष्ट्रीय एकता 
द्वारा सशवत एव समुद्धशाली बनाना चाहता था। अपनी कृतियों एवं अक्षय 
कीति के बल पर वह देवत्व का सम्मान प्राप्त करना तथा चीन का प्रद्दक बनना 
चाहता था । उसके कामो में विलक्षणता रहते हुए भी उपके ध्येय मे महत्ता असदिग्ध 
रूप से दिखाई देती है । उसकी एकछत्न राज्य की आदर्श कल्पना भी ऐक्य स्थापन 
के ध्येय से ही प्रेरित-सी प्रतीत होती है। यद्यपि छोग कई पीढ्यो तक उसकी 
निन्‍दा करते रहे तथापि इसमे सन्देह नही कि वह संसार के महाप्रतापी और प्रसिद्ध 
विजयी सम्राठो मे गिने जाने योग्य है । उसकी मृत्यु २१० ई० पु० में हुई । 

ह्वागती का विधान कृत्रिम था, अतएव उसको चलाने के लिए वल का प्रयोग 
अनिवार्य-सा था । इसके कछावा अनेक करो के लगाये जाने के कारण छोगो में 
वडा असन्तोप था। उसकी मृत्यु के वाद उसका पुत्र निकम्मा निकला। साम्राज्य 
में अशान्ति और विद्रोह की अग्नि मडक उठी और २०६ ई० पु० में चि-इन वश 
के हाथ से लछिउपग ने, जो मृत्यु के बाद काओत्सू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, साम्राज्य 
छीनकर अपने हानवज्ञ की पताका गाड दी । चि-इन वश की स्वर्गतुल्य राजघानी 
भस्म कर दी गयी । 


हानवश (२०६ ई० पू० सें० २२० ईं० तक) 


हानवश के सस्थापक लिउची या लिउयग का जन्म पूर्वी चीन के एक किसान 
के कुटुम्ब में हुआ था | अपनी योग्यता तथा पराक्रम के कारण बह किसानों का, 
जो सामन्तशाही में सम्भवत- असन्तुष्ट रहे होगे, नेता वत गया । उसको मयकर 
संघर्ष और युद्ध करने पडे जिनमे उसकी निरन्तर सफलता मिलती रही | विद्रोही 
इतने प्रबल हो गये कि उसने चि-इन वश और उसकी सामन्‍्तशाही का विध्वस करके 
उसकी प्रतीक राजघानी को भी भस्मसात्‌ कर दिया । 


काओत्सू-+काओती 


अनुश्नुतियों के अनुसार यद्यपि पुरातन राजाओ और राज्यो ने चीन की सम्यता 
२३ है 


३५४ विद्व-इतिहास 


ओर संस्कृति को कुछ-न-कुछ वृद्धि और स्फूर्ति प्रदान की, किन्तु हान वश की क्ृतियों 
पर उनको विशेध गर्व है। अपने जिले के एक छोटे से सैनिक के पद से बढ़कर लिउची 
ने अपनी योग्यता और पुरुपार्थ के व पर तत्कालीन सामन्‍्तो की परास्त कर दिया। 
उसके अनुयायियों ने २०६ ई० पू० आग्रह॒पूर्वक उसे राजसिहासन पर बिठा दिया । 
शासन की डोर हाथ में आने पर उसने उपद्रवकारियों को क्षमा कर देने की घोषणा 
कर दी और कडे कानूनो को रद कर दिया । कनफ्यूसिअस के इस सिद्धान्त को कि 
शासन प्रजा के हित के लिए हे' उसने अपना मूलमन्त्र बनाया | राज्य के पदाधि- 
कारियो के चुनने मे सावधानी बरती और सदाचारी विद्वानों को आमन्त्रित कर 
उन्हें यथोचित पदो पर नियक्त किया। यद्यपि उसका शासनतन्त्र चि-इन काल 
का-सा था तथापि उसने सामन्‍्तो की उद्धण्डता और केन्द्रीय शासन की कठोरता 
को यथासम्भव कम करने का प्रयत्न किया । उसका ख्याल था कि चि-इन वद्श 
का हास सामन्‍्तो के विरोध के कारण हुआ । अतः उसने पूर्द प्रचलित परिपाटी 
के अनुसार अपने वश वालो को सामन्‍्तो के पदों पर नियक्त किया । किन्तु शासन 
उनके हाथ में न देकर अपने नियक्त पदाधिकारियों के अधिकार बढ़ाकर उनके 
सुपुर्द कर दिया । इस मध्य मार्ग ने द्विसजकता का रूप ग्रहण किया जिससे यह 
प्रयोग असन्तोपजनक सिद्ध हुआ । छिउची या लिउपग की मृत्यु के बाद उसको 
काओत्सू की उपाधि दी गयी । 

हानवश के उल्लेखनीय राजाओ में बेन ती (१७९) ने शासन की आछोचना 
के लिए आलोचको को दण्ड देना वन्द-सा कर दिया । मृत्यु दण्ड को यथासम्भव 
कम कर दिया, अनेक कर हटा दिये । प्रान्तीय शासकों की जागीरों और अधिकारों 
को कम कर दिया और यह नियम बना दिया कि शासक की मृत्यु के वाद उसकी 
जागीर उसके पुत्रो मे बॉट दी जाय अर्थात्‌ एक व्यक्ति के हाथ मे न रहने 
दी जाय । 


हान वू ती (१४० से ८७३० पू०) । 


हानवंश का चरम उत्कर्प महाराज हान व्‌ ती के राजत्वकाल में हुआ। सोलह 
वर्ष की उम्र में सिहासन पर वैठा और तिरपन वर्ष तक राज्य करता रहा। राज्य 
की सीमाओ को उत्तर और दक्षिण की ओर उसने वढा दिया। यूचियों ने चीन के 
उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को छोडकर बुखारा राज्य की स्थापना कर छी। फलत: 
उत्तेंर पश्चिम चीन में हुणो को रोकने वाला कोई न रहा। यूचियो ने हान राजा की 


चीन ३५५ 


अपेक्षा तत्कालीन उत्तर भारत के राज्य से नीतिक सम्बन्ध स्थापित करना उचित 
समझा । 
व्‌ ती की नीति सामन्त-विधान का ऊपरी ढाँचा रखते हुए नियन्त्रण द्वारा 
सामनन्‍्तो की शक्ति तोड देने की थी। प्रत्येक सामनन्‍्त के पास उसने अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त किया जो उसे परामर्श देता, उस पर निगरानी रखता और सम्राट को सब 
समाचार भेजता रहता था। इसके सिवा उसने साधारण श्रेणी के तीन पदाधिकारियों 
को नयिक्‍त किया जो घृम-घूम कर सामनन्‍्तों के आचरण एवं व्यवहार का निरीक्षण 
करते ओर उनके वल को तोडने की तरकीबें सुझाते रहते थे। उन्होने एक युक्त 
यह सूझायी कि सामन्‍्त के निधन के बाद उसकी रियासत उसके बडे पुत्र को न देकर 
सव पुत्रों में वॉट दी जाया करे । इस तरकीब से रियासतो के खण्ड-खण्ड होते 
गये | इस युक्ति में यदि कोई दोप था तो यह कि इसकी प्रगति बहुत मन्द थी और 
सफलता वहुत दीघ॑ काल मे सम्भव हो सकती थी । दूसरा तरीका जो व्‌ ने निकाला 
वह था नये-तये ढग के अनेक श्रेणियों के अमीर-उमरा उत्पन्न करके उनके और 
'पंत्‌क अमीरो के बीच ईर्ष्या-द्ेप भडकाये रखने का । 
सम्राट्‌ व्‌ की नीति केन्द्रीय शासन का दवदवा ओर शक्ति बढ़ाने की थी । 
उसे वेन की नीति अच्छी न छगी । उसने राजसी ठाट-वाट का सवर्द्धन करना शुरू, 
किया । चडगन राजधानी की शोभा नये-नये महलों, उद्यानो, तडागो, नहरो, 
पुप्प-बाटिकाओं, अजायबघरो, चिडियाघरो, पशुशालाओ, व्यायामशालाओ एवं 
नाचघरो से वढायी जाने कगी । विजित प्रदेशों से रेशमी कपडो, मोतियो, रत्नों 
ओर सोने-चाँदी का जो प्रवाह चीन मे आ रहा था उससे शौकीनी और ऐश-आराम 
की अपार सामग्री जुटती चछी गयी । सिक्के ढालने तथा नमक, शराव और लोहे 
पर शासन का एकमात्र स्वत्व स्थापित करने से भी खूब आमदनी बढ गयी । 
चीन के इतिहास मे इस युग में यह एक प्रकार के सोशलिज्म का सूत्रपात होना माना 
जाता सके सिवा व्यापार भी उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा था। तुकि 
स्तान जैसे नये-नये देशो तथा नये-नये वाजारो में चीनी व्यापारी ऋ्रय-विक्रय करते 
दिखाई देने छंगे | नयी नहरो, सडको, मार्गों, में निग यानी विश्वाम भवनो (सरायो) 
के खुल जाने से आवागमन की सुविधा, सभी को, विशेषत. व्यापारियों और सेनाओं 
को ही गयी । अकाल पडने की आशका भी कम हो गयी । व्‌ के राज्य काल में 
मध्य एशिया, बैक्ट्रिया तथा वर्मा से सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण चीन का 
रोम साम्राज्य तथा भारत और फारस से व्यापारिक तथा सास्क्ृतिक आदान» 


३५६ विश्व-इतिहास 


प्रदान होने छगा । चीन का यूरोप और भारत से सम्पर्क हो जाना इतिहास की 
एक महत्त्वपूर्ण घटना है क्योकि उसका प्रभाव संसार के व्यापार, राजनीति तथा 
सम्यता पर उत्तरोत्तर बढता गया । 


हुणों की समस्या 


हियग नू अथवा हूण किसी विशेष जाति का नाम नहीं वरन्‌ यह गब्द उन 
लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो वर्बर की तरह समूहो में चीन की उत्तरी सीमा 
पर चीनी दीवार के उस ओर मँडराते रहते थे। उनके अन्तर्गत मंगोंछ, तुर्क, 
तुंग आदि अनेक उपजातियाँ थी। वे अवसर पाते ही मीतर घुस पड़ते थे। जिस 
भूमिभाग में वे रहते थ उसके प्रति प्रकृति उदासीन ही नहीं, वरन्‌ निप्ठर रही। 
वहाँ का विषम जलवायु, अत्यन्त कठोर गीत और भोजन के नगण्य साधन उनको” 
जीवन रक्षा के लिए हरे-भरे प्रदेशो की ओर बढ चलने के लिए बाधित करते रहते 
थे। वे बल, ऊंट, भेड़ आदि पालते थे और घोडो पर चढ कर छापा मारते थे । 
चमड़े की पोशक पहनने वाले ये छोग बडे सिद्धहस्त घन धर और लडाके ये। प्रागेति- 
हासिक काल से चीन के ऊपर उनकी अवाछनीय एवं भयावह छाया पड़ती रही 
जिसका कुछ दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका है। हान वंश के उदय काल में उनकी 
शवित अपने पूरे जोर पर पहुँच गयी थी । उनका आधिपत्य चीनी दीवार के ऊपरी 
भाग से कंस्पियन सागर तक स्थापित हो गया था । 

हानवश के राजाओ दे आरम्म में हुणो को बन-धान्य एवं स्त्रियाँ देकर सब्तुप्ट 
रखने की चेप्टा की, किन्तु उससे कोई स्थायी छाभ न होता दिखाई पड़ा ) इसके 
अतिरिक्त उन्होंने यूचियो से मेल-जोल वढाकर हुणो के दमन का यथासाध्य प्रयत्न 
किया। चीनी सम्राट व्‌ ने उनको चीनी दीवार के उस पार खदेड़ कर उनके उप- 
निवेशो में अथवा उनके आसपास अपनी प्रजा को वसा देने की नीति का भी अव- 
लम्बन किया। आठ वर्ष के अन्दर (१२७ से ११६६० पृ० तक) उसने उन पर तीन 
वार चढ़ाई की और भयकर युद्ध करके कम-से-कम कुछ काल के लिए उनका वेल 
तोड दिया। इसके सिवा चीनी तुकिस्तान की वृूसुन आदि वर्बर जातियों से, जिनका 
हुणो के साथ संघर्ष होता रहता था, मेल बढ़ाकर तथा हुणों मे आपसी झगड़े खड़े 
करके उन्हें दवाये रखने का प्रयत्त किया । गैक्ट्रिया तक अपना नीतिक प्रमुत्व 
स्थापित करके सम्राट वू ने हुणो का रुख मव्य एशिया की ओर मोड़ दिया । 

सम्राट ने अपनी विजयों से चीन की सीमाएँ तुकिस्तान से चीनी समुद्र तक 


हा 


चीन ३५७ 


और मंचूरिया तथा उत्तरी कोरिया से वर्मा, अनाम तथा इण्डोचाइना तक पहुँचा 
दी । हान सम्राट की सफलता का कारण उनकी सेना थी जो रथो के प्रयोग को 
त्याग कर घुड्सवारों और पैदल सिपाहियो पर आश्वित की गयी थी । उस बड़े 
साम्राज्य की प्रजा सुखी तथा सन्तृप्ट थी क्योंकि सम्राट्‌ ने जरूरी चीजों के मूल्य का 
नियन्त्रण तथा अनाज की सप्राप्ति और वितरण व्यवस्थित कर दिया था। व्यापा- 
रियो को अधिक भूमि मोल लेने अथवा निश्चित मात्रा से अधिक सम्पत्ति अथवा 
धन एकत्रित करने की कडी मनाही सम्राट ने कर दी थी तथा उनकी आमदनी 
पर पाँच प्रतिशत आय कर छगा दिया था। नहरे काटकर अन्न-उपजाऊ बढ़े 
क्षेत्रों को कृपि के योग्य कर दिया। नयी नहरों और सड्कों के कारण यातायात 
भी बढ़ गया। राज्य आवश्यक सामान सस्ती में खरीद कर महगी आने पर बेच 
देता था। नमक और लोहे का ठेका शासन ने अपने हाथ में रखा। सम्बद्ध आज्ञाओं 
का उल्लघन करने वाले व्यक्ति की जायदाद जब्त कर ली जाती और दण्ड भी दिया 
जाता । वेकारी दूर करने तथा जुआ, घुड़दौड़ आदि व्यसनों को छुडाने के भी 
प्रयत्न किये गये, यद्यपि उनमे उसे यथेप्ट सफलता प्राप्त न हो सकी। सम्नाट्‌ 
स्वय यात्राएँ करके साम्राज्य तथा प्रजा की परिस्थिति देखता रहता था। उसके 
समय में चीन के व्यापार तथा सम्यता का अच्छा संवर्धन ओर विस्तार हुआ । 
तड़क-मड़क, शान-शौकत, सनिक तथा कोप-वल के रहते हुए भी उपर्युक्त 
विधान में कोई ऐसा गुण या शक्ति न थी जो उसे अधिक स्थायित्व दे सकती । विला- 
सिता की वृद्धि होने से यह अनुमान किया जा सकता था कि व्‌ ऐसे सुयोग्य, चतुर 
कमंठ, शक्तिशाली शासक के अभाव में साम्राज्य की व्यवस्था का ठीक रहना कठिन 
होगा। उसके वाद ऐसा ही हुआ भी । व्‌ के पश्चात्‌ अयोग्य व्यक्ति सम्राट हुए। 
इस वद् के एक सम्राद्‌ वाग माग ने गुलामी तथा जमींदारी का अन्त करने 
के लिए गुलामो को स्वतन्त्र कर दिया और जमीदारो की जमीन वरावर हिस्से करके 
किसानो को वाँट दी। तथापि साम्राज्य का नैतिक और आर्थिक पतन बड़ी जीघ्रता से 
हाता चला गया । कौटुम्बिक पड़यन्त्रों ने राजवश की शक्ति खोखली कर दी । 
अमीरो और गरीबों का भेद दिनो-दिन बढ़ता गया। जमीदार और ग्मापारी 
समृद्धशाली बनते गये और किसान उजडते गये । खेती छोडकर किसान शहरो 
मे नोकरियाँ और घन्धे ढँढते फिरने छगे । धनिक व्यापारियों को दवाये रखने 
के भी कुछ प्रयत्न किये गये । रेशमी कपडे पहनने, रथो पर चढनें, जमीन खरीदने 
या ऊचे पदोपर नियुक्त किये जाने की मनाही समय-समय पर की गयी। अमीरो पर 


३५८ विश्व इतिहास 


कक 


कर भी बढाये गये तथापि दे फलते-फकते चले गये । उनके खिलाफ कासनन बनाना 
तो आसान था, किन्तू उन्हें उन पर चछाना कठिन सिद्ध हुआ । उर गरीतो पर 
ब्वागहो के बाँध के टटने, टीडियो के दलो की उत्पत्ति तथा पुनः-पुत॒ अनाबृष्टि 
से भारी आपत्ति टूट पडी। 

आत्तरिक व्यवस्था की गडबडी देख कर हुणो ने फिर उपद्रव करता चक्क कर 
दिया। हान साम्राज्य ने भी उनको रोकने के प्रयत्न जी तोड कर किये | चीन 
की रक्षा के लिए राजमहरू की एक प्रमुख सुन्दरी ने हणो के नेता से विवाह करके 
उसे रोके रखा, किन्तु यह तरीका कब तक चलता । ईसा की प्रथम शती के अन्तिम 
चरण मे तीन भयकर युद्ध हुए । इन युद्धों में हुणों की पराजय हुईं । उनके दुर्भाग्य 
से उनकी सेना महाभयकर बर्फ के तूफान मे फँसकर नप्टप्राय हो गयी । इन घट- 
नाओ का यह परिणाम हुआ कि हणो का प्रवाह दक्षिण की ओर से पद्चिम की ओर 
मुड गया । 

पन चाओ नामक एक व्यक्ति ने हणो के साथ युद्ध करने मे अपने सैनिक तथा 
राजनैतिक कौशल के लिए अच्छी ख्याति प्राप्त की । उसकी नीति-कुगछता तथा 
बूतेता से चीन की पब्चिमी सीमा के आसपास के राज्य चीन के प्रभाव में आ गये । 
उसी ने कुपाणो के सम्राट्‌ कनिप्क से खोतान, काशगर, यारकन्द छीनकर हणो को 
गोवी के रेगिस्तान की ओर तथा यूचियो को पामीर से आगे ढकेल दिया । उसकी 
इन युवितियो से भारत और चीन के मार्गों पर चीन का प्रमुत्त जम गया ओर दोनों 
देशो के परस्पर सम्बन्ध स्थापित होने का रास्ता खुल गया । उसी ने चीन को रोम 
राज्य से सम्बन्ध स्थापित करने की उत्तेजना दी । 

ईसा की दूसरी शती मे हान साम्राज्य का विनाश स्पष्ट रूप से टोने लगा । 
राज्य हिजड़ों के प्रभाव मे फँस गया । यदि कोई शासन की आलोचना मे स्वतन्त्रता 
दिखाता तो उसको प्राणदण्ड दिया जाता । सेनापतियों में स्वतन्त्र होने की छालसा 
प्रकट हुई । परिणाम यह हुआ कि हान साम्राज्य निस्तेज और क्षीण होता गया । 
हुणी आदि ने फिर सिर उठाया। उन्होंने ह्वांगहो घाटी का जन जीवन अस्त-व्यस्त 
कर दिया । इन सब उपद्गवों के कारण यद्यपि हान साम्राज्य बदर गया, किच्तु 
चीन की सभ्यता उनसे बच कर जीवित रह सकी । 

वू ती के शासन से राज्य मे इतनी स्थिरता आ गयी कि एक शती तक कोई 
भयंकर स्थिति पैदा न हुई यद्यपि उस अवधि में कोई प्रतिभाशाली और तेजस्वी 
सश्जाट्‌ न हुआ । इधर-उधर विद्रोह हुए, किन्तु उससे साम्राज्य की शक्ति को कोई 


चीन २५९ 


विजेप आधात न पहुँचा । हणो ने भी उपद्रव और आक्रमण किये, किन्तु वे भी निष्फल 
हुए ओर उनको हान सम्राद्‌ का आधिपत्य स्वीकार करना पडा। वे साम्राज्य 
की सेना में भी भरती होने ऊगें। यह सव होते हुए भी राजवश में कुछ-न-कुछ झगड़े 
होते रहे । सम्राट आलसी और विलासप्रिय होने छूगे जिससे उनका प्रभाव दिन- 
प्रति दिन अधिक शिथिल होता गया । ईसा पूर्व की प्रथम शतती के मध्य में तत्कालीन 
सम्राट्‌ की एक पटरानी के वश्ष का साम्राज्य में अभूतपूर्व अमभ्युदय हुआ । पटरानी 
का भतठाजा वाग माग अपनी उदारता, जीवन की सरलता, विद्वत्ता एव दानशीलूता 
के कारण लोकप्रिय हो गया । उसका महत्त्व ओर प्रभाव इतना वटा कि ईसा की 
द्ती के प्रारम्मिक वर्ष में ही तत्काछीन सम्राट की शैशवावस्था में वह राष्ट्र का 
सर्वेसर्वा हो गया । सयोग से सम्राट्‌ की मृत्यु विप पान से हो गयी । वाग माग स्वय॑ 
सिहासन पर थासीन हो गया । फलत. यह प्रवाद वढ़ता गया कि उसी ने राज्य 
लोलपता के कारण शिश्‌ सम्राट को जहर दिलवा दिया। वाग माग को कनफ्यूसिअस 
मत के विद्वना का समर्थन मिला । उसने जमीदारों की जमीन जब्त कर छी और 
किसानो को वॉट दी । प्रजा के छाभ के लिए व्यवहार -की साधारण वस्तुओं का 
निखें सस्ता ऑर निश्चित कर दिया। किसानो को थोडे सूद पर क्ृपि के लिए और 
विना सूद के धर्म और अन्त्येष्टि क्रियओ के लिए कर्ज देना आरम्भ किया गया । 

प्राचीन साहित्य के उद्धार तथा नवीन के संवर्धन का प्रयत्त भी उससे किया । 

गुछामों का ऋय-विक्रय बन्द करने का वाग मांग ने प्रयत्त किया । उसके सुधारों 

से जमीदारों, व्यापारियों और कनफ्यूसिअस से इतर सम्प्रदायवालों में क्षोम और 

विद्रोह की आग मभडक उठी । सीमान्तों में उपद्रव बढ़े और राज्य में अराजकत्ता । 

विद्रोह का प्रमुख और सबसे सफल नेता लिउ सिद्ध हुआ । अन्ततोगत्वा वाग माग 

का वध कर दिया गया और उसका सिर सडक पर ठुकराने के लिए फेक दिया 

गया। उसका शासन काल (९ से २३ ई० तक ) केवरू चौदह वर्ष रहा । 


उत्तरकालीन अथवा पूर्वी हानवंश (२५ से २२० ई० तक) 


लिउवश का प्रथम शासक कुआग व्‌ ती हुआ । उसने राजधानी चगन से हटा- 
कर लायग में स्थापित की, जिससे वह शाखा पूर्वी हान के नाम से प्रख्यात हुईं। 
नया सम्राद कर्मठ, साहसी और जोरदार सिद्ध हुआ | उसने उपद्रवियो का दमन 
कर राज्य में शान्ति स्थापित कर दी और अनाम प्रदेश पर भी अपनी सत्ता जमा दी । 
छत्तीस प्रदेशों के स्थान पर उसने तेरह प्रदेश वना कर वहाँ शासन की व्यवस्था 


३६० विश्व-इतिहास 


कर दी। पर्चिमी सीमा की रक्षा भी यथासम्भव उसने कर ली | चीनी सम्यता 
को अपना विशिष्ट रूप प्राप्त करने में कुआग-वब्‌ ती ने सक्रिय योग दिया। शिक्षा 
ओर तत्कालीन विद्याओ और साहित्य को उसकी नीति से अच्छा बल प्राप्त हुआ । 
हान राजवश का जनता पर इतना प्रभाव हो गया था कि प्रबल सेनापति 
अथवा कुटिल राजनीतिजन्न का भी इतना साहस न होता कि वह सिहासन पर स्वय 
बैठ सके । भले ही सम्राट साधारण योग्यता के हो अथवा शिक्षु ही क्यो न हो 
उनको राजच्युत करना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव न था। यह हो सकता है 
कि साम्राज्य के सबल व्यक्तियों अथवा दलों की ऐसी स्थिति हो कि किसी एक 
को संम्राट्‌ बनना दुष्कर-सा हो । सम्राट की अयोग्यता' अथवा शिशुता से लाभ 
उठाकर उसके कुछ सेवको ने चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, समय-समय पर अनुचित 
प्रभाव और शक्ति प्राप्त कर ली जिसके कारण लोगो में क्षोम और दलबन्दियाँ 
हो गयी। हिजडों और स्त्रियों का दौर-दौरा देखकर ईसा की द्वितीय शती के अन्तिम 
दशक में चुग तो नामक सेनापति ने राजघानी में आग छगा दी और चगान्‌ में एक 
राजकुमार के नामपर शासन करने रूगा । दो वर्ष शी बीत न पाये थे कि उसके 
विरोधियों ने उसका बध कर डाला । शासक दल के मुख्य सहायको मे प्रायः 
केनफ्यूसिअस के सिद्धान्त के अनुयायी थे। अतएव ताओ विचारधारा के लोग 
उसके विराधी हो गये । उनके सिवा सेना अथवा शासन में महत्त्व-प्राप्त व्यक्तियों 
में भी छाग-डाट रहती थी जिससे शासक धीरे-धीरे निर्बंछ होता जाता था । 
किन्तु आइचर्य की वात है कि ऐसी दशा में भी हान साम्राज्य का इतना रोव, दबदवा 
और बल कायम रहा कि चि अंग तथा हण आदि शत्रु उसको कोई विशेष हानि न 
पहुँचा सके । जब कभी उन्होने जविर उठाया तब-तव उन्तका दमन कर विया गया । 
यूचियों पर हान साम्राज्य का आधिपत्य-सा चलता रहा। काशगर, यारकन्द, 
खोदान और तुरफान वाले सम्राट को कर देते और हणो का विरोध करते रहे । 
इस गतिविधि के कारण सम्मवत: हणो के भय के सिवा चीन द्वारा पश्चिमी व्यापार 
की रक्षा--जो साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य थी--तथा चीनी 
लोगो की मूछगत एकता की भावना ही सकते हे। किन्तु पश्चिम मे चीन की सत्ता 
और महत्ता का सवसे अधिक श्रेय पन चा ओ (७३ से १०२६० )को मिलना चाहिए। 
विद्वान्‌ और विद्यानुरागी होते हुए भी वह कर्मठ और सब, कुशल एवं साहसी 
शासक और सेनानायक था । नीति तथा सैन्य वल से साम्राज्य के पश्िचमी प्रान्तों 
में चीन की जक्ति को उसने प्रवल बनाये रखा। तुकिस्तान पर उसने पूरा अधिकार 


चीन ३६१ 


कायम रखा। मध्य एशिया, ईरान, भारत और सम्भवतः रोम तक चीन की धाक 
उसके व्यक्तित्व से जमी रही । वृद्धावस्था में अपने पुत्र के हाथ मे शासन देकर 
वह ॒विरक्‍्त हो गया । 

हान साम्राज्य में प्रथम शती से ही दलवन्दियाँ हो रही थी। राजमहल में 
स्त्रियों और हिजड़ो के पड्यन्त्र निरन्तर चलते रहते थे। इसरी शती मे वह लीला 
साम्राज्य भर में फेल गयी । प्रान्तीय सेनापतियों ने अपना वरू बढाना शुद्ध 
कर दिया और सम्राट्‌ को अपने वश में लाने का वे प्रयत्त करने छंगे। हान सम्राट 
हुए नती (१९० से २३० ई० तक) कभी एक के और कभी दूसरे सेनापति के चगुर 
में फंसा रहता था। इस छीना-झपटी का कारण यह था कि जब तक कोई सम्राट 
राज्य त्याग कर अपनी मोहर बाकायदा किसी को न दे दे तव तक कोई सिहासन 
पर बेठने का अधिकारी नही माना जा सकता था। महत्वाकाक्षी नेताओं के आपसी 
युद्धों से शासक समुदाय निर्वल होता चला गया। सेनापतियो में प्रमुत्व के लिए तो 
सघप था ही, किन्तु उसके तीब्रतर हो जाने का एक यह भी कारण था कि कनफ्यूसिअस 
मत के लोग साम्राज्य में अधिक महत्त्व पा गयें थे जिससे ताओ मत वाले द्वेंष करते 
थे। किसान ओर गरीब जनता का नेतृत्व ताओ मतावलम्बियो को इसलिए प्राप्त 
हो गया कि वे कनफ्यसिअस मतानुयायियो का, जो प्रायः घनी और जमीदार थे, 
विरोध करते थे । किसानो और ग़रीबो के नेताओं ने पीले रग की पगडी पहनने 
का फैशन निकाला | वही उनके दल का चिन्ह हो गया । इस प्रकार महत्त्वाकाक्षा 
के साथ धामिक तथा आर्थिक समस्याएँ गुथकर जटिल हो गयी । इस सघर्ष- 
नाटक का पहला अक तव समाप्त हुआ जब हुणो को मिलाकर उत्तरी प्रान्त के 
सेनापति त्साओ पेई ने सम्राट्‌ फेई ती को राजसिहासन छोडने पर मजबूर किया 
ओर वे ई वश ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया (२२० ई०) । लोयाग 
को पुन राजधानी बना दिया गया। त्साओ पेई की विजय हुणो की बदोलत हुई । 
उस घटना से प्रेरित होकर दक्षिण पश्चिम प्रान्त मे शु हान वश और दक्षिण पूर्व 
में व्‌ वश ने भी स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये (२२१ ई०) | तदरून्तर उन्होने 
दक्षिण मचूरिया के येन नामक राज्य को भी जीत लिया (२३० ई०) । शू्‌ हान 
वश के राज्य को वेई वश वालो ने हडप लिया (२६३ ई०) । 

चीन की परिस्थिति अव्यवस्थित ही रही । निरन्तर युद्धो से प्रजा की आर्थिक 
दवा तो बिगड़ ही रही थी, फिर भी सेना तथा शासक के खचे,ठाट-बाट, भ्रष्टाचार 
तथा उहृण्ड कबीलो को घूस देकर शान्त रखने आदि के लिए प्रजा का भयंकर 


३६२ विद्व-इतिहास 


शोपण जारी रहा । उद्धत सेनापतियो को कावू में रखना सम्राट के वूते के वाहर था। 
राज-परिवार मे वैमतस्थ, कलह और ह॒त्याएँ चल रही थी । राज्यो की आपसी 
कलह तथा साम्राज्य की अव्यवस्थित गति से लाभ उठाकर सीमाप्रान्तों पर हुण, 
मगोल आदि के कबीले आक्रमण करने लगे । चिन वंश के व्‌ ती (२६५--२८७) 
के समय में सम्राट की स्थिति कुछ समडठी । सामन्तो को अनुशासन में रखने के 
लिए केन्द्रीय शासन के कर्मचारी नियुक्त किये गये और सामच्तो को आपस में 
लडाते रहने की नीति का भी सहारा लिया गया । इस सबसे राज्य मे इतनी शक्ति 
तो अवद्य आयी कि उसने दक्षिण के व्‌ राज्य को जीतकर आत्मसात्‌ कर छिया। 
शू हान पर तो पहले ही प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। व्‌ के आ जाने से चीच 
साम्राज्य का आकार एक वार फिर लरूम्बा-चौड़ा हो गया। राज्य में शान्ति रखने 
के लिए उस समय एक उल्लेखनीय प्रयोग किया गया । यह निश्चय हुआ कि छोगों 
से हथियार छीन लिये जायेँ और सैनिको को कृषि आदि के उत्पादक कार्यो में लगाया 
जाय | यद्यपि उपर्यक्त नीति का अक्षरशः पालन न हो सका तथापि निरस्त्रीकरण 
भारी पैमाने पर हुआ । बहुत से अस्त्रघारी साम्राज्य से भागकर उत्तरी चीन के 
हुणो, हा एन पी आदि कबीछो से मिल गये । वही उनको खेती, हथियारों के व्यापार 
तथा विभिन्न प्रकार की साधन सम्बन्धी नौकरियाँ मिल गयी जिससे उनको 
निर्वाह के वहुत कुछ साधन प्राप्त हो गये । किन्तु जो लोग साम्राज्य में ही रह गये 
उनको जमीन न मिलने के कारण सामनन्‍्तो की नौकरी करनी पड़ी जिससे सामन्‍्तों 
के वर की वृद्धि होने छगी । उपर्युक्त नीति से शान्ति संस्थापन और कृषि-संवर्द्धन 
की जो आशाएं की गयी वे भ्रममूछक सिद्ध हुई । उससे सम्राद की शक्ति तो अवश्य 
क्षीण हुई, परच्तु लाभ कोई भी न हुआ। साम्राज्य की सैनिक शक्ति के कम हो जाने 
का यह नतीजा निकला कि हुण, मंगोल, तुर्क और तिव्बती आदि जातियों ने चीन 
साम्राज्य पर आक्रमण करना ओर उसके भीतर घसना आरम्भ कर दिया । सन्‌ 
२८१ ई० में मंगोलों का मूयुग नामर्क कबीछा दक्षिण चीन तक घेंस आया और 
पेकिंग के आस-पास जम गया। भयकर युद्ध के बाद मयग कबीला जिस पर मंच्रिया 
की ओर से दूसरे कबीले ने आक्रमण आरम्भ किया, चीन की अधीनता स्वीकार 
करने पर मजबूर हो गया । कुछ समय तक आपत्ति तो टू गयी किन्तु साम्राज्य 
ने उससे कोई सबक न सीखा | पड़यन्त्र, दलवन्दियाँ और ह॒त्याकाण्ड बदस्तूर चलते 
रहे। उपद्रवो से घवरा कर चीनी छोग सीमाओं की ओर इधर-उघर भागने छगे । 
कुछ समूह तो हणों के प्रान्तो में ही जाकर बस गये क्योकि हुणो ने उनका स्वागत 


चीन ३६३ 


किया और उनको अध्यापको तथा राज्य के परामशंदाताओ तक में स्थान 
दिया गया । 


हुन हान वश 


सन्‌ ३०९ ई० से हणों ने पाँच सो वर्ष पहले के हानो से कुछ गैवाहिक सम्बन्ध 
निकालकर हान वशीय होने का दावा किया और छिउ यु आन नामक हणो के एक 
नेता ने चीन पर वावा बोछ दिया और उसके पुत्र लियू त्मूअग ने पहले छोयाग और 
फिर च॒ अंग अन राजधानियो पर अधिकार कर लिया । चीनी सम्राट हु अइ ती 
का वध कर दिया गया (३१३ ई० ) और साम्राज्य के पश्चिम भाग पर हुन हान 
वंश का अधिकार हो गया । लियु त्सुअग की मृत्यु के पदचात्‌ उसके दो सेनापतियों 
ने राज्य वॉट लिया। लियू याओ ने छोयांग के परिचमी ओर का भू-माग ले लिया । 
बाद को लोयाग के पूर्व ओर के माग पर भी प्रभुत्व जमा छिया। दूसरे सेनापति 
शिहले ने उत्तर चीन में अपना स्वतनत्र राज्य स्थापित कर लिया | उसके वशज 
उत्तर चाओ वश के नाम से प्रख्यात हुए (३२९ से ३५२ ई० तक ) । केन्सू प्रान्त 
में वहाँ के गवर्नर ने ३१३ ई० मे पूर्वी छिअग वश की स्थापना कर दी जो ३७४ ई० 
तक राज्य करता रहा। इस प्रकार उत्तरी चीन में एक सो पैतीस वर्ष मे सोलह राज्य 
वने बिगड़े । दक्षिणी चीन की परिस्थिति भी अच्छी न थी। वहाँ भी मृहयुद्ध 
निरन्तर चलते रहे और चीन साम्राज्य टूट-फूट कर अनेक भागों मे वँट गया | 
चीन के इतिहासकार वहाँ के अन्चकारीय युग का आरम्म ३१७ ई० से मानते है । 
यह अव्यवस्था ५८१ ई० तक जारी रही ' 


चिह॒वंश (२५६-२०६ ईं ० पू०) 


ईसा पूर्व तीमरी जती के उत्तरार्ध में चिन साम्राज्य के संस्थापक चेग ह्याग शी 
ने सामन्तशाही का अन्त करके राजकर्मचारियो द्वारा प्रान्तो के शासन की व्यवस्था 
की । प्रत्येक प्रान्त में तीन मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किये गये--एक सेनाध्यक्ष, 
दूसरा दीवान और तीसरा निरीक्षक । केन्द्रीय जासन के मन्त्रिमण्डल में सेनाध्यक्ष, 
प्रान्‍्त गासनाध्यक्ष, जो प्रान्तीय शासन का उत्तरदायी होता था, धनुर्वेराध्यक्ष, 
भवनों के कर्मचारियों का अध्यक्ष, राजप्रासाद के सरक्षको का अव्यक्ष, राजा के 
सामान का अध्यक्ष, न्यायाध्यक्ष, राजा के कारखानों का अध्यक्ष, राज्य की वर्वर 
जातियो का अध्यक्ष, राजघानी की पुलिस का अध्यक्ष, इस प्रकार ग्यारह या वारह 


शै६४ विद्वव-इतिहास 


भन्त्री मन्त्रिमण्डल में थे । उपर्युक्त सूची से यह स्पष्ट ज्ञात नही होता कि अर्थ, 
वित्त और कोष की अध्यक्षता किसके पास थी। सम्भव है कि प्राप्त सूची पुरी-पुरी 
न हो, किन्तु यह तो स्पष्ट है कि सामन्तशाही के स्थान पर नौकरशाही की स्थापना 
हो गयी । 


शिःहागती का मुख्य मन्‍्त्री ली हि: हुआ जो सम्राट्‌ की नीति और आशय 
को न केवल अच्छी प्रकार समझता ही था बल्कि उसको परिष्कृत करके कार्य रूप 
में परिणत भी करता था । उसने यह सुझाया कि प्राचीन युगों के समाप्त ही जाने 
से तत्कालीन प्रचलित नियम नवीन परिस्थिति मे लागू नहीं हो सकते। जब चीन 
अनेक राज्यो और सामनन्‍्तशाहियों में विभकत था तब विभिन्न नियमो का होना 
सम्भवत: अनिवार्य रहा होगा । शिः हांगती ने एक महान्‌ साम्राज्य स्थापित करके 
एक नये यग का आरम्भ कर दिया है। अब एक साम्राज्य, एक सम्राट्‌ हो जाने से 
एक से ही समान नियमों का प्रचलन आवश्यक था । इस ऐक्यवर्धक शुभ कार्य के 
प्रति पुराने विचारो, प्रथाओ और नियमों के अनुयायी अनेक प्रकार की शकाएँ 
ओर आलोचनाएँ किया करते थे जिससे साधारण प्रजा में क्षोम और अक्नद्धा पैदा 
होती थी तथा अशान्ति का वातावरण बना रहता था। इसलिए यह सर्वथा उचित 
ओर युगान्तर के लिए उपयुक्त समझा गया कि पुराने दकियानूसी विचारो का मूलो- 
वउछेद कर दिया जाय जिससे आगे का रास्ता साफ-सुथरा हो। उस नीति के अनुसार 
प्राचीन ऐतिहासिक, राजनीतिक, समाज-नीतिक और दाशनिक ग्रन्थो को जब्त 
करके जला दिग्रा गया । उनके सम्बन्ध में तथा उन विषयो पर ज़ो व्यक्ति वाद- 
विवाद उठाने का प्रयत्न करे उसको सपरिवार नष्ट कर देने की घोषणा कर दी 
गयी । इतनी खैरयत हुई कि चिकित्सा, ज्योतिष, कृषि और उद्यान सम्बन्धी 
ग्रन्थो पर वह नियम नहीं लगाया गया। कठोरता से उस कानून का प्रतिपालन करने 
और विविध प्रकार के प्राणदण्ड देने पर भी यथेष्ट सफलता प्राप्तन हो सकी और 
साहसी पुरुष कुछ-न-कुछ विरोध करते ही रहे। 
एकीकरण की नीति से एक छाभ तो अवश्य हुआ । विविध प्रकार की लिपियो 
और उच्चारणो को हटाकर एक टकसाली लिपि और शब्दों के निश्चित उच्चारण 
का साम्राज्य में प्रचार हुआ जिससे चीनियो को एक सास्क्ृतिक सूत्र में बाँधने का 
व्यावहारिक उपाय निकरू आया । 
इस काल की एक उल्लेखनीय कृति चीन की सुप्रसिद्ध प्राचीर दीवार की पूर्ति 
। उत्तरी भ्रमणशील कबीलो के आक्रमणो को रोकने के लिए चोऊ राजाओ ने 


चोन ३६५ 


उसका बनवाना शुरू किया था। समय-समय पर प्रान्तीय सामन्तों ने भी अपने- 
अपने क्षेत्रों में इधर-उघर दीवारे खडी कर ली थी, किन्तु इस युग में उसको पूर्ण 
ओर” अधिक दृढ़ बना दिया गया। 
यद्यपि चि-इन साम्राज्य बहुत थोडे दिन रहा, किन्तु उसकी एकीकरण की 
नीति के ही कारण उस देश का चीन नाम प्रर्यात हो गया । पश्चिमी चि-इन वश 
निरस्त्रीकरण की नीति (२८० ई० ) से काम के बदले केवल हानि ही हुई | उस 
नीति से पैसा बचने की आशा वैसी ही भ्रममूलक सिद्ध हुईं जैसे सैनिकों से कृपि करवा- 
कर राज्य की उपज बढ़ाने की । उपज बढ़ने से राज्य में कर-वृद्धि की तथा व्यापार- 
वृद्धि की आशाएँ व्यर्थ सिद्ध हुई । बर्खास्त हुए सिपाहियो को राज्य जमीन न दे 
सका इसलिए वे या तो सामन्तों की सेना मे भरती हो गये या सीमान्त-निवासी 
खानावदोशो मे शस्त्र लेकर शामिल हो गये । सबसे वडी हानि साम्राज्य के सैनिक 
बल के ट्टने से हुई । इस परिवर्तन से सीमान्तवासी कबीलो का उत्साह बढ़ गया 
ओर उन्होने आक्रमण शुरू कर दिये। 
साम्राज्य की सीमाओ पर मँडराने वाले तुर्क जाति के तोबा” और ह्िअंगनू 
(हुण ) नामक दो कुछ तथा मगोल-तुर्क मिश्रित जाति के तगत (तिव्बती) ओर 
हम एनपी दो कुल मुख्य थे । जल साम्राज्यीय शासक वश के राजकुमारों का वध 
करके चिआवंश सिहासनारूढ हुआ तब गृहयुद्ध छिड गया जिसमे सेनापतियों और 
सामन्‍्तो ने सक्रिय भाग लिया। यही नही, विभिन्न दलो ने सीमान्त की जातियो से 
भी सहायता मॉगी । उस परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए बडी तत्परता के साथ 
वे किसी न किसी दकू से जा मिली । फल यह हुआ कि एक के बाद दूसरा व्यक्ति 
राजसिहासन पर केवल मरने के लिए विठाया गया। क्रान्ति ने जब उत्तरोत्तर 
भयकर रूप घारण करना शुरू किया तव चीनी लोग प्राणरक्षा और शान्ति की तलाश 
में इधर-उधर भागने छूगे। उन आक्रमणो में एक लक्ष चीनियो का निधन हुआ । 
पश्चिम में हुणो ने अपना सम्बन्ध हानवश से लगाकर हृणहान उपाधि ग्रहण कर 
अपनी सत्ता स्थापित कर छी। लोयाग (३११६०) और च अग अन (३१६ ई० ) 
नाम की दोनों राजधानियाँ उनके अधिकार में चढी आयी । 
उत्तर पूर्वी चीन पर हणो के दूसरे नेता शिह छो ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया । उसकी नीति उस हूण नेता से जिसने लोयाग और चग अन पर अधिकार 
प्राप्त कर लिया था, भिन्न थी । शिह लो चीनियो के शासन-विधान और स्थिर 
सामाजिक जीवन को पसन्द न करता था। उसे हणो की तरह खानावदोश रहना 


३६६ हे विश्व-इतिहास 


और कुलो के नेताओ का नेता बने रहना ही अच्छा छगा । हुण दल धीरे-धीरे लि 
उत्स अग का जिसे चीनी सभ्यता की हवा लग गयी थी, साथ छोडकर शिह को के 
पास जाने छगा जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ गयी । शिह लो ने अपने सम्राट 
होने की घोषणा इसलिए नही की कि तुर्कों और हूणो की प्रथा के अनुसार जब तक 
कोई नेता किसी राजवश से अपना सम्बन्ध सिद्ध न कर दे तव तक वे जातियाँ उसका 
राजत्व स्वीकार न करती थी । वह वस्तुतः हुण राजा का गुलाम था। यद्यपि वह 
चीनियो की सभ्यता का विरोधी था और उसकी प्रकृति उजड्ड थी, तो भी कोई 
दूसरा रास्ता न देखकर उत्तर चाओ वंश के सम्राट की पदवी ग्रहण कर छी 
(३२९--३५२ ई० ) । हुण और तुर्को के कबीलो ने शिह छो का साथ अवश्य 
पकडा था, पर उसको सम्राद्‌ मानने के लिए तैयार न हुए । राजत्व ग्रहण की 
उसकी इस नीति को देखकर कुछ कबीले इधर-उधर चले गये और कुछ तोबा' 
राज्य में चले गये । फलतः उसके वंश की शक्ति उत्तरोत्तरघटती गयी यहाँ तक 
कि मगोलों के एक कवीले हएन पी ने उत्तर चाओ वश का अन्त कर दिया (३५२ 
ई०) । 
आधुनिक कान्‍्सू प्रान्त का सरदार चिन वश का भक्‍त था| चिन सम्राट को 
हत्या का समाचार पाकर उसने लियोग वश के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की 
घोषणा कर दी । चीनी छोग भागकर उसकी शरण लेने छूगे। यद्यपि यह राज्य 
बडा न था तथापि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और उसका विस्तार तुर्किस्तान 
तक बढ गया था । इस राज्य मे व्यापार और बोद्ध सम्प्रदाय ने अच्छी उन्नति की । 
चतुर्थ शती के उत्तराद्ध मे तिव्वतियों नें अभूतपूर्व उत्कर्प प्राप्त किया। 
तिव्वतियों का सैनिक संगठन तुर्को और मंगोलो से भिन्न था। उनका सगठन कवीलों 
अथवा उनके नेताओं पर आश्रित न था । तिव्वबत में कबीले नथे। विशेष अवसर 
उपस्थित होने पर कुछ मुख्य व्यक्ति किसी योग्य और समर्थ व्यक्ति को अपना नेता 
चुन लेते और उसकी आज्ञाओ का पालन करते थे । जव युद्ध समाप्त हो जाता तब 
सेनापतित्व का अन्त हो जाता और सैनिक अपने-अपने स्थान को वापस चले जाते 
थे । तिव्बतियों की दूसरी विशेषता यह थी कि सेना के सैनिक किसी जाति या कुल 
के लोगो में से ही भरती न किये जाते थे अपितु स्वतन्त्र रूप से विभिन्न जातियी 
के लोगो में से भरती किये जाते थे। उदाहरण के लिए तिव्वतियो की सेना मे 
चीनी भी बड़ी संख्या में भरती थे । इनकी तीसरी विशेषता यह थी कि उनकी 
सेना मे तुर्की या मगोलो की तरह केवल सवार ही न रहते थे, वरन्‌ उनके अछावा बड़ी 


चीन ३६९७ 


सख्या में पैदल सिपाही भी रखे जाते थे। पैदल सेना किलो के अवरोध और विजय 
में तथा नदी-तालछो से कटे-फटे मेँदानों में सवारों से अधिक उपयोगी सिद्ध 
होती थी । 
तुर्कों और हूणो के सगठत में एक यह दोष था कि जब कवीलछा युद्ध में हार 
जाता तव उसके सब व्यवित गुलाम वना लिये जाते और कवीले का अन्त हो जाता । 
दूसरा दोप यह था कि सब कवी ले बरावर हैसियत के नही गिने जाते थे । इसलिए 
प्रमुख कवीले के राजत्व का अधिकार तब तक चलता रहता जब तक वह निर्वश 
और निर्मूछ न हो जाता, चाहे उसमे सैकडो वर्ष क्‍यों न रूगे । उन दोनों दोषों से 
तिव्वती सगठन मुक्त था किन्तु तिव्वती ग्रवन्ध मे उतनी स्थिरता एवं गतिशीलूता 
न थी जिससे वहुत काल तक साम्राज्य चल सके । 
उत्तर चाओ राज्य के बिगड़ने पर उनकी तिव्वती सेना का एक नेता जो पऊ 
अथवा फू वश का था, स्वतन्त्र हो गया और भारी सेना संगठित कर उसने पूर्व 
चि इन राज्य की संस्थापना की । उस वंश का फू चिएन नामक राजा बड़ा प्रतापी 
निकला (३५७--३८५ ) । उसने मृ युग वश के सिएन पी को परास्त कर कोरिआ 
और मचूरिया तक में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया (३७० ई०) । तदनन्तर 
उसने पूर्व लिअंग के चीनी राज्य तथा तोवा के तुर्की राज्यो को भी अपने साम्राज्य 
में मिला लिया (३७६६० ) । उन विजयो से सारे उत्तरी चीन मे उसका आधिपत्य 
हो गया । चीनी शिक्षा और सम्यता का तथा बौद्ध घर्म का पोपक होने के कारण 
चीनियो ने और बौद्धो ने उसका साथ दिया । दक्षिण चीन को जीतने की उसे उत्कट 
इच्छा थी | दस लक्ष सेना लेकर उसने आक्रमण भी किया, किन्तु उसको इसलिए 
सफलता न हुईं कि उसकी सेना में सवारो की बहुत वड़ी सख्या थी | सवार शी त्नता 
से वढ तो सकते थे, किन्तु उनके लिए रसद का समय पर पहुँचना असम्भव-सा था । 
इसके सिवा सवारो की छोटी-मोटी टोलियों अथवा रसद वालों पर छोग एकाएक 
छापा मारकर हानि पहुँचाते थे। उन कठिनाइयों से हताश होकर आक्रमणकारी दर 
छिन्न-भिन्न होकर भाग जाता था । पराजय के कारण फू चिएन का महत्त्व इतना 
घट गया कि साम्राज्य ही उसके हाथ जाता रहा | उत्तरी चीन में फिर अनेक 
राज्य स्थापित हुए और अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। दक्षिणी चीन वालो में इतनी 
शक्ति न थी कि शत्रु की हार से लाभ उठाकर उत्तर में अपनी सत्ता कायम कर सकते। 
फू चिएन साम्राज्य के नप्ट होने के पश्चात्‌ शान्सी प्रान्त के उत्तर में तोवा कुछ 
के राज्य ने उन्नति की । आरम्म में तोवा तु जाति के थे, किन्तु उनमे हुणो तथा 


३६८ विश्ब-इतिहास 


मगोलों के रक्त का भी अच्छा-खासा सम्मिश्रण हो गया था। वे उत्तरी मंचूरिया 
और मंगोलिया से दक्षिण की ओर आकर बस गये थे । उन पर मगोलिया की 
मिश्रित जातियों के कबीले आक्रमण करते रहे जिससे वे अपना विस्तार न कर सके । 

फिर भी पॉचवी शती के दूसरे चरण में उन्होने अपने साम्राज्य का विस्तार करता 
आरफम्म कर दिया । पाँचवी शती के अन्त होने तक वे कन्सू प्रान्त तक पहुँच गये 
जिससे उतका दबदबा तुकिस्तान पर जम गया । इसके सिवा वे पुर्व की ओर भी 
बढे और दक्षिण के होनान प्रान्त पर भी उन्होनें अधिकार स्थापित किया । इस प्रकार 
४४० ई० में तोबा वश का राज्य चीन का ही नही, वरन्‌ पूर्व एशिया का सबसे शक्ति- 
शाली राज्य गिना जाने ऊगा। उसके शासन में फिर चीनियों को समलने का 
अवसर प्राप्त हुआ । विजेता सैनिक सगठन, युद्धो और साम्राज्य बढाने में दिलचस्पी 

रखते थे । अतः शासनादि राजकाज उन्होने चीनियगे के हाथ मे सुपुर्द कर दिया था। 


सामाजिक व्यवस्था 


चीनी एक ही जाति के लोग न थे । दक्षिणी चीन के अथवा यागत्सी नदी की 
घादी में सम्भवतः चीन के मूल-निवासी रहते होगे, किन्तु उतके विपय मे निश्चित 
रूप से कुछ नही कहा जा सकता । बहुमत के अनुसार चीनी छोग मध्य एशिया से 
आकर पीली नदी के शा आन सी प्रान्त में बस गये थे (३००० ई० पू०)। 
उनके पश्चात्‌ अनेक जातियो के छोग आते रहे जिनमे ह्िअंगनू (हुण ), तुर्क, मगोल, 
तंगत, जूचेन, माचू आदि के विपय में थोडा-बहुत ज्ञान प्राप्त है। अनेक जातियां 
के सम्मिश्ण से चीनियो का जातीय निर्माण हुआ है । अतः ऐसा कोई विवरण जो 
सारे आधुनिक चीन ओर चीनियो पर लागू हो सके , दुष्प्राप्य-सा है । 

चीन की सस्क्ृति के सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि नदियों की घाटियों 
और उनके आसपास के प्रदेशों मे कृषि ही मुख्यतः आथिक जीवन की आधार-शिलछा 
थी। पहाड़ी प्रदेशों और विशेषत: उत्तर की ओर जहाँ गोबी की मठमूमि है तथा 
साइवेरिया में जहाँ मयकर सरदी पड़ती है कृषि के साधन सुलभ न थे। अतः 
वहाँ का आर्थिक जीवन अनिद्चित-सा रहा। ये कवीले इधर-उधर चरागाहों 
अथवा लूटमार की तलाश में घूमते फिरते थे। 

कृषि-प्रधान प्रान्तो मे लोग गाँवो में रहते थे जो किसी ऊँची जगह पर बसाये 
जाते थे । वहाँ अधिक वर्षा या नदियों की भयंकर वाढ कम हानि पहुँचा पाती थी । 
इसके सिवा ऊँचे स्थान से खेतो की देखभाल मे भी सुविधा होती थी । गाँवों के 


चीन ३६९ 


चारो ओर या तो कच्ची दीवार या घनी झाडियाँ खडी कर दी जाती थी । पेड़ो 
की छाल और फूस से मकान छाये-बनाये जाते थे । उनके टट्टरो पर मिट्टी का पलुस्तर 
चढ़ा दिया जाता था। झोपड़ियो में प्राय. एक ही कोठा होता था जिसके एक ओर 
पत्थर का चूल्हा और दूसरी ओर पयाल और चटाइयो का बिस्तर होता था। 
दरवाजा दक्षिण की ओर बनाने का रिवाज था। कालान्तर में मेज-कुरसी भी 
काम में आने छगी , 
पुरातन चीन के लोग वडे जानवर पालने के शौकीन न थे । उनसे खेती का 

काम न लेकर वे हाथो से ही काम करना पसन्द करते थे । आगे चलकर जहाँ कही 
घोडो से खेती होती वहाँ मी यह डर रहता था कि राज्य युद्धादि के लिए कही उन्हें 
छीन न ले । रखवाली के लिए कुत्ते और खाने के लिए मुर्गं, सुअर आदि पाले जाते 
थे। मछलियों एवं चिडियाँ जाल से पकडी जाती थीं। वे खाना तब्तरियों मे खाते 
ओर शराब भी पीते थे । अमीर और बृढ़े शौकिया अथवा गर्म रहने के लिए रेशमी 
वस्त्रो का उपयोग करते थे , किन्तु साधारणत: सूती कपडे पहनने का रिवाज था। 

भीगने से लोग घबराते थे । इसलिए छातों का उपयोग चीन मे प्राचीन काल से ही 
प्रारम्भ हो गया थ। । जूते कपडे अथवा चमड़े के बनाये जाते थे । किसानो की 

जमीन का मालिक जमीदार या राजा होता था । 

चीन के सामाजिक जीवन मे कुटुम्ब तथा गाहँस्‍्थ्य जीवन का वडा महत्त्व था । 

तीस वर्ष की उम्र तक प्रत्येक व्यक्ति का विवाह हो जाना आवश्यक समझा जाता 

था। कुटुम्व॒ की प्रधानता वृढे पुरपो ओर स्त्रियों के अधिकार में रहती थी । 

प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री की मर्यादा उसकी उम्र के अनुसार निश्चित होती थी । 

बड़ो का आदर सम्मान करना परम कृतंव्य समझा जाता था । चीनियो में माता 

का स्थान वहुत ऊँचा माना जाता था । इसका कारण कुछ लोगो की राय में पुरातन 
काल से मातृक समाज का प्रचरून था । इसी भावना पर उनके शिप्टाचार की 
रचना को गयी थी । धीरे-घीरे वह पूरे समाज और जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में 

किसी-त-किसी ढग से लागू हो गयी । ऐसी परिस्थिति मे गाँव भी एक कुटुम्व-सा 

हो गया, जिससे सामाजिक नियन्त्रण और शासन मे सरलता हो गयी और सहयोग 

तथा उदारता का स्वाभाविक प्रचलन सम्भव हो सका । इस व्यवस्था को कनफ्यूसि- 

अस के आचार के सिद्धान्त से विशिष्ट बल प्राप्त हुआ । चीन की यह कोटुम्बिक 

व्यवस्था ही चीनी सम्यता और उसके स्थायित्व के लिए मुख्य आधारशिला सिद्ध 

हुईं | उपर्युक्त कौटुम्बिक दृष्टिकोण ग्रामो तथा प्रान्तों तक ही सीमित न था, 

२४ 


३७० विश्व-इतिहास 


राज्य पर भी छागू हो गया था । कुटम्ब का ही एक सवद्धित रूप प्रान्त तथा राज्य 
गिना जाता था। 

चीनी विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यकवित के लिए सन्‍्तान होना आवश्यक 
माना जाता था । बिना पुत्र के पुरुष का जीवन व्यर्थ ही नही, दुर्माग्य का द्योतक 
समझा जाता था । उसके बिना न तो पितृ ऋण ही अदा होता था, न ॒पितरो की 
तृप्ति और शान्ति सम्मव थी । लड़को-छड़कियो का विवाह उनके माता-पिता 
अथवा अन्य सम्बन्धी ठहराते थे । भावी पति-पत्नी के स्वयं विवह करने का रिवाज 
न था | वयस्कता के पहले ही विवाह निश्चत कर दिया जाता था। मंगनी हो 
जाने पर सम्बन्ध विच्छेद अत्यन्त बुरा समझा जाता था। विवाह के अवसर पर 
लड़की और लड़के के घर से क्या सामान आना या जाना चाहिए यह पहले से ही 
ठहरा लिया जाता था । यदि लड़की का पिता चाहता तो विना कुछ लिये ही स्वय 
सव सामान लड़की को दे सकता था । झतें केवल इतनी थी कि वह सामान लड़की 
का ही समझा जाता था और उसके मरने पर उसकी सन्‍्तान का उस पर अधिकार 
होता था | एक ही पैतृक कुटुम्ब के लड़के-लड़कियों में विवाह मना था। मातृ- 
कुछ में विवाह करना अच्छा समझा जाता था । विवाह हो जाने पर लडकी पति 
के कुटुम्ब में सम्मिलित हो जाती थी और उसी की रस्मो और मर्वादाओ का 
पालन करती थी । पति की आज्ञा का प्रतिपालन स्त्री का मुख्य कर्तव्य माना जाता 
था। उसकी मृत्यु के बाद पति के कुटुम्ब के बडे-बूढो की आज्ञा का पाछत करना 
पड़ता था। चीन में कुछ दशाओ मे जिनमे वन्ध्यत्व, दुराचार, कटुमापण आदि 
शामिल थे स्त्री को तछाक दिया जा सकता था, किन्तु स्त्री के छिए तलाक देना 
बुरा समझा जाता था। तलाक देने पर स्त्री का दूसरा विवाह करना अत्यन्त 
अनुचित माना जाता था, किन्तु पुर्प का नही । हाँ, विववा या कल्याणमभार्य होने पर 
दोनों विवाह कर सकते थे । पत्नी के मरने के बाद उसके मायके की दूसरी लड़की 
से पति ब्याह कर लेता था। साधारणत: मनुष्य को एक ही विवाहित स्त्री रखने 
का नियम था, किन्तु उप-पत्नियो के विपय में कोई नियम न था । समाज में अच्छा 
न माने जाने पर भी घनी लोग बहुधा उप-पत्नियाँ रख लेते थे । पुत्र-हीन दम्पत्ति 
यदि चाहते तो किसी लड़के को गोद बिठा सकते थे । जैसे छडका वनिस्वत लडकी 
के अच्छा समझा जाता था वैसे ही स्त्रियों के मुकाबले में पुरुष का स्थान ऊँचा गिना 
जाता था। स्त्रियों और पुरुषो के मिलने-जुलूने का रिवाज चीन मे न था। उनके 
कार्य क्षेत्र मी भिन्न थे, इसीलिए उनकी शिक्षा-दीक्षा भी भिन्न होती थी। लड़कों 


चीन ३७१ 


के लिए पाठशालाएँ थी, किन्तु लड़कियो को घर में ही घरेलू शिक्षा दी 
जाती थी । 

चीन में न तो वर्ण-व्यवस्था ही थी, न जातिपॉति का मेंदभाव ही | परम्परा 
के अनुसार सम्मान के मुख्य पात्र क्रमश. विद्वानू, राज्य-पदाधिकारी, योद्धा और 
अध्यापक थे। साधारण लोगो में नौ श्रेणियाँ थी । अन्न उत्पन्न करने वाले, माली 
लकड़ी वाले, पशु-पक्षी पालने वाले, कपड़े बुनने वाले. नौकर-चाकर, कारीगर, 
व्यापारी और फुटकर काम करने वाले । कुलीनों और साधारण लोगो में अथवा 
श्रेणियों और व्यवसायों में ऊँच-नीच का भेद कायम था | पर यह विभेद नगण्य-सा 
था | अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य का स्थान घटता-बढ़ता था | छोग आपस 
में विवाह आदि विना किसी वाघा के करते थे । चीनियो में विद्वान्‌ और सेनापति 
विशेष आदर के पात्र समझे जाते थे । हिजड़े, नाटकी, गुलाम, हरकारे तथा वेद्याएँ 
नीचे स्तर के छोगो में समझी जाती थी | चीन में गुलामों की दशा उतनी खराव न 
थी जितनी रोम और यूरोप के मध्य युग मे । गुलामों से प्रायः घरेलू काम लिये 
जाते थे । उन की कोई विशेष जाति नथी। यद्यपि उन्हे खरीदा या बेचा जा 
सकता था तथापि उनसे त तो नीच काम लिये जाते थे, न अनुचित व्यवहार ही 


किया जाता था । 
चीन में भिखारियों की संख्या अधिक थी | नदियों के अल्हडपन के कारण 


कृपि की डाँवाडोल ' स्थिति, दुर्भिक्षो, भूमि-विहीन जनों की बड़ी संख्या, लुटेरे 
कवीलो के आक्रमणो तथा ताओ मत के अकमंण्यता-सिद्धान्त आदि के कारण देश 
मे, अकर्मण्य भिखारियों का दल बढता, चला गया। यद्यपि दान तथा भोज्य पदार्थों 
का वितरण प्रायशः होता रहता था, किन्तु उससे समस्या की विभीषिका कम 
होने की सम्भावना न थी । 

चीनी समाण में शिष्टाचार तथा विनयपूर्ण व्यवहार को बहुत महत्त्व दिया जाता 
था । कनफ्यूसिअस ने तो उसे अपने मत का मेरूदण्ड ही बना दिया था जिससे उसकी 
अधिकाधिक पुष्टि होती गयी । सदा प्रसन्न बदन रहने, विनीत स्वनाव, मृदु मापण 
तथा नम्नर गतिविधि पर बहुत जोर दिया जाता था । चीनियो की सभ्यता का वह 
विशिष्ट लक्षण ही वन गया था । इस गुण का चीनी समाज मे प्राघान्य चीनियों मे 
अन्तहित किसी दास भावना या कायरता का परिणाम मानता भूल होगी क्योकि 
वे साघारणतः स्वाभिमानी थे और उजड्डपन, मार-पीट को अशिष्टता का द्योतक 
सानते थे । 


३७२ विश्व-इतिहास 
नागरिक जीवन 


नगरो के निवासी गाँववालो को इसलिए घटिया समझते थे कि उनको शिप्टा- 
चार का यथेष्ट ज्ञान न होता था और वे उसका अच्छी तरह से निर्वाह भी न कर 
पाते थे। गाँव वाले भी अपने क्षेत्र के वाहर सार्वजनिक कामों और खासकर शासन 
की नौकरी करना बुरा समझते थे । उस प्रकार के काम वे शहर वालो के ही लिए 
छोड देते थे । साधारण नग्रो में वाजार, माता का चौतरा और पूर्वजों के आदर- 
सूचक मन्दिर तथा पूज्य पूर्वजों के शज्य स्थान आदि बनाये जाते थे | पूर्वजों में 
माता का स्थान सबसे ऊँचा गिना जाता था | 

नये नगरो का निर्माण वडी लम्धी-चौडी विधियों तथा उपचारो द्वारा किया 
जाता था। सबसे पहले नगर की चहारदीवारी खडी की जाती थी, क्योकि उसी 
की मजबूती, ऊँचाई, लम्बाई और चोडाई पर नगर की हेसियत निश्चित होती थी। 
नगर की रवना सैनिक पडाव के नकदे प्र चोकोर की जाती थी। नगर मे बड़े-बडे 
शासाद बनाये जाते थे । दीवारों पर चित्र वनाकर उन की शोम  बढ़ायी जाती थी । 
शहर के बीच में नगर के मुख्य अधिप्ठाता की कोठी ऊँचे स्थान पर बनायी जाती 
थी जिससे वह सारे नगर का निरीक्षण कर सके । नगर के प्रयेक महल्ले का एक 
मुखिया होता था जिसके कर्तव्य थे शान्ति रक्षा तथा कर वसूल करना । कठपुतलियों 
और जादूगरों के खेल के अछावा नाटकों का भी, जिनमें कभी-कभी सौ पात्र तक 
भाग लेते, थे, प्रदर्शन होता था। 

चीन के विविध उत्सवो मे से नये वर्ष का उत्सव हर जगह मनाया जाता था। 
तीन-चार दिन बड़ी धूमधाम रहती, रग-विरगी कागज की कन्दीरे जलायी जाती, 
कांगज के विज्ञाक अजदहो का जुल्स निकाला जाता और आतिशवाजी छुडाई जाती 
थी। उसके सिवा पुरखो का जातीय स्मृति दिवस, अजदहाई नौकाओं की प्रतियो- 
गिता का समारोह, पगुचारको तथा कपड़े बुनने वालो के मेले, अन्न सचय के दिवस, 
अनपयूसिअस का जन्म दिवस, मकर सक्रान्ति (उत्तरायण ) आदि उत्सवों के दिन 
तीथ-यात्राएँ, त्योहार तथा पर्व उत्साह सहित मनाये जाते थे । 


आमोद-प्रमोद 


चीनियो को कप्ट-साध्य खेलो का ज्यादा शौक नथा | तीरन्दाजी, शिकार, 
भछली पकडना, तैरना, गेद खेलना, पतंग उड़ाना, नाटक करना और नाटक इत्यादि 


दीन ३७३ 


चेखना उनके विनोद के विशेष साधन थे। साधारण ढंग की कुष्ती भी छड़ी जाती 
थी। गप्प लड़ाना, किस्सा कहानी कहना-सुनना तथा पढ़ना, जुआ खेलना, ताश- 
शतरज खेलना, अक्ष आदि अनेक प्रकार की क्रीडाएँ उनके व्यसन थे। यद्यपि 
चावल की मदिरा दो आतश्ञा से तीन आतश्ञा तक छोग पीते थे किन्तु उस मद्यपान 
ने वहाँ मयकर जातीय दोप का स्वरूप घारण नही किया । चीन में मध्य तथा उच्च 
श्रेणी की स्त्रियों और पुरुषों में मिल-जुल कर खेलने-कदने, सैर-सपाटे करने, गप्प 
'लडाने या आमोद-प्रमोद करने का रिवाज न था। स्त्रियों तथा पुरुषो के लिए 
मकानों में जनानखाने और मर्दानखाने अलाहदा-अलाहदा बनाये जाते थे। नीचे 
के छोगो में अनुपाततः: अधिक वन्चन था । नियन्त्रण का अभाव था। चीन में हान 
युग से नाटको का विकास होता रहा । उत्सवो और बडे बाजारों में नाटक खेले 
जाते थे। नाटकों में गाने-वजाने का भी प्रवन्ध रहता था। स्त्रियों और पुरुषों 
के बैठने के लिए अलछाहदा-अलाहदा भ्रवन्ध कर दिया जाता था | किस्सा सुनने 
के शौक के कारण चीन मे किस्सा कहने वाली का एक अच्छा-खासा रोज़गार ही 
पैदा हो गया था | जादूगरों और कठपुतलियों के खेल देखने का भी छोगो को 
शोक था। 


शासन-विधान 


चीन के राजनीतिक सगठन में सम्राट्‌ का महत्त्व अपार माना जाता था । 
देवी शक्ति से उसका सुजन होना कहा जाता था । उसके गृणो अथवा अवंगुणों 
पर ही साम्राज्य का दारोमदार था। प्रजा का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य उसी पर 
आश्रित समझ कर उसे राजोचित आचार पर आरूढ रखने के लिए कुछ विशिष्ट 
लोकसम्मानित, योग्य, चतुर, सदाचारी विद्वानो की नियुक्ति कर दी जाती थी। 
राजकुमारों तथा कर्मचारियों के लिए भी सदाचार एव व्यस्थित कार्यपरायणता 
का ध्यान रखना आवश्यक था । जनता उन सब पर श्रद्धा और विश्वास रखती 
थी, अत उनकी आज्ञाओ का आदर करना एवं प्रतिपालन वह अपना परम कर्तव्य 
समअती थी। 

चोऊ व (११२२१--२५६ ई० पु०) के पहले से ही चीन में शासन विधान 
पर काफी ध्यान दिया जाता था। चोऊ युग में यद्यपि सामन्तग्ाही थी तथापि 
विश्व की रचना तथा नियमो के अनुसार राज शासन विधान का निर्माण होना 
आवश्यक समझा गया । इसीलिए चोऊ काल में शासन के छ. अग स्थापित किये 


३७४ विश्व-इतिहास 


गये । प्रकृति के छः अंगों--दैव (आकाश), पृथ्वी, वसन्‍्त, ग्रीष्म, शरद और 
शिशर के समान वित्त और व्यक्ति, शिक्षा और व्यवहार, धर्म और यज्ञादिक, 
सैनिक तथा युद्ध, न्याय और अपराध, साधारण शासन तथा लोक कल्याण आदि 
शासन के छ: विभागों सी व्यवस्था की गयी जो तत्सम्बन्धी कार्य करते थे । 


केन्द्रीय 


हानयुग में सम्राट्‌ का एक मुख्यमन्त्री होता था जो सम्पूर्ण शासन के सर्वोपरि 
पदाधिकारी और कर्म चारी की हैसियत से शासन का संचालन करता था । उसके 
बाद राजा का सचिव और सेना का अध्यक्ष ये दो पदाधिकारी थे। सेनाध्यक्ष का 
कर्तव्य सेना का शासन था, न कि सेनापतित्व । मुख्य मन्त्री तथा उपर्युक्त दोनों 
पदाधिकारी उच्चतम श्रेणी के गिने जाते थे। दूसरी श्रेणी में नौ मन्त्री थे अर्थात्‌ 
धर्म ओर शिप्टाचार मन्त्री, रथ तथा अश्व मन्त्री, न्याय मन्त्री, आदर-सत्कार 
मन्‍्त्री, पूर्वज राजकीय मन्दिर व्यवस्था मन्त्री, राजकीय सामान मन्‍्त्री, राजप्रासा 
दीय मन्त्री, राजद्वारपालबव्यक्ष तथा राजसभा मन्त्री । राजधानी के प्रवन्ध के लिए 
तीन मुख्य अधिकारी थे, पहला राजकुमार के महलों का, दूसरा नगर की शान्ति 
ओर सरक्षा का और तीसरा शासन के नगर रक्षकों, द्वारपालों और इमारतों का 
प्रवन्वकर्ता | उनके सिवा प्रान्तीय शासनो के मन्‍्त्री तथा विशेष नीति मन्त्री भी 
होते थे । 


प्रान्तीय शासन 


चीन में किसी समय ग्यारह सो से अधिक प्रान्त्थे किष्तु घटते-चटते उनकी 
सख्या छत्तीस के छऊगभग रह गयी । प्रत्येक प्रान्त में दो या तीन क्षेत्राश होते थे तथा 
प्रत्येक क्षेत्राश में दो या तीन जिले प्रत्येक जिले मे परगने और परगतों में कई 
गाँव होते थे। प्रान्तो के अव्यक्षों और जिलाघीशो में से प्रत्येक की अघीनता मे 
लगभग सो कर्मचारी काम करते थे जिसका चुनाव प्राय: प्रान्त के निवासियों में 
से किया जाता था। उनकी नियुक्ति जिलाघीज तथा प्रान्त के अध्यक्ष ही करते थे। 
प्रान्तीय अध्यक्ष के साथ एक प्राइवेट सेक्रेटरी एवं वित्ताधीश और एक मुख्य नियन्ता 
नियुक्त रहता था। शासनाध्यक्ष को परामर्श देनें और सरकारी पत्रव्यवहार करने 
के लिए एक-एक पदाधिकारी नियुक्त था| शासन में मुख्य विभाग थे परिवहन, 
वित्त, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, अर्थ, सेना, बाजार प्रवन्ध तथा पेशकश । प्रान्तीय 


चीन झ्े प्‌ 


शासन का संगठन ओर नियन्त्रण प्रत्येक प्रान्त की आवश्यकता तथा परिस्थितियों 
के अनकूल होता था । प्रान्तीय विधानों में केन्द्रीय शासन यथासम्भव हस्तक्षेप न 
करता था । इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में उनको वहुत-कुछ स्वतन्त्रता थी। उससे 
एक यह बडा लाभ था कि प्रान्तीय-शासन अधिकंतर स्वावलूम्बी होता था । यदि 
केन्द्रीय शासन में विष्न उपस्थित होता तो उससे प्रान्तीय शासन मे वाघा पड़ने 
की सम्भावना बहुत कम होती थी । केन्द्र से नियुक्त किये गये प्रमुख पदाधिकारी 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब्दील किये जाते थे, किन्तु प्रान्तीय शासन विधान 
चलता रहता था। 

चीन के शासन के पदाधिकारी और कर्मचारी परीक्षा द्वारा चुने जाते थे । 
उच्च राजकर्मचारियो की परीक्षा छ. विद्याओं मे होती थी । न्याय, स्वास्थ्य आदि 
दो-तीन विभागो में विशेषज्ञों की नियुक्ति अनिवार्य थी, औरो में नहीं। कुछ 
विशिष्ट विभागो को छोड़कर एक विभाग के पदाधिकारी दूसरे विभाग में भी 
नियुक्त किये जा सकते थे । परीक्षा द्वारा पदाधिकारियों के चुनाव की परिपाटी 
चीन में प्राचीन काल से प्रचलित थी। यह वहाँ की अपनी महत्वपूर्ण 
विशेषता थी । 

चीन मे जनगणना हर तीसरे साल की जाती थी जिसके अनुसार प्रान्तीय भासन- 
विधान में हेर-फेर कर दिया जाता था। सामन्‍तो के अत्याचारों को कम करने 


करने, कर उगाहने तथा जनगणना के नियम बनाने आदि के अधिकार दे दिये गये 
थे। एक विह्वन्‌ का कथन है कि यदि शासन की महत्ता अनुशासनों की न्यूनता 
तथा राज्य की व्यवस्थित प्रगति मानी जाय तो चीन से वढकर अच्छे शासन का 
उदाहरण ससार के इतिहास में शायद कही न मिलेगा । 

सम्भव है कि प्राचीन भारत ही उसकी समकक्षता कर सके । दोनो देशों की 
सामाजिक व्यवस्था ऐसे ढंग की थी कि वह लोकाचार, सदाचार, कर्तंव्याकतेंव्य 
के नियमो पर चलने और उन पर विश्वास रखने एव जीवन-लक्ष्य तदनुसार बनाये 
रख कर व्यवस्थित मार्ग पर चलने की प्रेरणा करती रहती थी। इसीलिए ऊपरी 
दबाव या शासन की उनको उतनी आवश्यकता नही रहती थी जितनी अन्यान्य देशों 
में अनुभव की जाती थी । यह इन देशो की उच्च सम्यता का प्रमाण एवं चमत्कार 
था। इसी में सम्मवत: उनके दीर्घजीवी होने का रहस्य निहित था । यही शायद 
उनकी सभ्यता की मन्थर गति का कारण भी था । 


३७६ विदव-इतिहास 
आशथिक व्यवस्था 


शाग युग में ही मुगलो और तुर्को से चीन वालो ने पहिये द्वारा संचालित यान 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उसको इतना महत्त्व प्राप्त हुआ कि यानो की सख्या 
के अनुसार ही उनके मालिकों की शक्ति का अनुमान और समाज में उनके स्थान 
का निर्धारण होने गा । यान शक्ति के परिणामस्वरूप हान काल में सामन्तजाही 
का प्रारम्भ हो गया । सेना में रथो की प्रधानता से हान साम्राज्य का खूब विस्तार 
हुआ । साम्राज्य के विस्तार से बहुत-सी भूमि उसमें आ गयी जिस पर नयी 
बस्तियाँ वसा दी गयी । उनकी रक्षा के लिए सामन्तो के नेतृत्व में सेनाएँ स्थापित 
की गयी । उस विधान से सामन्‍्तो के साधनों और बल की वृद्धि होती रही। चोऊ 
युग में तॉबे के सिक्‍को का भी प्रचलछन हो गया जिससे भूमि तथा शस्त्रास्त्र और लोहे 
के बने हुए कृपि के हल आदि साधनों की खरीद-फरोख्त की बड़ी सुविधा हो गयी । 
सफल व्यापारी धन से जमीन खरीदने हूगें, और लगान तथा कर वसूल करने 
के ठेके राज्य से लेने लगे जिससे राज्य को आमदनी आसानी से होने लगी । किन्तु 
ठेकेदारों को किसानो पर अनुशासन करने का अच्छा अवसर मिल गया । सेनानायको 
के अलावा धनिको की भी एक प्रभावशाली श्रेणी वन गयी जिससे सामन्‍्तझाही 
का एक नया प्रतिद्वन्द्दी प्रकट हो गया । लोहे के हलो को पशुओं द्वारा चलवाने 
तथा नहरो की सिचाई से गेहूँ, ज्वार, चावल, सोयाबीन, और चाय आदि की उपज 
बढ गयी । यातायात के लिए नदियों के अछावा सड़को और रास्तो का प्रयोग 
बढने लूगा ओर व्यापार की उन्नति होने लगी । कृषि तथा व्यापार की वृद्धि के 
अनुपात के अनुसार सडको की पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण नहरो की खुदाई 
बढती रही । हान यंग में जल नियन्त्रण के लिए छप्पन विधान प्रचलित थे । 
सिचाई की कला मे चीनियो ने अच्छी उन्नति की। फलत कृषि तथा क्ृपकों की 
संख्या शीघ्रता से बढ़ने लगी और व्यापारिक केन्द्रो की स्थापना से कसबो और 
नगरो की सख्या भी बढ चली । 
हान युग से ही हुणो आदि कबीलो के साथ निरन्तर सघर्ष चलते रहने तथा 
शासन और शासको का खर्च बढने के कारण लगान और करो मे इतनी वृद्धि होती 
गयी कि किसानो पर उनकी सामथ्यं से अधिक बोझ पड गया और उन पर कर्ज और 
शासन का दबाव बढता गया । विद्रोही अपनी भौहे छाछ रग में रगकर बडे किसानो 
के नेतृत्व मे विरोधी संगठन करने लगे । उनकी सख्या उत्तरोत्तर बढती गयी जिससे 


चीन ३७७ 


शासकवृन्दों को बड़ी चिन्ता हई क्योकि विद्रोही छोग साम्राज्य के सेवको की हत्या 
ओर लूटमार करते थे तथा आग भी छंगाने लगे थे। उनके दमन के लिए जो सैनिक 
भेजे जाते उनमे से कुछ तो विद्रोहियो से मिल जाते और कुछ स्वयं लुटेरो के दल 
वना लेते थे । साम्राज्य मे अराजकता वढती रही । यह दुर्दशा ऐसी चली कि छाखो 
मनृप्य मारे गये और पूर्व हानवश का आवधिपत्य भी समाप्त हों गया। अधिक 
सख्या में कृपको के नष्ट हो जाने के कारण वचे हुए किसानों को खेती करने के लिए 
अधिक भूमि मिल गयी और राजघानी लोयाग में आकर वस जाने के कारण अन्न 
के उत्पादको और व्यापारियों का यातायात खर्च कम हो गया । अन्न भी सस्ता 
हुआ और किसानों को भी छाम हुआ । बदली परिस्थिति से कुछ भान्ति तो हई, 
किन्तु वह अस्थायी थी । सीमान्‍्त प्रान्तों के तु्कों, मगोछों और हणो से युद्ध चलते 
रहने, पश्चिम के व्यापार-मार्गो को खुला रखने तथा सम्राट्‌ ओर शासन की प्रतिप्ठा 
बनायें रखने और उनके अनापशनाप ख्चों के कारण आर्थिक समस्या का सुलझना 
दुस्तर-सा रहा । जब लगान तथा कर के ठेके देने से ओर ऊंचे पद बेचने से मी काम 
पूरा न चला तब राज्य ने सिक्के वनाने का पुरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया । 
भारी वजन, किन्तु घटिया धातु के सिक्‍को का मूल्य उनके धातुई मूल्य के अनुसार 
माना जाता था। घटिया घातु के सिक्‍को सेव्यापार मे वाधा और राज्य की साख 
पर सन्देह होने लगा । राज्य ने हिरत की खाल के सिक्के चलाये, किन्तु उसमे वह 
अमफल रहा । पर उस प्रकार के प्रयोग का आर्थिक इतिहास में अपना विशेष 
महत्व है । 
शासक दल मे, चाहे वह केन्द्रीय था अथवा सामन्ती, विलासप्रियता और 
गृह-कलह वढती गयी जिससे शासन में शिथिकृता और व्यय की वृद्धि जारी रही। 
रानियो, पटरानियो तथा उपपत्नियों की सख्या बढने लगी और उनके तथा उनके 
कुटुम्बियों के आचारो एवं व्यवहार के कारण राजघराने मे गम्मीरता, शिप्टता तथा 
शान्ति का वातावरण वनाये रखना असम्भव-सा हो गया । द्वितीय शती ईसवी में 
साम्राज्य का बल सेना-तायको पर निर्भर हो गया । सम्राट कमी एक और कभी 
दूसरे सेनानायक के हाथ की कठपुतली हो जाता था । उन लोगों के पारस्परिक 
सघर्पो और गूछछरों का भार जनता को उठाना पडता था । जव परिस्थिति हृद 
से वाहर हो गयी तब विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी । विद्रोहयो नें पीली पगडी को 
अपने दल की सदस्यता का प्रतीक बनाकर युद्ध ठान दिया । उस आन्दोलन का 
ताओ विचारको ने, जो किसानों के पुरोहित-से थे, समर्थन किया । इस विद्रोह 


३७८ विश्व-इतिहास 


आन्दोलन का सूत्रपात १८४ ई० में हुआ। चीन की सीमा पर रहने वाले कबीलों 
की सहायता से किसानों के इस विद्रोह का दमन तो हो गया, किन्तु उसी के साथ 
राजाधिराज सत्ता हान वंश के हाथ से निकलकर वेई वंश के हाथ में चली गयी 
(२८४ ई० ) । 

हानयुग की उल्लेखयोग्य घटनाओं में एक घटना यह भी थी कि राज्य ने कुछ: 
व्यापार सम्बन्धी कार्य स्वतन्त्र व्यक्तियों को न देकर अपने ही हाथ में ले लिये । 
पहाड़ी प्रदेशों, समुद्र, झीलो तथा दलदली क्षेत्रों से कर उगाहना तथा यातायात के 
साधनों का प्रवन्ध करना राज्य के कर्मचारियों को सुपुर्द किया गया। चीन में 
अक्सर दुर्भिक्ष पड़ जाते थे जिनका मुकाबला करने मे किसान असमर्थ थे। अकाल 
से लोग बड़ी संख्या में मरते थे, भीख माँगते फिरते या वेगार करते थे। नये प्रवन्ध 
का शायद यह ध्येय था कि साधारण आवश्यकताओ की चीजे इस ढंग से नियन्त्रित 
की जायें जिससे उनकी कीमतो ओर दरों में अनावश्यक अथवा चिन्त्य हेरफेर न 
हो पाये। अच्छे सस्ते समय में अन्नादि पदार्थ खरीद कर जमा कर लिये जायें 
और महँगाई होने पर वाजवी दाम पर बेंच दिये जायँ । कमी पड़ने पर एक स्थान 
से आवश्यकतानुसार दूसरे स्थान को माल यथासम्भव शीतघ्रता से पहुँचाया जाय 
तथा दुभिक्षादि दैवी प्रकोपो के समय राज्य के कोप्ठों और खत्तियों में संचित 
पदार्थ वाजिबी दाम पर लोगो को मिल जाया करें। बाजार का भाव नियन्त्रित 
रखने से जनता का उपकार और आवश्यक चीजो के सग्रह से सैनिक रसद का 
सुमीता होने की सम्भावना थी। उपर्यक्त नीति साम्राज्य मर में लागू थी । 


उद्योग-वंधे 


चीन मुख्यतः कृषिप्रधान देश था, किन्तु वहाँ उद्योग-बंचे भी किसी हद तक 
होते थे। लकड़ी के काम में चीनी पहले से ही होशियार थे। हान युग मे कोच, 
कुरसी, मेजे बनायी जाती थी। उनके बनाने में बाँस से भी काम लिया जाता था । 
चीन को हिन्दुस्तान से बाँस मिक्तता था। चीनी मिट्टी के बर्तन भी बहुत बढ़िया 
और कलात्मक वनाये जाते थे। शीशे की चीजें द्वितीय शती से बनने लगी थी | 
उसी शती से हिन्दुस्तान से रुई चीन पहुँची जिससे वहाँ सूती कपड़े बनने छगे। 
उस युग में चीनी लोग अनेक प्रकार के कागज भी बनाते थे। वहाँ के उद्योग-घंघे 
वंशानुगत और कारीगर श्रेणीवद्ध थे । चीन में अधिकतर रेशम, नमक, लोहा, 
जेंड, लाख की वस्तुओं का व्यापार होता था। पहले तो वस्तु-विनिमय का चलन 


चोन ३७९ 


् 


था, किन्तु पाँचवी शती ई० पू० से सिवकों का प्रयोग होने छगा और बैकों द्वारा 
लेन-देन भी। पर तृतीय शती ई० पू० से ही विनिमय की प्रथा वन्द कर दी गयी थी । 
नहरों और सड़को की वृद्धि तथा माल लाने और ले जाने के साधनों का राज्य द्वारा 
नियन्त्रण होने के कारण व्यापार वढ़ता गया । प्रथम शती ई० पृ० में चीन का 
यूरोप से व्यापार होने लगा था । 


शिक्षा-दीक्षा 


चीनी लिपि मे न तो वर्ण है, न वाक्यविन्यास और न संयुक्ताक्षर। विचार 
प्रकट करने के लिए लगभग चालीस हजार चित्रीय प्रतीक थे जो सात सौ उच्चारणो 
द्वारा प्रकट किये जाते थे । उनमे दो सौ चौदह नितान्त बुनियादी चित्र थे और 
छ. सौ व्यावहारिक, जिनसे साधारणतया काम चल जाता था | पढना-लिखना 
केवल उच्च श्रेणी के लोगों तक ही सीमित था। सुशिक्षित व्यक्ति वह माना जाता 
था जिसने तक॑ शास्त्र, आचार, नीति, इतिहास तथा प्रकृति-विज्ञान का अध्ययन 
किया हो। किन्तु श्रेष्ठ छोग वे माने जाते थे जिन्हें लछिखने-पढने तथा गणित के 
अलावा सगीत, व्यवहार-कौशल, धनुविद्या एवं अश्वारोहण भी आता हो । ऐसी 
जटिल लिपि के होते हुए भी चीन के साहित्य ने आइचर्यजनक उन्नति की। प्राचीत 
साहित्यकारो में दाशनिक कनफ्यूसिअस का सबसे ऊँचा स्थान था। उसने थिप्टा- 
चार, व्यवहार, इतिहास, दर्शन, गाथा तथा काव्य सम्बन्धी विशाल साहित्य की 
रचना की जिसका सम्मान अद्यावधि होता है। यद्यपि गद्य रचना अच्छी-खासी 
होती थी तथापि चीन के लोगो में नैसगिक कविता की स्वाभाविक प्रवृत्ति-सी थी । 
वे वर्ण नात्मक या प्रबन्ध काव्य के पोषक न थे। उनकी धारणा थी कि क्षणिक अथवा 
सचारी भाव ही काव्य का विपय है। शब्द तो सकेत मात्र है। इन सक्तो के 
व्यंजनात्मक भाव ही कविता के प्राण है । चीनी कविता प्राय. अतुकान्त होती थी । 
हान युग तक काव्य ने खासी उन्नति कर ली थी यद्यपि उसका पूर्ण विकास आगे 
चलकर हुआ। उनके लोकगीतो से पुरातन चीन के जीवन तथा विचारों का 
दिग्दर्शन होता. है । 

द्वितीय शती ई० पू० मे चीन वाले ज्यामिति के सिद्धान्त से परिचित हो गये 
ये। चीनी कहते हैं कि हानयुग (२०८ ई०पू० से २२० ई० पु० तक) में ही उन्होंने 
कम्पास बना छिया था । कन्फ्यूसिअस के समय से गणित द्वारा ग्रहण पड़ने का 
समय वताया जा सकता था । फलित ज्योतिष का भी प्रचार होने लगा था । 


३८० विश्व-इतिहास 


चीन का वंविद्रआ से सम्पर्क ही जाने के कारण यनानी गणित का प्रमाव सीन परदे 
पड़ा । सम्मव है कि उसी के प्रभाव से चीन में 'हामिया (रुसाबन) लथा अंगरी 
शराब का भी प्रचार हुआ हो। चिकित्सा शास्त्र में मी चीन ने अच्छी उन्नति कर 

ली थी। चीनियों ने रोगो का वर्गकिरण ऋतुओं के जनूसार किया। उसे समय के 


है 
क् 


उत्लेसों में ज्वर, शिर-पीटा, बायजनित पीड़ा, सर्मरोग, कण्ड ओर फंफटे ह 
रोगी का वर्णन और उनकी चिकित्सा विधि मिलती है। सीनियाो को यह जीते 
गया था कि हृदय से ही रवत शरीर में धीका जाता हैं। बद्धनर प्रहार हो नब्जा 
का उल्लेस उन्होने किया हे। लोपधिर्यां वनस्पतियां, घासुओं, पशुओं लगा अनानो 
से बनायी जाती थी। चीन बारे जल, अग्नि, कास्ट, स्थर्ण जोर ,मिट्ठरी को मल पं च- 
तत्त्व मानते थे। चिकित्सा में वे जादु-टोटके आदि का भी प्रयोग करते थे । 


साहित्य 


ईमा पूर्व पचिवी शत्ती के अन्तिम वर्षों ने छंगमग दो सो वर्ष त # चीन में सा मन्‍्तो 
के मयकर यद्ध दोते रहे । उस यंग को सामन्‍्ती राज्यों के संधर्थ का यंग उहते दे । 
इस यग में लीन की वैज्ञानिक, साहित्यिद्व एवं कलात्मक प्रतिमा ने अपूर्व चमत्कार 
का प्रदर्शन किया । राजनीनिक द्वत्र में अधिक काड तक जब्यय्सा लथा पान- 
प्रतिघात से सतप्त और उत्ते जित होकर थी नियो के बी डिक और काल्यनिक जीवन 
में विकक्षण स्फृति एवं चेतना उत्पन्न हो गयी जिसका प्रभाव साहित्य, ऊछा तथा 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों पर स्थायी रूप से पडा । व्यवस्था तथा शान्ति की साल 
के सिलसिले में आधिदेविक और आधि-मौतिक लोकी तथा उनके रहस्यों हवा लिलन 
उन्होंने स्वतन्त्र रूप से किया । विचार और विमर्श की दुष्टि से सीन का वह बस 
उस देश के इतिहास में अद्वितीय समझा जाता है। 
हान युग की रचनाओ में प्रथम स्थान छः आप प्रन्यों. (पठाड़) हो दिया जाता 
है। वस्तुतः: उनमे पुरातन संस्कृति ओर विचारबाराओं का संग्रह हूँ । वे छः 
आपं ग्रन्थ थे काव्य (शि.), इतिहास (श), संस्कार तथा शिप्टाचार (लो), 
गान (यूच), परिवर्तन (ई) शिशिर वसन्त दत्तान्त (चु' अन थि इन ) । उन गन्‍्चों 
का संग्रहकर्ता अथवा रचयिता क उग फ्त्जे (कनप्यूसिअ्स) माना जाता है जो 
भगवान्‌ गोतम बुद्ध का समसामयिक था। इस पड़ग विद्या के विद्वानों में माजुंग 
(७९-१६६ ६०) मुख्य कहा जाता है। चीन के इतिहासकारों में द्सु म॑ सि 
इएन' (मु० ९० ई० पू० ) का स्थान प्रमुस माना जाता है। चीन बाल़े उसको वही 


चीन ३८१ 


स्थान देते हैँ जो ग्रीस के हेरोडोट्स को यूरोप मे प्राप्त है। उसका ग्रन्थ शि.ची 
नाम से प्रसिद्ध है। उसकी मृत्यु के पण्चान्‌ का चीनी इतिहास पत पिआओ और 
उसकी पुत्री पनचाओ ने छिखा। वह इतिहास सो भागों में लिखा गया। पनचाओ 
विदुपी थी । इतिहास,के अछावा उसने कविताएँ. निवन्ध अपदि भी रचे। भूगोल पर 
जिसमें वतस्पति और जन्नु जगत्‌ का वर्णन भी शामिल है, शन हाई चिंग” नामक 
ग्रन्थ की रचना हुई । सृष्टि रचना पर 'छिउ आन ने (मृ० १९२६० पू०) हाइनन 
त्ज' नामक ग्रन्थ लिखा। दाशंनिको में याग ह्यिउग ने त अइ हान' नामक प्रतिष्ठित 
ग्रन्थ की रचना की जिसमे उसने लाओत्जें तथा कनफ्यूसिअस के विचारों में समन्वय 
स्थापित करने की चेष्टा की । 
हानयुगीन साहित्य के प्रतिमाशाली कवियो में स्सु म हि अग, मेई शेग एव त 
सई यग गिने जाते है । छन्‍्द रचना के विधानो का सस्कार करने के साथ ही उनकी 
कविता में भावों की सरलता और स्वाभाविक वर्णन की छटा दिखाई देती है। 
ईसा की तृतीय शती में ह्विक अग नामक एक प्रसिद्ध कवि हुआ जिसकी कविता में 
ताओ सिद्धान्त का प्रवल प्रभाव दिखाई देता हैं। उसने एक सचरणशील कवि- 
समाज की भी स्थापना की । चतुर्थ गती में ल ची वन्धु और उनके बाद सुप्रसिद्ध 
त ओचिएन नामक कवि हुए जिनकी रचनाओं की प्रशसा आजतक होती है। 
ताओ मत की-सी स्वतन्त्रता, विरकक्‍्ति और आत्मस्थिति की भावना उनमें झलकती 
है। चीन में गद्य मे भी रचनाएं होती थी । तृतीय शत्ती के चतुर्थ लेखकों में को 
हुंग सबसे प्रसिद्ध छेखक हुआ । चीनी मापा तथा लिपि-विज्ञान पर ह्य शेन ने एक 
उल्लेखनीय ग्रन्थ की रचना को । 
विज्ञान के गणित और ज्योतिष अग्रो पर इसलिए विशेष ध्यान दिया गया कि 
उनका चीन के दर्शन तथा धामिक विश्वासों से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। 
दैवज्ञो तथा शदुन विंचारको की कला, विद्या एवं विचारधारा अधिकतर उन पर ही 
आध्रित थी | ज्यामिति, बीजगणित और गणित में हानयुग से पूर्व भी कुछ कार्य 
हो चुका था | किन्तु हानयुग में चाँग हेग नामक प्रतिभाशाली विद्वान ने ज्योतिष 
के दो ग्रन्थ रचे । उसके विचार से द्रह्माण्ड एक अण्डें के समान हैं जिसका छिलका 
आकाश और अण्डपीत (जरदी) पृथ्वी है। इपसे यह अनुमान किया जाता है कि 
वह अण्डाकार गोले के समान पृथ्वी की कल्पना करता था। गणित ने इतनी उन्नति 
कर ली थी कि जिससे व्यास का वृत्त से अनुपात, घनत्व फल,सूर्य की उंचाईका करीद- 
करीब ठीक अनुमान तथा साख्यिकी के प्रयोग सम्मब हो गये थे। इसके: 


३८२ विश्व-इतिहास 


सिवा जल-संचालित तथा भूकम्प-चित्रक यन्त्रों का भी चीन में प्रचलन हो 
गया था | 

बद्यकम और शल्य विद्या पर चाग ची ने दो प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखें जिनके आधार पर 
उन विद्याओं का आगे चलकर विस्तार हुआ। ज्वर और उदर रोगो की चिकित्सा 
के लिए उसने वहत-से नसखे लिखे । शत्य विद्या का विशेपज्ञ हान एक नामी वद्य था । 

हान यंग के पहले कागज रेशम से बनाया जाता था जिससे वह महँगा पडता 
था। किन्तु हान युग में वह बॉस से बनाया जाने छगा। टससे कागज सुल्तम हुआ 
और ग्रन्थकारों में अपनी रचनाएँ लिखने का उत्साह बढ गया । पानी से चलने 
वाली चवकी से खेतो में पानी उलीचने ओर अन्न की पिसाई करने में कृपको को 
बड़ी सुविधा हो गयी | सिचाई के लिए नहरें तथा बाँव बना कर पानी जमा करने 
और आवश्यकता पड़ने पर सगहीत जल का वितरण करने का ढग वे लोग जानते थे । 


ललित कलाएं 


स्थापत्य कछा के पुराने अवर्शेप चीन में णायद ःसलिए नहीं मिलते कि वहाँ 
मृतक को दफनाकर उसके ऊपर मकबरा या समाधि बनाने अथवा गफाएँं खोदकर 
उसके साथ आवश्यक कामो की वन्तुएं रखने की प्रथा न थी। उन यगो की स्थापत्य 
कला की एक मात्र द्योतक चीन को दीवार है जो मनप्य की आश्चययजनक कऋृूनियों 
गिनी जाती है । अनुमान किया जाता हु कि झायद प्राचीन णग की इमारते 
कमीवेश उसी ढग की रही होगी जैसी कि बाद की पायी जाती हैँ । ब्मारते प्राय 
एक मन्जिल की बनायी जाती और रगीन खपटो से छायी जाती थी । रकदी पर 
नवकाशी का काम करके इमारतो को सजाते थे । 
प्राचीन काल में ही चीनियो को रगीन और सफेद मिट्टी, ताँवा, कॉसा और 
पत्थर, विशेषकर जेड पत्थर, की चीजे बनाने का शौक रहा है। उनकी बनायी चीजे 
सुडोल और सुन्दर रगीन रेखाओं से विभूषित होती थी । छोटी चीजो से रूकर 
बहुत वड़ी-वडी चीजे वनाने मे भी उनकी कुशलता दिखाई पडती है। उदाहरण 
के लिए कनफ्यूसिअस के मन्दिर का गुम्बद ही ले ठीजिए। उसका वजन एक मन 
तीस सेर है। उस समय के तरह-तरह के छोटे-वडे वरतन, नॉदे, गड़ए, सुराहियाँ, जिन 
पर रगीन अथवा उभरा हुआ काम बनाया जाता था अभी तक प्राप्य हें। अजीव- 
अजीब गक्‍ल और डिजाइन की चीजे प्राचीन युग की वनी हुई मिलती है । कॉसे 
की चीजें शागयुग में ही ऐसी बनने लगी थी जिन का मुकावला वाद के यगो में भी 


चोन ३८३ 


होना दुस्तर रहा | काँसे की बनी जानवरों की विविध आसनस्थ मूर्तियाँ विलक्षण 
एवं आइचर्यजनक हूँ । वडें-बडे घटे और घडियाल चे ऊ युग में भी वनाये जाते 
थे । मनुप्यो एवं पशुओं की उत्कीर्ण मूर्तियों मे सजीवता और गति का अच्छा 
प्रदर्शन मिलता है। काँसे पर की गयी पालिश थीशे की तरह चमकदार और 
प्रतिध्िम्बग्राही होती थी। लूकडी पर नक्‍्काशी का विचित्र काम बनाकर उस पर 
रग-विरगी पालिश की जाती थी जो सम्मवतः विदेशियों से सीखी गयी थी । 

हानयुग में चित्रकला ने भी उन्नति की । बडे पैमाने पर पशुओं, देवी-देवताओ 
तथा प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनने छगे। मनुष्य के चित्रण में पहले से अधिक 
कुगलता और कोमलता दिसाई देती है। रेखाओ के प्रयोग में चीनियो ने इस युग 
में लाघव और को मरूता की ओर विश्ञेप ध्यान देना आरम्म कर दिया था । आगे 
चलकर इसी से उनके चित्रों का महत्त्व बट गया । मिट्टी, वातु अथवा छूकडी की 
चीजो पर विविध प्रकार की नक्काशी और चित्र बना कर सोने-चादी के गगा-जमुनी 
काम मे उन्हें सजाने का उनको खास शौक था । कुछ-ऊुछ पौराणिक ढग की कल्प- 
नाओ तथा अन्तहिंत स्वाभाविक कौतूहूछ के कारण वे देवी-देवताओं की मूत्तियाँ 
तथा पशु-पक्षियों के चित्र कुछ ऐसे रूप में बनाते थे जिसका अस्तित्व वास्तविक 
जगत्‌ में नही केवल काल्पनिक जगत्‌ में ही पाया जा सकता था। उनसे चीनियो 
के कल्पना लोक के सर्जन पर अच्छा प्रकाश पठता हे। सामूहिक चित्रण तथा 
जुलूसों का प्रदर्णन भी उनकी कछा में मिलता है । यद्यपि चीनियों के चित्रों में 
हास्य और भयानक का पुट रहता था तथापि यह माना जाता था कि पशुओं तथा 
मनुष्यों के मानसिक भावों तथा उनकी शारीरिक गतिविधि का प्रदर्शन करने का 
भी वे प्रयल करते थे। सम्राट्‌ ह्य अन ती स्वय अच्छा चित्रकार था और उसने 
चित्रकारों को यथेप्ट प्रोत्साहन दिया। उस णग के चित्रकारों में माओ एन शू 
प्रम॒ण गिना जाता है। हानयुग के अन्तिम काल में यूनानियो और बीद्धो की मिश्रित 
कला चीन में प्रविष्ट हुई । उसका प्रभाव हानयुग के बाद के चित्रों तथा चीनी 
कला पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। हान सम्राटो में व्‌ ती सगीत विद्या का 
केवल प्रेमी ही न था वरनत्‌ उसने दरवार में एक सगीत सभा की स्थापना भी की 
थी जिसमें तत्कालीन सगीताचार्यों की नियुक्ति की गयी थी । 


दर्शन 
दर्शन की ओर चीनियो की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । वहाँ बड़े प्रतिभाशाली 


३८४ विद्व-इतिहास 


और प्रभावशाली दार्शनिक हुए हूँ जिनका स्थान किसी देश या सम्यता के दाशेनिकों 
से कम नही । सव से आश्चर्य की वात तो यह है कि चीन के प्राचीन दार्शनिकों ने 
ऐसे-ऐसे सिद्धान्तो का निरूपण किया है जो प्राचीन काछ के ही नही, वरन्‌ आधुनिक 
काल के दार्शनिक सिद्धान्तो के लिए भी चमत्कारी है । दृप्तरी विचारणीय बात यह 
है कि सामन्‍्त युग की कुव्यवस्था में ही चीन के दर्गन एव काव्य का अभ्युदय हुआ। 
यह कहना अभी तक सम्मव नहीं कि चोउ वध (११२२ ६० पु० से २५० ई० यु० ) 
के पहले चीन के लोगो के सामाजिक अथवा वार्मिक विचार और विश्वास क्‍या 
थे | चोउ युग में जिस प्रकार से उनका प्रस्फुटन हुआ उससे प्रतीत होता है कि 
पहले से ही विचारों और विश्वासो की प्रवल बाराएँ चली आ रही होगी। उस 
यूग के विचारकों में सम्मवत. छः नहीं तो चार मत तो अवदय ही स्पप्ट रूप से 
प्रचलित हो गये थे जो विचार की दृष्टि से गम्मीर और महत्त्वपूर्ण थे। उन विचार- 
धाराओ का सम्बन्ध ऐतिहासिक पृष्ठमृमि से हैं। उन युगों के इतिहास की रूप- 
रेखा पहले लिखी जा चुकी हे इसलिए इतना सकेत करता काफी होगा कि उन युगो 
में एक प्रकार की राज-सत्तात्मक सामन्तशाही थी और हुण, तुर्क तथा तिव्बती लोगों 
के आक्रमण होते रहते थे जिससे साधारण श्रेणी और किसानो, मजदूरों की दशा 
अच्छी न थी। उन पर मुमीवतो के काले बादल मँडराया करते थे । 
उपर्युक्त परिस्थिति में विचारको के सामने कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ उठ खड़ी 
हुईं । पहली यह कि सामाजिक सगठन किस ढग का हो जिससे छोग शान्ति और 
सुख का जीवन व्यतीत कर सके । दूसरी यह कि उस आदर्ण समाज की रचना के 
क्या लक्षण और माघन होने चाहिए । तीसरी यह कि मनुष्यों के आपस में क्या 
कर्तव्य है और उनका समाज तथा प्रकृति से क्या सम्बन्ध है ? चीनियों की ये समस्याएँ 
लौकिक थी, पारछौकिक नहीं, और उनके समाघान के लिए लौकिक साधन ही आव- 
व्यक थे। लोकिक ज्ञान का मापदण्ड प्राकृतिक सृध्टि की व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धान्त 
हैं । प्रकृति निरीक्षण से यह स्पप्ट प्रतीत होता हे कि उसका व्यापार व्यवस्थित 
है उसके नियम स्थायी रूप से विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहते हैँ । इसीलिए 
प्रकृति में अन्योन्याश्रथिता और सहयोग का नियम अवाब रूप से काम करता है। 
अत. प्रकृति को ही शिक्षक और गुर मानना चाहिए। चीनियों का यह.भी विश्वास 
था कि प्रकृति और उसके अवयव एकदम जड नहीं है, वे सब अनुप्राणित है । 
हर एक हिस्से का अपना-अपना प्राण, तेज तथा स्थान हैं। उन सब में सामजस्य 
तथा सहयोग की स्थापना एक विश्वात्मा द्वारा होती हे जिसकी अपनी विशिष्ट 


चीन ३८५. 


सत्ता है और जिसे चीनी त इ एन अथवा शांग तो कहते थे । सृष्टि रूपी प्राकृतिक 
साम्राज्य का वही अधिष्ठाता और सम्राट है। उसका प्रतीक आकाश है जो सारे 
श्राकृतिक जगत्‌ को घेरे हुए है और जिसकी गोद में सारा प्राकृतिक व्यापार व्यवस्थित 
ढंग से चल रहा है। साधारण लोग तो विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसकी कल्पना 
करते होगे, किन्तु शिक्षित विचारक उसको एक व्यापक सत्ता अथवा व्यापक तत्त्व 
मानते थे। वह तत्त्व व्यापक होने पर भी अपनी स्पष्ट एकाकी स्वतन्त्र सत्ता रखता 
था। अन्य देवताओं की भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता त इ एन जैसी थी । प्रकृति की 
विभिन्न शक्तियो और उपर्युक्त सर्वव्यापक तत्त्व के अनुकूल मानव समाज की रचना 
होने से सर्वोदिय, शान्ति, सुख की स्थापना हो सकती है। समाज का प्रत्येक अंग 
और व्यक्ति अपनी-अपनी सीमा अथवा परिधि में अपने स्थान के अनुकूल अपना 
कर्तव्य पालन करे तो मानव समाज के श्रेय और प्रेय के लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है । 
चीनियो का विश्वास था कि मनुष्य का व्यक्तित्व मृत्यु के बाद भी कायम रहता 
है और उस व्यक्तित्व को भी सुख और दुःख का अनुमव होता है। उसकी भी मानव 
समाज की ही नही, वरन्‌ अपने-अपने वेयक्तिक कुल, वश, कुटुम्ब और परिवार की 
भलाई में सक्रिय दिलचस्पी रहती है। उसकी बुराई से उसको वेदना होती है। अतः 
उसका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करने के लिए उसको प्रसन्न रखना उसके 
परिवार वालों का आवश्यक कतंव्य है। चीनियो का यह विश्वास जीवित लोगों 
का दिवगत लोगों से अथवा यो कहिए कि मृत्यु लोक का पितृलोक के साथ अटूट 
सम्बन्ध स्थापित करता था। इसीलिए चीनियो की अपने पूर्वजो और पुरखाो में 
सदा बडी श्रद्धा रही है । 


प्राकृतिक शक्तियों तथा पूर्वजों को स्वानुकूल रखने और उनका सहयोग प्राप्त 
करने के लिए दो बातो की आवश्यकता मानी जाती थी। पहिली यह कि समाज का 
संगठन प्रकृति के प्रतिरूप होना चाहिए । समाज के प्रत्येक अग अथवा व्यक्ति को 
अपनी-अपनी परिधि में अपने निर्दिप्ट कर्तव्यों का पालन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए । 
दूसरी यह कि प्रकृति की शक्तियों तथा पूर्वजों को स्वानुकूल बनाये रखने और 
उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए श्रद्धा एव विधिपूर्वक यजन-याजन, कर्मकाण्ड 
और सस्कार आदि करने चाहिए । पूर्वजों के निर्दिप्ट विधिनिषेध मार्ग का अनुकरण 
श्रद्धापूर्वक करना सफलता का एकमात्र साधन है । 
उपर्युक्त सक्षिप्त वर्णन से यह अनुमान किया जा सकता है कि चीनियो और 
भारत के आर्यो के विश्वासों में पर्याप्त मूलगत समानता है। उनकी विश्वात्मा, 
२५ 


३८६ विश्व-इतिहास 


दैविक शक्तियों तथा पितृल्लेक की कल्पनाएं, मानव-जगत्‌ का उनसे सम्बन्ध, पार- 
स्परिक सहयोग, यज्ञावि, आचार-विचार सम्बन्धी विचारधाराएँ परम्परागत 
नीति-रीति के निर्वाह, व्यवित के कुटुम्ब, वंश और कुल से सम्बन्ध, श्रद्धा, विनय तथा 
शिप्टाचार की कल्पनाएँ आदि सब बाते परस्पर मिछती-जुलती हैँ । ऐसा जात 
पडता हे कि या तो अति पुरातन काल में, जब उनके मूल पुरुष मध्य एशिया अथवा 
तिब्बत में रहते थे, परस्पर दोनी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा या दोनो को एक ही 
सस्कृति के कोप से अपनी-अपनी विचार थाती प्राप्त हुई होगी। इस अनुमान में 
सत्य की सम्भावना किसी अश तक है, किन्तु पर्याप्त प्रमाणो के अभाव में दृढ़तापूर्वेक 
कुछ कहना अभी सम्भव नही । उपर्युक्त समानताओ के रहते हुए भी कुछ विचारणीय 
और गम्भीर विभिन्नताएँ भी प्रतीत होती हैं । एक तो यह कि वेदिक विचारको में 
यह विश्वास था कि सर्वपिरि देविक सत्य में ईश्वरत्व का गुण स्वभाव से है जिससे 
प्रेरित होकर वह सुष्टि की रचना करता हे जिसमे जड-जगम, देव तथा मानव जगत्‌ 
आदि सब कुछ है। वह सर्वव्यापक ही नहीं, सर्वेत्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उसी 
के इच्छानुकूल विश्व का सारा व्यापार चलता है। मनुप्य के उपकार के छिए उसी ने 
आवश्यक कर्तंव्याकर्तंव्य का ज्ञान वेदो के रूप में अवतरित किया । उसकी आतज्ञाओं 
के प्रतिपालन से मनुष्य का ऐहिक और पारछोकिक कल्याण हो सकता है। दूसरी 
बात यह कि चीनी सस्क्ृति का ध्येय मुख्यत. लोकिक ही रहा, किन्तु भारत की 
सस्कृति का प्रवाह धीरे-घीरे पारछोकिकता की ओर हो गया । लोक की ओर से 
विरक्‍त होकर आध्यात्मिकता की ओर भारतीयो की प्रवृत्ति बढती चली गयी । तीसरी 
बात यह कि चीन में पुरोहितो अथवा याज्ञिकों की विशेष श्रेणी या वर्ग न था, किन्तु 
भारत के वर्ण-वर्म में उन्हें विशिष्ट स्थान बाद को दिया गया । यद्यपि समानता 
और असमानता के बहुत-से अन्य रोचक विपय भी है, किन्तु उनके विस्तार के लिए 


यहाँ स्थानाभाव है। 


चीनियो के सिद्धान्त के अनुसार शक्तियाँ दो प्रकार की हैं, अधिकतर उपकारी 
और कुछ अनिष्टकारी भी । उन शक्तियों के प्रतीक बनाकर वे उनको प्रसन्न रखने 
का प्रयत्न करते थे। वहाँ गृह-देवता, ग्राम या नगर के देवता तथा कुछ-वश-देवता के 
सिवा अनेकानेक देवता विभिन्न क्षेत्रो, कार्यो और अवसरो के लिए प्रतिष्ठित थे । 
देवताओ के लिए देवालय, वेदियाँ, विशेष स्थान आदि स्थापित कर दिये गये थे । 
हर एक प्रान्त और स्थान के अपने-अपने देवता थे । त इ एन का पूजन और उसके 
निमित्त यज्ञादि कृत्य एक ऊँचे विशाल खुले हुए चबूतरे पर प्रायः राजा ही करता था ! 


चीन ३८७ 


रन 


इ एन के सिवा व्योम, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारक, राशि, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वर्षा, 
प्र, जछ, पर्वत, खेती आदि के अनेकानेक देवता थे। बहुतों के लिए देवालय वने 
हुए थे ओर अन्यो के लिए स्थान, वेदियाँ आदि वना दी गयी थी | सबसे कुतुहलवर्घक 
वे देवालय थे जिनमे माहित्य देवता, संस्क्षति देवता, विधान के देवता, प्रतिष्ठित 
विचारक तथा प्रख्यात सेनापति, नेता, शहीद आदि प्रतिष्ठित कर दिये जाते थे 
»र उनका भी पूजन किया जाता था। अनिप्टकारी गक्तियों को भी आलयों 
म प्रतिप्यित किया जाता था वयोकि उनकी भी तुप्टि करना आवश्यक था| कमभी- 
क्रमी मन्दिरों मे पाठशाला अथवा न्यायारूय के लिए भी स्थान बना दिया जाता था। 

सुगन्वित द्रव्य तथा घृूपदीप से तथा विविध प्रकार के वलिदानों द्वारा जिनमें 
भोज्य ओर पेय तथा पशु और नरवलि भी शामिल थी, देवताओं का पूजन होता था । 
पूजन मे यज्ञ, मन्त्रपाट, स्तुति के अलावा गाने-बजाने का भी सिलसिला रहता था। 
अनेक प्रकार के आसनों द्वारा वन्दना की जाती थी। 


+। 


त्त 


॥ उप? 


५ /+कू 


चीन के धार्मिक विधान में कुछ उल्लेखनीय विश्येपताएँ मिलती है । पहली यह 
कि उनके धार्मिक विचारों में जटिलता अथवा मनोवृत्ति में असहिष्णुता या कट्टरपन 
नही पाया जाता । सब सम्प्रदायों के प्रति उनके भाव उदार थे जिससे उनकी 
घारणाएँ बहमुखी और मिश्रित रही । दूसरी यह कि उनमें पुरोहितों अथवा 
धर्माधिकारियो का कोई विद्येप वर्ग अथवा वंशानुगत श्रेणी न थी। तीसरी यह 
कि शिप्टाचार और यज्ञादि पृजन-विधान की विविध क्रियाओ एवं विधियों के 
अक्षरशः पालन पर बहुत जोर दिया गया । कतंव्याकतंव्य तथा नैतिकता का 
भाव उनके धर्म का मुख्याधार गिना जाता था । उसकी सहायता से वे व्यवस्थित 
ही नही, वरन्‌ आदर्श समाज का निर्माण करने का प्रयत्न करते रहे । चोथी यह कि 
पूर्वेजो, गुरुजनो और बडे-बूढ़ों के प्रति उनकी अटूठ श्रद्धा रही । उनका सम्मान 
करना और उनके अनुद्यासन का प्रतिपालन करना कुटुम्ब, समाज तथा लोक-कल्याण 
के लिए अनिवार्य गिना जाता था । फलत: सहानुभूति, सुहृदभाव, वफादारी, 
निर्मेल व्यवहार आदि गुणों को सामाजिक जीवन में विद्येप महत्त्व प्राप्त हुआ । 
पाँचवी यह कि राजनीतिक और घ मेक संगठनो में भिन्नता न होने के कारण उनमें 
पारस्परिक संघर्प होने का प्रश्न ही नही उठता था ' 

चीन में एक सम्प्रदाय दैवज्ञों अथवा शकुनज्ञानियों का था जो विविध प्रकार 
की रेखाओं पर विचार करके भविष्य बत॒लाता थ्य । उसका विश्वास था कि बिन्दु 
या तो एक साथ सटे होते है जिससे छकीर बन जाती है या पृथक्‌-पृथक्‌ होते है जिससे 


३८८ विदव-इतिहास 


रेखा टूट जाती है। उनके मेंदों और प्रमेंदों का विचार कर उन्होने चॉसद छः कोने 
वाले चक्र बनाये जो विश्व के सम्पूर्ण रहस्य का उद्घाटन करने में समर्थ समझे 
गये। भग्न रेखा स्त्रीलिग, अकर्मण्यता, सहिष्णुता तथा आधीनता की और सीबी 
लकीर पुल्लिग, सकर्मता और सवलता की प्रतीक मानी गयी । उन्हीं दोनो के अगणित 
सयोजन और वियोजन अथवा योगायोग से विश्व का सत्र व्यापार चछता बताया 
गया क्योकि उन्ही में विग्व की जड़ छिपी हुई थी। आऊाश और पृथ्वी जिन्हें चीनी 
ऐग और यिन कहते हूँ क्रमशः पुर्टिछग और स्श्रीछिंग बताये गये । 


यद्यपि चतुर्थ गती में विदेशियों की सत्ता के कारण कनफ्यूमिअस तथा लाओद्स 
के मती फ्री अवनति हो गयी थी तथापि बौद्ध धर्म ने चीन में उन्नति की । उसका मुल्य 
कारण यह बताया जाता हैँ कि चीनियो का थिप्ट और शिक्षित वर्ग जो उपर्यवत 
चीनी विचारकी का अनुयायी था, बौद्धों को निम्न श्रेणा का समझता था । फदत: 
चीनी बौद्ध मध्य और निम्न श्रेणी में मिलकर काम करने छगें। महायानी वौद्धो 
ने चीनियो को मनुप्य की मरणोपरान्त गति और कर्मानुसार फल का सिद्धान्त 
सिल्लाया । छोगो को यह आव्वासन हुआ कि अन्यायी को अन्ततोगत्वा दंड और 
दलितों का उद्धार होगा । यह विचार चीन की दलित और पीड़ित जनता को 
धर्य और आशा का सम्बल् प्रतीत हुआ जिससे बढ़ प्रभावित हो गयी । इसके सिवा 
वोद्धों के विहार, व्यापारियों के लिए बैक, मालयोदाम एवं ऋय-विक्रय के स्थान भी 
बने गये । व्यापारियों की सहानभूति पाकर विहारों को बन और नृमि प्राप्त होने 
लगी। अपनी जमीन पर बसने वाले छोगो से बौद्धों ने अन्यों की अपेक्षा अच्छा 
बर्ताव किया । यदि असली चीनियो के हाथ में राजसत्ता होती तो झायद बौदाों 
को उतनी सुविधा या अच्छा अवसर न मिलछता । किन्तु हुणो, तुर्कों और तिव्वतियो 
को वीढों के कामो में अधिक दिलचस्पी न होने के कारण उन्होंने उनके रास्ते में 
कोई बावा न डाढी और वे फूलते-फलते रहे । बही नहीं, चीनियो की राज्य के 
प्रति उदासीनता के कारण उन्होंने शिक्षित बीद्धों मे से ही राजकर्मचारी नियुक्त 
किये जिससे बीद्धों का महत्त्व और भी बढ गया और अपने मत के प्रचार करने का 
अमूल्य अवसर भी उन्हें प्राप्त हो गया। खोतान बाद्धो के धर्म का बडा केन्द्र वन गया ४ 
पांचवी शत्ती के दूमरे चरण में तोवा वश ने एक कटरा साम्राज्य स्थापित किया 
जिससे चीनियो का महत्त्व बढ़ता गया । किन्तु तोवा सम्राट ने वौद्ध वर्म के प्रति 
अनुराग दिलाया जिससे चीनी मी अधिकाधिक उस ओर सुकने छगे। वोढ़ों ने 
सम्राट्‌ को अवतारी होने की प्रतिप्ठा दी जिससे उसे ईव्वरत्व की प्रभा उसी प्रकार 


५ 


््ा 


चीन ३८९ 


प्राप्त हुई जैसी कि चीनियो के देवपुत्र की कल्पना द्वारा हुई थी। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि चीन मे वौद्ध धर्म भारतीय बोद्ध धर्म से बहुत कुछ भिन्न हो गया था । उसने 
श्रमणों तथा चीनियो के सिद्धान्तों से लेकर जादू, टोना, आदि अनेक विश्वासों को 
आत्मसात्‌ कर लिया था। अतएव चीन में इस धर्म का प्रचार करने की उनको अधिक 
सुविधा भी हो गयी। 


कन्फ्यूसिअस (५५१ से ४७९ इं० पूृ० तक) 


ससार के इतिहास में छठी शती ई० पू० का विशेष महत्त्व है । उस यूग में 
भारत, फारस तथा यूनान आदि समी देशो में वड़े-वडे महात्मा और विचारक प्रकट 
हुए । चीन के सन्त कनफ्यूसिअस का भी उन महात्माओ मे ऊँचा स्थान है। किवदन्ती 
है कि लू गान्तुग प्रान्त में चीन के प्रसिद्ध सम्राद द्वाग ती के वंश में उनका जन्म 
हुआ था। जब वह तीन वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहान्त हो गया । अतः 
ब॒द्धा माता के पोषण के लिए उन्हे विद्याष्ययन के साथ-साथ घनोपाजेन के लिए 'मी' 
परिश्रम करना पड़ता था । उन्नीस वर्ष की उम्र में उतका विवाह हुआ तथा एक 
पुत्र भी हुआ। कहा जाता हैं कि चार वर्ष के बाद उनका वैवाहिक सम्बन्ध टूट गया । 
वाईस वर्ष में उन्होंने अपना स्वतन्त्र विद्यालय स्थापित कर इतिहास, काव्य तथा 
सदाचार की शिक्षा देना शुरू कर दी । धीरे-वीरे तीन सहस्र विद्यार्थियों को उन्होने 
शिक्षित किया। यद्यपि कन्फ्यूसिअस को उन्नति की आकाक्षा थी तथापि वह किसी 
की कृपा के अभिलापी नही रहे, अपितु स्वतन्त्र प्रवृत्ति के ही रहे । तीस वर्ष तक 
शिक्षा देने के वाद वह एक नगर के मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये (५०१ ई० पू०) । 
वहाँ से बढ़ते-बढते मन्त्री के पद तक पहुँच गये | कहा जाता है कि प्रत्येक स्थिति 
में उनका आचरण एवं शासन शुद्ध, न्‍्यायमूलक एवं आदर्श था | जब कभी वह 
अपने स्वामी को आचार-अभ्रष्ट पाते तव उसकी नौकरी छोडकर अन्यत्र चले जाते थे । 
तेरह वर्ष तक वह इधर-उधर भ्रमण करते रहे, अपमान भी सहते रहे किन्तु अपने 
सिद्धान्त पर अटल रहे । जीवन के अन्तिम कुछ वर्ष उन्होंने साहित्य, इतिहास तथा 
दर्शनों की रचना में व्यतीत किये । कनफ्यूसिअस ने नौ प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना 
की जिनका सम्मान चीन में ही नहीं, वरन्‌ ससार मे आज तक होता आया है। 
तेहत्तर वर्ष की आयु में उतका देहावसान हो गया । तब तक उन्हे अपने देशवासियों 
का चरम आदर तथा अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त हो चुका था । 
कनफ्यूसिअस की घारणा थी कि चीन के पुरातन युग में छोगों का जीवन 


३९० विदव-इतिहास 


और उनके आचार-विचार आदशों थे। तदनुकूल आचरण करने से सर्वथा कल्याण 
की आशा की जा सकती है। शिप्टाचार में ही समाज दृढ़, दीघंजीवी और सुखी 
हो सकता है, अन्यथा दुखी होकर नष्ट हो जाता है। पूर्वजों का सम्मान, आराधन 
और अनुकरण मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। कनफ्यूसिअस का विचार था कि सम्राट, 
सामन्त, कर्मचारी, शिक्षित जन, कृपक तथा मजदूरों को चाहिए कि अपने-अपने 
वर्ग में रहकर अपना-अपना कर्देव्य करते रहे । उसी में सबका कल्याण है। किसी 
भी वर्ग अथवा व्यक्ति को वह जन्मना ऊँचा-नीचा नहीं मानते थे। सबका अपना- 
अपना स्थान और महत्त्व समझते थे। उनके विचार से अपनी परिधि में रहकर 
कर्तव्य पालन करना ही मानव-जीवन का मुख्य उद्देश्य था, तथा वर्गानुसार कर्तव्य 
करना ही धर्म । वर्ग की मर्यादा को तोडने और वर्गो को तोड़-फोडकर व्यतिक्रमण 
करने से सामाजिक व्यवस्था विगड़ जाती है जिससे क्लेश और अन्त में विनाश हो 
जाता है। उनके इस सिद्धान्त से यह न समझना चाहिए कि वह अव्यवस्थित, 
अनियंत्रित, स्वेच्छाचारी या अत्याचारी सामाजिक विघान या शासन के पोपक थे । 
वास्तव में वह उसके विरोधी थे। उनके कथन का साराश्म यह था कि जहाँ व्यक्ति 
अथवा वर्ग अपनी मर्यादा के अनुकूल आचरण करते है वहाँ जीवन मघुर, सुखी और 
शान्‍्त होता है। वह सरल एवं स्वाभाविक जीवन के पक्ष में यहाँ तक थे कि रहन- 
सहन के अलावा बोलने-लिखनें-पढ़ने में भी सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग कृत्रिम 
दली की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते थे। उनके मत में अपने गुणों और कर्मो के अनुसार 
बिना उपद्रव अथवा कान्ति के कोई भी व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे में जा सकता है, 
पर जहाँ कही मी वह हो उसे उस वर्ग के कर्तेव्य का पाछन करना चाहिए । 


कनफ्यूसिअस ने किसी नवीन धर्म या दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचार नही किया । 
जीव मृत्यु, अलोकिक शक्तियों आदि विषयक ऊहापोह से वह बचते रहते थे। 
किल्तु उनका विश्वास था कि अनेकता में एक गम्भीर एकता निहित है। उसका 
समझना और जीवन में स्थापन करना शिक्षा-दीक्षा का मुख्य ध्येय है । प्रत्येक 
व्यक्ति को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कौटुम्बिक जीवन मे ही उसकी 
साधना हो सकती है। मनुप्य को सफलता समाज के द्वारा हो सकती है, विछूग 
होकर नही। समाज या राष्ट्र भी तो अन्ततोगत्वा कुटुम्ब का ही एक विशाल रूप 
है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आचार और कतेव्य का शुद्ध भाव से प्रतिपालन 
करे तो निगचय ही समाज और राष्ट्र सुखी तथा समृद्धिशाली हो सकता है 
मनृष्य को बौद्धिक ज्ञान से अधिक आचरण की आवश्यकता है। अतएंब प्रत्येक 


चीन ३९१ 


व्यक्ति को छोटी-छोटी बातो जैसे उठना-बैठना, बोलना-चालना, खाना-पीना, 
पहनना, चलना-फिरना आदि में भी शिष्टाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। 
क॒तंव्य के यथार्थ पालन में ही अधिकार की रक्षा होती है। कनफ्यूसिअस यद्यपि 
शान्तिप्रिय थे तथापि आवश्यकता पडने पर बल के प्रयोग के वह ॒विरोची न थे । 
फिर भी उनकी घारणा थी कि नतिक वल के सामने शस्त्रास्त्र बछ अन्ततोगत्वा 
नही चल सकता, किन्तु नैतिक वछ की आधार शिला दृढ़ विश्वास, निष्ठा, शुद्धाचरण 


और सहिष्णुता है। 


चीन में पुरातन काल से ताओ' की कल्पना चली आती थी । कनफ्यूसिअस 
के समय में उसका अर्थ था मार्ग! यानी आचरण का पथ। आगे चलकर उस शब्द 
की परिभाषा बदलती गयी । कनफ्यूसिअस की घारणा के अनुसार ताओ' का ध्येय 
आचरण द्वारा सफलता की ओर जाना था जिससे इसी जीवन मे सुख प्राप्त हो सकता 
है। व्यक्ति के सम्बन्ध मे उसका चरम लक्ष्य था नैतिक सदाचार। समाज के सम्बन्ध 
में वही लक्ष्य था न्याय तथा सदाचारपूर्ण विधान । दोनो स्थितियों मे वह सहानुभूति 
तथा प्रेमसहित कम-मार्ग पर चलने का प्रतिपादन करते थे। उन्हे ज्ञान की उतनी 
आवश्यकता न थी । वह सत्ता की नही, वरन्‌ सिद्धान्त की, निष्ठा के साथ उपासना 
तथा सेवा करना सिखाते थे। कनफ्यूसिअस ने देव (व्योम) शब्द का भी प्रयोग 
किया है। उससे उनका अभिप्राय चीनियो के प्रमुख देव तत्त्व से था जो अशरीरी 
होते हुए भी सदाचार, न्याय और विश्ववन्धुत्व पर आरूढ व्यक्ति अथवा समाज की 
सदेव सहायता करता है। कनफ्यूसिअस ऐहिक जीवन को सार्थक और सफल बनाना 
ही परम धर्म समझते थे । पारलो किक चिन्तन में उनकी कोई दिलूचस्पी न थी और 
न उस प्रसग को उन्होने कही भी उठाने का प्रयत्न किया। उनकी राय में जो सिद्धान्त 
विश्व मे स्थापित है और जिससे प्रकृति का नियन्त्रण होता है वही मन्‌प्य तथा समाज 
पर लागू है। अतः सामाजिक विधान चाहे वह धामिक हो अथवा राजनीतिक 
उसी सिद्धान्त का प्रतिरूप है। इस घारणा के अनुकूल सम्राट्‌ का स्थान देव (ति 
एन ) का है। मन्त्री आदि अन्य सत्ताओ और कर्म चारियो का स्थान विश्व व्यापार 
के अनुरूप है और उनका वह स्थान और कर्तव्य निश्चित है। जो कुछ इस लोक में 
है सत्य है। इसमे किसी निहित रहस्य की कल्पना भ्रमात्मक वितण्डा है। इसलिए 
समाज अथवा शासन का मुख्य ध्येय मनुष्य को सुखी रखने के सिवा अन्य कुछ नहीं 
हो सकता | ताओ को छोडने से हानि के सिवा कोई भी लाभ नहीं है । जव कभी 
कही भी अव्यवस्था, अनाचार, अत्याचार या दुराचार दिखाई पडे तव यही समझना 


३९२ विद्व-इतिहास 


चाहिए कि ताओ का उल्लंघन हो रहा है और उस पर यथाश्ञी त्र फिर आरुढ़ हो 
जाने की आवश्यकता है, अन्यथा विनाश अवश्यम्भावी होगा । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि मानव-जीवन को भली-भाति समझना ही वुद्धिमत्ता है। प्रेमसाघना ही 
सदाचरण का मुख्य लक्षण है । 


लाओ त्जे (ि ०४ ई० प्‌ृ० ) 


कुछ लोग कहते है कि छाओत्जे एक कल्पित प्रतीक है, व्यक्ति नहीं ! अधिक 
लोगो का विचार है कि उसका जन्म होनान प्रान्त मे ६०४ ई० पूृ० एक गरीब घर 
में हुआ था। वह कन्क्यू सिअस का समकालीन और चोऊ साम्राज्य के पुस्तकालय का 
अध्यक्ष था । उसका नाम एह्न, उपनाम तन और वश ही था। वह चू राज्य का 
तिवासी था। यद्यपि उसकी विचारधारा भिन्न थी तथापि कनफ्यू सिअजस उसका आदर 
करते थे । राओत्जे ने सम्मवतः सबसे पहले ताओ' का उल्लेख किया । उत्तस 
उसका आशय था कि मनुष्य विश्वतत्त्व का जिससे ससार व्यवस्थित ढंग से चल रहा 
हैं, फिर आश्रय ले । उसने ताओ विचार का सूत्रपात मोटे तौर पर किया था । 
उसके सिद्धान्त मे वस्तु-स्थिति और आदर्श में भेद करना भारी मूल थी । जो कुछ हें 
वही तथ्य है। मनुष्यों ने अपनी अल्प बुद्धि और विधानो के आधार पर अच्छा-वबुरा 
घोषित कर प्राकृतिक जीवन के स्वाभाविक ओर सरल प्रवाह को दूषित कर दिवा 
हैं और वे उसी भँवर में उछलते-तरते हैं। दोष से मुक्त होने पर प्रवाह स्वानाविक 
रूप से चलने रंगेगा। अपनी चेप्टा और प्रयत्न को छोड़कर यदि मनुष्य निरचेष्ट 
ओर निष्क्रिय हो जाय तो सब बाघाएँ आप-से-आप विलीन हो जायेगी । 
'ताओ' विश्व का मूल तत्त्व हैं, किन्तु उससे दो तत्त्व उत्पन्न होते है जिनकी 
सृष्टि के प्रवाह के लिए आवश्यकता है । एक तत्त्व है यंग” और दूसरा है यिनर । 
यग द्योतक है प्रकाश, पुरुपत्व तथा सक्तियता का और अन्धकार, निष्क्रियता तथा 
स्त्रीत्व का द्योतक है यिन' | इन दोनो तत्त्वो की उत्पत्ति मूल तत्त्व ताओ' से ही 
हुई है अतः सिद्धान्तानुसार असली सत्ता तो एक ही है। इस विषय का सूक्ष्म विवेचने 
इ चिग अर्थात्‌ परिवर्तेन' (विवर्तेन) की पुस्तक में किया गया है। कनफ्यूसिअस तथा 
अन्य चीनी विद्वान्‌ तो उसका महत्त्व मानते ही है, आधुनिक मनोविज्ञानी युग का भी 
कथन है कि उक्त ग्रन्थ में चीनियो की सस्क्ृति का सार पाया जाता है। आधुनिक 


यूरोपीय परिभाषा में उसके प्रतिपाद्य विषय के लिए 'साइकिक पैरेललिज्म -ताम 
उपयुक्त है। 


चीत ३९३१ 


इन सिद्धान्तों का विशिष्ट विवेचक त्सोऊ एन, हानयुग में च इ राज्य का 
निवासी था। उसका मत था कि उपर्यकक्‍त दोनों तत्वों के पारस्परिक व्यवहार से ही 
विद्व में परिवर्तंत होता रहता है, ऋतुएँ वदरूती रहती है और प्रकृति एव मनप्य 
पर प्रभाव डालती है । 
लाओत्जे ने उससे एक वार कहा कि पूर्व॑जो की अस्थियाँ गल-सड़ गयी, उनके 
शब्द-मात्र रह गये हैं। उनके आचारों तथा व्यवहारो के कल्पित चित्रों के पीछे दो डना 
मर-मरीचिका का अनुसरण करना है। जीवन को क्ृृत्रिम विधान पर चलाने से 
विशेष छाम नहीं । उसका निर्माण प्रकृति के सिद्धान्त पर होना चाहिए । प्रकृति 
के नियम के लिए उसने ताओ' शब्द का प्रयोग किया । ताओ अनादि काल से 
अनन्त काल तक अक्षण्णरू्पेण चलता रहता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष सभी व्यापार 
उसी के पग्तार मात्र रहे हैं और रहेगे। उसके अनुकल जो कुछ है बह सफल ओर 
ग्रतिकल विफल होगा । जिस प्रकार जड़-जगम उसके ग्रमाव से चल रहे वेसे ही 
भ्रनब्यों को भी उसी प्रवाह में अपने को छोड देना चाहिए । उसके प्रवाह को रोकना 
सरासर पर्खता ही नही, वरन अनिष्टकारक है। भनप्य जब अपनी वृद्धि ओर क्ञान- 
विज्ञान, विधान का सहारा लेता हे तभी वह ताओ से बहुक कर भटकने और विसरने 
लगता हे। ज्ञान, कर्म, इच्छा, सम्पत्ति, पद, इन्द्रियों के सख आर < ख, जीवन-मरण 
सब सारहीन विडम्वना मात्र हे । वे सब स्वप्न के सदुश मिथ्या हँ | यदि धर्म, 
शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा-दीक्षा, आचार-विचार, स्वार्थ और परमार की आका- 
क्षाओं के काल्पनिक भवरजाल में न फँसकर ताओ, के प्रवाह को स्वाभाविक प्रवाह 
में चलने दिया जाय तो फिर न तो कोई समस्या ही रहेगी और न किसी आवश्यकता 
की पति का ही प्रइन रहेगा । समस्याएँ तथा आवश्यकताएं अमात्मक कल्मनाए 
है, फछत: उनकी पूर्ति या अपूर्ति भी स्वप्नवत्‌ नि सार है। प्रकृति के स्वर से स्वर 
मिलाकर, ताओ से सगति जमाकर, प्रकृति का प्रवाह चलने दिया जाय । भान्ति 
और कल्याण का यही नैसगिक मार्ग हे। सुख उसी में हे । छाओत्जे का सिद्धान्त 
इतना सृक्ष्म और गूढ़ है कि व्यवहार में उसको छाना असभव-सा हूँ । वह समाज 
शासन, संगठन, विधि-नियेध को अमगलूकारी कहता था । अत्यन्त ऋान्तिकारी 
होने के कारण उसके मत का चीन के बाहर प्रचार सम्भव न हो सका | चीन में 
भी वह एक सकुचित सम्प्रदाय के समान अविकसित ही रह गया ॥ व्यवद्यार का 
विपय न होकर वह विश्वास का ही विषय वना रहा । अछोकिक कल्पताओं से 
आवेष्टित होने के कारण कालान्तर में वह गुप्त रहस्यात्मक भाव बन गया जिससे 


३९४ विश्व-इतिहास 


अन्ततोगत्वा वह अव्यवस्थित, विछक्षण और विचित्र विचारों का एक चो-चों का 
मुख्या मात्र बन गया । हान युग में वौद्ध धर्म के सम्पर्क से उसका प्रचार हुआ 
जिससे सिद्धों तथा मौनी वावाओं की भरमार और मठों की स्थापना हो गयी । 
लाओत्जे ने 'ताओं और त' विपयक दो भागो के एक ग्रन्थ की रचना की। 
कहा जाता हे कि उप्तकी मत्य सत्तासी वर्ष की आय में हई। 


मोती (१४५० ० प्‌० ? ) 


तीसरा उल्लेखनीय दाश निक मो ती है जिसका कार्यकाल ई०पु० पाँचवी गती 
के अन्तिम दशकों से लेकर चतुर्थ शती के आठवें दद्यक तक होना अनुमान किया 
जाता है। कुछ लोगो की धारणा है कि वह भी कतफ्यूसिअस का कनिष्ट समकालीन 
था। कहा जाता हे कि संग राज्य के सैनिक विभाग में वह रक्षा मन्‍्त्री और एक 
अर्थशास्त्र-विदेपज्ञ था । उसका मत था कि किसी भी कार्य अथवा योजना का 
उद्देश्य उसकी उपादेयता और लाभ पर आश्रित होना चाहिए। परम्परागत विवानों 
या सस्थाओं की सफलता का भी वही सिद्धान्त मापदण्ड हो सकता हैं। निम्तर्ग 
लीला अत्यन्त दरूह तथा अगम्य है। उसी प्रकार अच्छे-बरे की द्याव्वत परिभाषा 
भी या तो स्वरचित हो सकती है अथवा काल्पनिक । अत: उसका आश्रय हँडना युक्ति- 
संगत नहीं प्रतीत होता । वस्तु की उपादेयता और उससे प्राप्य छाम व्यावहारिक 
ही नहीं, अपितु इस परिवर्ततशीछ जगत्‌ का वास्तविक प्राप्य सत्य है। मो ती की 
दूसरी घारणा यह थी कि सहानुभूति, सहयोग एव प्रेम का पूरा परिपाक कुटुम्व 
या वंश में नही हो सकता । वस्तुत: बिना विश्ववन्धुत्व के भाव के मनुष्य में प्रेम 
का प्रकाश अधूरा रहेगा। विश्ववन्बुता के भाव से कुटुम्ब, व, कुल आदि लाम 
उठा सकते हूँ। इसलिए उसकी साधना ही उचित और युक्तिसगत है। उसमें 
प्रेमी तथा प्रेमपात्र दोनो को छाम होता है। अज्ञान तथा स्वार्थंक कारण साधारण 
मनुष्य प्रम के महत्त्व को नहीं समझ पाता । इसीलिए उसमें प्रेम भावना जगाने 
एवं निष्ठा के साथ उस पर उधे आरूढ रखने के लिए प्रेममय तथा न्यायमूर्ति 
परमात्मा के प्रति धामिक चेतना जागृत करना चाहिए जिससे यह विश्वास हो 
जाय कि प्रेम का प्रमाद श्रेय है और उसकी अवहेलना का परिणाम किसी-न-किसी 
रूप में दण्ड है। यही भावना पाप और प्रण्य की रक्षा कर सकती है। केवल 
राज्यवर्धन अथवा अपहरण के लिए यद्ध छेडने का वह विरोधी था। मो ती 
के सिद्धान्त में एक खास आपत्ति यह उठायी गयी कि वह व्यावहारिक ऐहिक 


चीन ३९५ 


लछाभ के साथ स्वार्थहीन प्रेम का सामंजस्य बैठाना चाहता है जो व्यवहारतः 
दुःसाध्य है। 


मेंसिअस अथवा मेंगत्जें (३७२ ई० पु०) 


कनफ्यूसिअस के अनुयायियो में मेन्सिअस का अच्छा स्थान है। उसका विश्वास 
था कि मनुष्य जन्म से अच्छा होता है, किन्तु वह यह नहीं मानता कि वह सर्वंदा 
अच्छा ही रहेगा और सत्य का प्रतिपालन करेगा। हाँ, यदि वह चाहे तो ऐसा कर 
भी सकता है और न चाहे तो उसकी उपेक्षा भी कर सकता है। उसकी राय में मनुष्य 
को विनयपूर्वक मध्य मार्ग का प्रतिपालन करना चाहिए । यदि राष्ट्र में मनुष्य 
मुख्य और शासक गौण है, यदि शासक जनता के हित की हानि करता है तो जनता को 
उसे पदच्युत करने का अधिकार है। मेन्सिअस की दृष्टि में माता-पिता के प्रति 
आदर-सम्मान का भाव रखना सवके छिए आवश्यक है। पत्नी और राजा का भी 
स्थान उनसे उत्तरकर है। 

मेन्सिअस की धारणा का कि मनुष्य प्रकृत्या अच्छा होता है ह्युतत्जे (मु० 
२३५० पू० ) ने घोर विरोध किया। उसकी राय मे मनुप्य की प्रकृति दुप्ट होती 
है क्योंकि उसमे सम्पत्ति एकत्रित करने तथा प्रमुत्व प्राप्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
देखी जाती है । राग, द्वेष, ईर्प्पया से दूर रख कर उसको ठीक रास्ते पर चलाने के 
लिए सिवाय कानून के बन्धन के कोई दूसरा उपाय नही है। सदाचार और शिप्टा- 
चार की मर्याद्दओ की परिभाषा और रक्षा कानून द्वारा ही हो सकती है। 

उपर्यवत दार्शनिक विचारों में से कमफ्यूसिअस और मेन्सिअस के विचारों का 
चीन पर विशेष प्रमाव पडा । तो भी यह न समझता चाहिए कि अन्य विजारको के 
मतों का चीनियो ने परित्याग कर दिया। सभी सिद्धान्तो का चीन में कमोवेश 
आदर किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि साधारण छोगो में उदारता, 
सहिप्णुता ओर गुणग्राहकता का सचार हुआ और साथ ही प्रत्येक मत का कुछ-त- 
कुछ सह्दिचार उनकी विचार परम्परा मे मिला-जुला पाया जाता है। 
बौद्ध धर्म के प्रचारक मध्य एशिया तथा अनाम तक पहुँच चुके थे। यह असम्भव 
नही कि वे ईसा की प्रथम शती से पहले ही चीन पहुँच गये हो किन्तु उत्तरकालीन 
हानवश के सम्राट मिग ती ने एक विद्वान सेनाध्यक्ष चि इन चिग को नियुक्त किया 
कि वह बौद्ध धर्म के ग्रन्थो और विद्वानों को भारत जाकर ले आये | दो वर्ष तक 
खोजने के वाद वह यूची (कुपाण) राज्य से कश्यप मातग और धघर्मरक्षक को कुछ 


३९६ विद्व-दतिहास 


वाद्ध मन्‍्धो के साथ छे गया । दोनों विद्वान मण्य लारत के सिवासी थे । ऊडिनाथ्या 
भेल्व कर भी धर्म प्रचार वे मध्य एशिया गये । बढ़ा मे सीसी सेनाबति के साथ थे 


हान मज्जाद की राजवाबी को याग पहच (६४ ६०७ | । स्याद टू व उनका आदर-सत्कार 


4 


क्रिय श्र ट। ्ाय 45 कजडयन 2>« ः ल्‍न थल आय मन ल्‍ डे री ७340 
किया आर उसके रटने के छिए व्वेत अब्य नाम का विद्ार बनता दियया। कंन्‍्मय 
वक आर बम रबक ने पाच याद्ध बंयो हा पाता भाया में अनयाद किया 


जिनमे £' पृ फ द्रव हु # 27४ 
वसेम बद-चरित्र, जानक, प्र्म-मम्तद्र शामिश्र थ | कारन मे बाह 


ग 


इ डै 


स्पक्ट्प हैँ >> 775८ सर जज 3 _ाान्का 5 कटने कर अमन अप न #हे 
की आर बचाना वश्यप हा से आकासल सेट छथ | उ्यव: बे बाला धारओाति पार 


कर ८ के 
विचारा से भ्न्न समेतल 4 || 


है. +कओओ ३६ आ कं करके ७-० अआक >2 ्शाइिलल 3 कह 
4३ | ड्र+३ शँ १३ कयू७ र्प | 2 !4 क्र + 


कर रा हक शक तक न 
है, से दू ले जनता बन्जने की, सिसे मे ।। दो झर लियोन ;यते जाना भ्रम वाद ह] 
दि च् न हर “ के रत] हु जी 
खाना दा गत सं झा ते या जार से - जहा आप पक | थे लय 
5 न्क हो ही स्ज् बन न्क की | ४2% 
ऊाकि मे सावन पंत सलुष्द भार लगी बनाने | प्रण्त्त करते ६ | गमारन से उीपन से 
जब 
न्‍ा अ्थ + बा _- र ता का 
चीजवा का दगाव था । भैगि:ढ् #पात ५५४ की 2252  37 270 7 । 
का जि, जि ख्क का टी आकर नि टोफज 
पाप सजा सतावदन्द फावस फो उस यान को नाथ >स्‍्न ये हिस् भी कृण्ट् 
५ बा >>! की + 8 कक तक 
दाग उस सादा सस्यदाय से सम्बन्यित एमह्न 3 कायी मास गया व दादा 
पक न अत छः 
जप विचार वाया दा स्पागत फिपा दया: आज 8 मन: 
न 7 नम न बम रन +क +ह डे का हि न्क्प ्क जे 
हे मिड था। ददाहरग वी सिम बानी इम सेर सथाचार नो 7, म्त्त्क दत ५ | 
हे हा 0 ली शक ५ [अं यू रे हे उप वय+ 
लवाप्रतक स्था उन्‍-सा दइता हे दादा बन ]-ा[ 208 8 आई 22203 सा का | पाडएल 
्> म्क त्द्रय रे मी न कि हा >> _ह के कप 
है कब ॥ खट है, ाडिदटानिल्ट, सह आकी मात |ज्म-ू 5 था 27:57 ( 
अल 7५८. > 7: 5 नृः मर 
है नी से छा | हयन ने «ा। पीतिया से पनपानन बिच जज दर 
जज हट व: अड बा 5 जो जि 
+ वीरग वाद सत्र था दति दमफ 75 "हक डक तल यह एक आप किया 75 
35 दम पक मर अंक कली हा है न «४६ 
ताड बंद का ताजा सस्क्दाव ४ सम्द स्थित 7] समन थे ! 
अत के आर 


| 


$ ११ 


£ः भ न 
कक >>: अफिन्डूओ 3००8० कू०--०2०क->+७ जा... >> व ४ रिफंड, 
पाई जाय त बाद का हा पा >> के, फिल्‍्क ॥ झा सडमिज- 


वाह दलाल नहा मिलता । उेबल कही-कठी सलछक मिल साती हे । 824 
हा बता हुआ एक बाद मच्दिर (सत्य) जन्हंं नगर में मोज़द था; टैसा ही दसरी' 
रच शक न 2] ७ जब ्ध उ्क के हे न्द्ने 222५ तु 
आता में छायाग मे बाद्वी की सल्‍्या बढ़ने नशा उनकी सरग्राएं साखहने का सफेल 

+ पति 


मिछता # | 
क्रानूतन का मत 


उपर्यकत मतों के सिवा एक ओर उल्केखनीय मत है जिसको कानून का मस्त 


चीन ३९७ 


कह सकते हूँ | उनके प्रचारको में कुअनत्जे, गंगयंग और हान फ्रीइत्ज़े के नाम 
लिये जाते है । उनका कहना था कि मनुष्य स्वभावत: दुप्ट और अन्नानी है, किन्तु 
उसमें सुधरने तथा ज्ञानोपार्जन करने की गक्ति है। इसीलिए उसका नियन्त्रण 
कानून द्वारा होना आवश्यक हैं । उनकी घारणा थी कि मनुष्य तो आते-जाते और 
बदलते रहते है, किन्तु कानून स्थिर रहता है। विना कानून के समाज का वनता 
ओर चलता, मले-बुरे की पहचान तया कर्तंव्याकर्त व्य का ज्ञान होना असम्भव है। 
इसलिए व्यक्तियो का ध्यात छोडकर कानून का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। हा, 
प्मय-समय पर आवश्यकतानुसार कानून में परिवर्तत अवग्य हो सकता है। 
इस सिद्धान्त म पहला दोप तो यह हैं कि वह ऐसे कानूनो की कल्पना करता है. जो 
सर्वधा अच्छे और अटल हो । मनृष्य ही कानून बनाते, बदलते, उनका प्रतिपालन 
अयवा उल्लंघन करते है। उनका प्रभाव और उनकी प्रतिक्रिया के महत्त्व की, कानून 
वालो का मत अवहेलना करता है। यह कहना कि बुरे कानून भी कानूनों के एकान्त 
अमाव में अच्छे है सर्वथा चिन्त्य और भ्रमात्मक है। उस मत का विद्येप महत्त्व केवल 
इतना हो सकता है कि वह कानून के राज्य की वनिस्वत व्यक्तियों के राज्य को 
अच्छा मानता हे । 

इस प्रसग॒ में यह भी जानना आवश्यक है कि प्राचीन चीन में प्रकृतिवादियों 


का नाम त्पुयेन है जो शान्यग का निवासी था। उसके अनुनार काप्ठ, अग्नि, मिद्ठी, 
जल और धातु ये पाँच मुख्य तत्त्व है जिनके उछट-फेर से उत्पत्ति तथा विनाश की 
विभिन्न व्यवस्थाएँ होती रहती हैँ । भू-मण्डल में केवल एक ही महाद्वीप नहीं है 
जिसके अन्तर्गत चीन हे । उसमे नो महाद्वीप है जिनके मध्य में एक विज्ञारु पर्वत 
है । सृष्टि तथा संहार के सिद्धान्त को उसने ज्योतिष तया राजनीति के क्षेत्र मे 
लागू बताकर उप्तकी सत्यता सिद्ध करने का प्रयत्न किया | 


कनफ्यूसिजस तथा मो दी के सिद्धान्तों का घोर विरोधक यग चू (३९०३० ) 
हुआ । उसका मत था कि मनुप्य का जीवन ही दूषित ओर व्यर्थ हैं। अतः यही 
ठीक जान पडता है कि उसमे जहाँ तक सम्भव हो सके सुख की अनुमति प्राप्त की 
जाय। उसके साधन में किसी अन्य के विचारों और भावनाओं का लिहाज न करना 
चाहिए। प्रशसा अथवा निन्‍्दा से अन्त में व्यक्ति को कोई लाभ नही होता, समवत: 
हानि ही होती है| ये केवर नि.सार शब्द-मात्र हैं । अपनी इच्छाओं, अभिलापाजओो, 
आक़ांक्षाओं, वासनाओं की यथाशक्ति और यथासाध्य इसी लोक में पूर्ति कर सुख 


३९८ विश्व-इतिहास 


प्राप्त करना ही समझदार मनृष्य का कतेव्य है। कहनें-सुनने वाले जो चाहे कहें 
सुनें । इस मत की भारत के चार्वाक के मत से बहुत कुछ पटरी बेठती है । 


तृतीय शत्ती ई० तक बौद्ध धर्म ने चीन में काफी प्रभाव जमा लिया था । उसके 
प्रचारक भारत के सिवा सीलोन, तुकिस्तान, अफगानिस्तान से भी गये थे। भारतीय 
विद्वानों में प्राप्ति-मोक्ष सूत्र' के अनुवादक घर्मकल (२५०ई० ), योगाचारी, श्लीमित्र 
(३०७ ई० ), नागार्जुन-मत-प्रचारक प्रकाण्ड विद्वान कुमारजीव (३४४४---४१३ ) 
आदि थे। बौद्ध घर्म की हीनयान तथा महायान शाखाओ के अनेकानेक ग्रन्थों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया गया । सैकड़ो विहारो और चैत्यों की स्थापना हुईं और 
बोद्ध घर्म, विशेषतः उसकी महायान शाखा ने चीन में शीघत्नता से उन्नति करता 
आरम्म कर दिया | चीनियों में भी बौद्ध धर्म के अच्छे-अच्छे विद्दान्‌ उत्पन्न हो 
गये । सिन वश्ञ के राजत्व काल में (२६५--४२० ई० ) वौद्ध घर्मं को राज्य को 
ओर से काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । साधारण छोगो तथा विद्वानों के सिवा चीन 
के कुछ राजे भी वाद्ध धर्म मे दीक्षित होकर प्रचार कार्य करने छगें। उनमें से छिअग 
वू ती का नाम विशेपत. उल्लेखनीय है। स्वय प्रवचन करने के सिवा उसने वौद्ध घर्म 
के त्रिपिटकों के चीनी रुपान्तरों का संग्रह कराया । अहिसा के सिद्धान्त से प्रेरित 
होकर पशु वलि बन्द करने की आज्ञा भी उसने प्रचारित की । वह स्वय मास तक 
नखाता था। उसके सिवा कई अन्य सम्नाटो ने भी वोद्ध धर्म के प्रचार मे उत्साह 
दिखाया । दक्षिणी चीन में भी जोरों के साथ प्रचार होता रहा। वहाँ की राजधानी 
नानकिंग में सात सौ चैंत्य थे ओर सहस्रो वोद्ध रहते थे। चतुर्थ शती के समाप्त होने 
तक पर्चिमोत्तर चीन के नब्बे प्रतिशत निवासी बौद्ध-घर्मानयायी हो गये थे । 


बौद्ध घर्म के कारण मारत की संस्क्ृति का चीन पर भारी प्रभाव पड़ा । यद्यपि 
चीनियो ने उसमें ताओं, कनफ्यूसिअस आदि के कुछ सिद्धान्तों को मिलाकर उसे 
और भी सुबोध और लोकप्रिय वना दिया तथापि उसकी मौलिक रूपरेखा मिटने 
नही पायी । महायान का वहाँ विशेष आदर हुआ क्योकि वोधिसत्व और अमिताभ 
की कल्पनाओं से चीनी वहुत प्रभावित थे। कुछ नये बौद्ध सम्प्रदायो की भी चीन 
में उत्तत्ति हुई । चीन के स्थापत्य, मूतिकला और साहित्य पर भी बौद्ध धर्म की 
छाप रंग गयी । चीन में अनेक देवताओ की कल्पना, कमसिद्धान्त, पुनर्जेन्म, जगम 
प्राणियों के प्रति सहानुभूति और दयामाव, योग, ध्यान, सावत, भक्ति, ताम स्मरण 
आदि का प्रचार बौद्ध धर्म द्वारा हुआ। भारत की चीन को देन जितने महत्त्व की थी 
चीनियो ने उतनी ही उदारता और सम्मान के साथ उसका स्वागत भी क्रिया ) 


शब्दानक्रमणिका 


श॒व्दानुक्मणिक 


ञ 


अंकारा ३३ 
अक्कद प्रदेश २, ४, ५, ६, १३, ३२ 
अखेतातोन ४६ 
अगेद ४ 
अग्रमेन्य” ३११ 
अग्रिया १०५ 
अग्निपिना ११०, १११ 
अजन्ता १९५ 
अदन १९ 
अध्यक्ष (शकन, उरसू ) ६२ 
अन' ११ 
अनन्त गाग ३३७ 
अनाचारी शासक २३३, २६४ 
अनाहिता ३११, ३१४ 
अनित्तस ३३ 
अनिल देवता ७ 
अन' या अनू देवता ७, १७ 
अनेक्षागोरस २३९, २७४ 
अन्तजे रेब्सीज ३०५ 
अपोल देवता १५७ 
अफगानिस्तान १७५ 
' अफ्रीका १, ८२९, ८५, ९२ 
अवाइस २६ 
'अमरदी' ३१७ 
अमरी १७५ 
अभेरिका १ 
अरगोलछिस २२८ 
अरजवा ३३ 
अरदई २९७ 

रद 


अरब २, ५५, ६४, ६९६ 

अरब सागर २३ 

अरबर्नी ९८ 

अरेल, अरबेला ५६, २४६--४७ 

अरस्तु २४८, २७१-७२, २७६, २७९ 

अराकोशिया ३२१ 

अरिच्ना ३९ 

अरिस्टोडामा २५२ 

अरिस्टोफीज २९० 

अर्दशीर १२२, ३२८ 

अलवूर्ज २९७ 

अलयत्तेस ७२ 

अलारिक १३३ 

अल्पियन १५५ 

अलेक्जेण्डर ६९, ८८, ११९, १२१, 
१५२, २१३, २३९१, २४५, २४७, 
२८७, २९२, २९५, २३०५, ३२२ 

अलेक्जण्डिया १०१, ११९६, २५०, २९५ 
२७८ 

अवतार २०३ 

अवन्ति १७७ 

अशदाद ६५ 

अशुर ५६ 

अज्योक १२८, १७९, २०१ 

अश्वघोप १९४ 

अदृगुर, अशर नगर ५६, ६९ 

असीरियन लोग ५६ 

असीरिया १२, ३४, ४१, ४२, ५५, 

हु ५९, ६०, ६४, ६९, २८९, २९ ४- 

९६ 

असुर १७५ 


४०२ 


अस्कलान ६५ 

अस्त्यगस ७२ 

अहव ६६ 

अहमास ४४ 

अहुरमजदा ३११, ३१२, ३१४, ३३२ 
अहेरिन ३१३ 

अहिमन १६६ 


ञा 


आइसिस २५, ३० 

आइसोक्रटीज २४४ 

आईन का आधार ५ 

आक्टेविअस १०४, १०५, १०६, ११३ 

आक्स नदी ३२१ 

आगस्टनयुग १५१ 

आगस्ट्स १०७, १२५, १२६, 
९५१, १५२, १५८, ३२३ 

आग्नेयवणी १७५ 

आजीविक १९७ 

आतोन ४६ 

आमनमुहेत' २६ 

आमोन ३४६, ४८ 

आम्मी २४८ 

आयोनियन २२१ 

आरगस २३१ 

आरफिज्म २८७ 

आरमइक ३१४ 

आरमीनिया ४२, ५५, ५६, ११४, 
११५, ११९, १३०, १३१, ३०५, 
३२१, ३२८ 

आरमेएन ६५ 

आरियन १२८, १३२ 

आरिलिअस एण्टोनिअस ११३, ११५ 

आरेलियन १२४, १२५ 

आकेंडियन २२१ 

आरतेमिस' ७२ 

आयें १७५, १७६, १८३, १८४, १९३, 
१९६, २०९ 


१२७, 


विद्व-इतिहास 


आर्यावर्त १७६, १८२, १९४ २०८ 
आलछमनी १२३ 

आलान १३२ 

आलिक्ट्राइडस २६७ 

आल्पूस ८६, ८९ 

आमूरनजिर॒पाल ५६, ५७ 
आयगृरवानी पाल ५८, ६१ 

आश्रम सिद्धान्त १८७ 

आहर ३११ 

आहुर सजदा १६६, दे” अहुरमजदा' 


डर 


इअ ३९ 

इएन्ना ४ 

इओलियन २२ 

इखनातोन ४५, ४७ 

इजराइरएू ५७, ६६ 

इटली ७६, ७९, ८५, ८९, ९४, १००, 
१११, १२३ 

इट्रिया ७५ 

इण्डो आये ३२, २२१, २९९ 

इण्डोचीन १६८ 

इण्डोनेशिया १६८ 

“इनन्ना' ११ 

इतरस ३५९ 

इन्द्र ४३ 

इपिइ्स ८९ 

इम होतेप २० 

इम्पेरेटर १०७ 

इराक ४, १७० 

इरास १२४ 

इरित्र ३ 

इलियड २८८ 

इलीरिया ८९ 

इल्लियंकस ३९ 

डष्टर १८ 

इष्टवेग २९८ 

“इसिना १२ 


इब्दानुक्रमणिका 


् 


ईरूस २४५, ३०६ 

ईज्ईल १६१ 

इनेइड १५० 

'ईन्नताम' ३ 

'ईरान! ६, १७, ४२, ७२, ९३, १६८, 
२९५ 

ईसा १६० 

ईसाई धर्म १२७, १२८, १३०, १३२, 
१३५, १५६, १६२, २८८, ३३० 


उ 


उतु ११ 

उत्तर वैदिक २०४, २०५, २०९ 
उनमिआ २९६ 

उपनिषत्‌ृ-काल १८८ 

उम्म ३, ४ 

उर ३, ४, ५, ११, १२ 
उरनिघर ३ 


हर 
ऊरुक १२ 


ऊरनम्म्‌ ५ 
ऋषणभ' २०९ 
ए्‌ 
एकी' ७ 
एकबताना २९८, ३१४, ३२० 
एकरान ६५ 
एकियन २२१, २२२, २५२ 
एक्रिटस १४२ 
एक्लीसिआ २३५ 
एखतोन ३४ 
एग्रिपिता १२१ 
एपटिका २२०, २३२ 
एटेलिक ७४ 
एटोलियव २५२ 


४०३ 


एडियाटिक ७३ 

एडियानोपल १३२ 

एण्टनी १०४, १०५, १०६ 

एण्टिआक १२१ 

एण्टिआकस ८९, ९० 

एण्टीगोनस- १७८, २५२, २५३ 

एण्टीपेटर २५३ 

एण्टोनाइन ११७ 

एण्टोनियन ११३ 

एथीनियन २३२ 

एथेन्स ८९, ११८, १५२, १७२, 
२२३, २२५, २३१, २६५ 

एनमिस ८ 

एनाटोलिया ५७, ६५, १२३, २१७ 

एनाबवेसिस २८१ 

एनिक्स मेण्डर २६९ 

एनेक्सिमिनस २७० 

एनेटोलिया ३२ 

एण्टिस्थेनीज २७७ 

एयामिनाण्डस २२९ 

एपिक्यूरस २७७ 

एपिक्रेंट्स १६३ 

एपिरस १३३, २२० 

एपोलो' २८४ 

कएफरोडाइट' २६७ 

एमेनहोतेप ४२ 

एमोरित १२, १३ 

एम्पिडाक्लीज २७० 

एरिओविस्टस ९९ 

एरिद्‌ ३ 

एल' ८३ 

एलसीबायडीज २४१ 

एलागेवेल्स १२०, १२६१ 

एलाम ५, २९८, २९४5 

एलिआ २७० 

एलिस्सा ८२ 

एलोरा १९५ 

एल्युसियन २८७ 


४0०0४ 

एशिया १, ३े, १७, १८, १९, ४०, 
४४, ५०, ११४८, १४६, १५७, 
१७२. १७५, २४६, २९४ 


एशियामाइनर ५५, ७ १, दे० ए ० कोचक 
एशियाई कोचक १३, २३, ३२, ३५, 
७१, ७३, १२४, २२०, २४५, 
२६५, २८०, २८२, ३२१ 
एशियाई तुर्की ३२ 
एपमा ३११ 
एस्फाइलस २९० 
एस्सुरहदा ५८ 
पे 
ऐग ३८८ 
ऐमेनहोतेप ४२, ४५, ४६ 
ऐल १७६ 


ओ 


“ओरिजनस' १५१ 
ओलम्पिया २४५ 
ओविड १५१ 
ओसिरिस २५, ३० 


क्‌ 


कण्ववश १८० 

कन आनी ६५ 

कनिष्क १८१ 

कन्फ्यूसिअस ३३८, ३४१, ३५४, ३५९, 
३८९ 

कपिलवस्तु १९७ 

कमी शिया क्यरिआटा ७६ 

कमी शिया द्राइव्यू ठापोप्यकाइ' ७८ 

कमी शिया या सेन्चरियाठा, ७८ 

कमोडिअस ११७ 

कम्बिसस ३०० 

कम्बोज १७६ 

कम्यूनिस्ट १३५ 

कर, कृषिपर, भारत में २०४ 


विश्व-इतिहास 


करनक २६ 

कलख ५६, ५७ 

कलिंग १८१ 

कलोन १३१ 

काका ३९ 

कश्मीर १७६, १८३ 

कश्यप मातग ३९५ 

कस्सर ३३ 

कस्सी १३, ३२, ४३, ५५ 

--का' (सूक्ष्म शरीर) २१, २५ 

काइरस ६९ 

काईमी रियन ७१ 

काओत्सू ३५३ 

काकेशियने ५६ 

काकेशिया ३, १७५, २९५ 

कान्सल ७८, ८५, ९९, ९८, १०० 

कान्स्टेण्टाइन १२९७, १३०, १३१, १६३ 

कान्स्टेण्टिअस १२५, १३० 

कान्स्टेण्टिनोपुल १६३ 

कान्स्टेन्स १३० 

कामशास्त्र १९३, १९४ 

काम्पिल्य १७६ 

कायक्षत्रस २९८ 

कायरस २९८, २९९ 

कारागर ४३ 

कार्थेज ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ८८, 
९२, ९८, २२४ 

कार्नक ४५ 

कासिका ७५, ८६ 

कालिदास १९४ 

कालेज १५८ 

काशी १७६, १९३ 

किश ३, ४ 

किशराज ३ 

कोट्स १५० 

कुजीन ४० 

कुम्मिया ४० 

कुरुश २३५ 


कुदिस्तान ४२, २४७, २९७ 
कुशाण १२२, १८२, २९५ 
कऊंपक २० ६ 

केटलीन ९७ 

केटो १५१ 

केपिटोलइन ७६ 
केपिटोलाइन १४९ 

केपुआ ८७ 

केपेडोशिया २९८ 

केप्री ११० 

केरकेला ११९, १२१, १४७ 
केरस' १२५ 

क्ेरेस' १५७ 

केरोनिया २४४, २४५ 
केलीगुला ११०  - 

केल्ट ९८ 

केल्डिया ६४, ६९ 

केसिअस १०४, ११६ 


शब्दामकमणिका 


'क्ंद्ेस्टर! २७ 


खल्दिया २९६ 
खानावदोदश २१ 
खिताई ३३७ 
खुरासान २९६ 
खेंडगिरि 
खोतान ३८८ 


ग 
गणदश १३ 


गणराज्य ८०, १०४, १८० 


गन्वार १७६ 
गर्गोविआ ९९ 
गाइग्रेज या गूगू ७१ 
गाजा ५७, ६५ 
गाथ, ६५, १२३ 


कोपनिकस १७ गाथा ३१४ _ 
कोरिन्थ २२०, २२५, २२८, २३०, २४० गानिकस २४५ 
कोरी' ८३ ग्रान्धार-शैली १९५ 
कोलिसियम' ११२, १४५, १४७ गायस १५५ 

कोसलू १७६ गाल ९६, ९८, ९९, 
कोौटठिल्य १९०, २१० ११६, १२४, १३९१ 
कौरव १७६ गालिक ९९ 
कौशाम्बी १७६ गिरिबन्रज १७७ 
क्‍्यूनीफार्म लिपि ९, ३२, ३१० गिलगमिश १०, १६ 
करिन्टस कूविअस १५० गुडिया ५ 

ऋरीमिया ९२ गुणाढ्य १९४ 

क्रीट २१७, २२१ गुत्ति ५ 

क्रीसस १०० गुरुकुल १९३ . 
क्रीस्थनीज' २४१ गृढरहस्यात्मवाद २७४ 


क्लाडिअस १००, ११०, १२० 
कलाडिअस प्लीनी १५२ 
क्लिओपेट्रा १०१, १०४ १०५ 
क्लियोमेनीज २५२ 
क्लीरिनस १५७ 

क्लेरिसनी १२९ 


गृहस्थाश्रम १८८ 
गेरसिआा' ८४ 

गेलन १५२ हि 
गेलेरिअस १२५, १२७ 
गेल्वा १११ 
ग्रोडोफरनीज १८०, 


१०७, 


'डु ण्प्‌ 


११२, 


४० दर 


गोदावरी १६९ 

गोप' २११ 

ग्राम २०४ 

ग्रीक ७६, ८१, ८९ 

ग्रीक प्छाटर्स १५० 

ग्रीक प्लूटार्क १४९, १५२ 

ग्रीस ३, ६, १४, ६५, ७२, ९२, १०५, 
२२० 

ग्रेंशियन १३२ 


चच 


चगकओ ३३७ 

चन्द्रगप्त द्वितीय १८२ 

चन्द्रगप्त मौर्य १७८, २०६ 

चुन्द्रमणि १९४ 

चम्पा २१४ 

चाँगहेंग ३८१ 

चाइल्ड ? 

चाऊ ली ३८८ 

चाणक्य १९५ 

चि-इन २४६, ३५०, 

बिग ति एन ३४४७ 

चि-इन चिग ३९५ 

चीन ६, ५५, १३०, 
२६०, २२५ 

चेक ३३३ 

चेनफोग ३३८ 

चोऊ ३४४, ३४९, ३५१ 


जे 


जगरास ५, ४२, २९१ 

जग्गिसी ४ 

जन २०४ 

जनसभा” रोम की ८४, 
१००, १०८ 

जयवर्मा २१३ 


जरथुप्ट्र २०१, ३१३, ३२७ 
जमंन ९८ 


३५२, ३५३ 


१६८, १८८, 


९५, ९८, 


विव्व-इतिहास 


जर्मनी ९९ 

जलपवा ३३ 

जस्टिनिअन १५५ 

जान १६१ 

जापान १९५ 

जावा १६८ 

'जिग्गुरता १७, ७० 

जिनोफेनीज २७३ 

जिनोविया १२४ 

जिनोविया सेप्टेमिया १२३ 

जिहोवा ६६ 

जीनी २७०, २७७ 

जुगार्था ९२, ९६ 

जुपिटर १५६ 

जुलियस सीजर ९७, ९८, ९९, १०१, 
_ १०४ १४९, १५३ 

जुवेनाल १५१ 

जुसजेन्टिअम' १५४ 

'जुससिविलिस' १५४ 

जूडा ५७, ६६, ६७ 

जुना २१५७, २३० 

जूलिआ ११९ 

जूलिआ मेइसा १२१ 

जूलिएनस ११७ 

जूलिओक्लाडियन १११ 

जूलियन १३० 

जूलिया डोम्ना १२० 

जेनस १ ५७ 

जेनोफेंन २८० 

जेंस्सलम ६६, ११२, १६०, 

जेरेक्सीज २३६ 

जेरोबोअम ६६ 

जेला १०१ 

जन १८६,६१८७, १९४ 

जन धम १९७, २९८ 

जोसेर २० 

'ज्येप्टक' २११ 

ज्योस २८४ 


३१५ 


शब्दानक्रमणिका 


झगर १७३ 
झूकर १७३ 


ट 


टाइटस १४५७५, १४८ 

टाइवर ७४, ७६, ९२, १०२ 
टाइबेरिअस १०९, ११० 
टाजिलिकुट ४१ 

टारस ९१ 

टायर ६६, ७०, २४६ 
टारक्यूनिअस ७६ 

टालमी ८९, ९०, १०० दे० टोलेमी 
“टिगलाथ पिलीजर' ५६, ५७ 
टेगारा २२८ 

टेरेन्स १५० 

देसिटस १४९ 

टोलेमी १७, २५३, २५४ 
ट्यूटन ९६, 

ट्यूनीसिआ ८२ 

ट्राइव्यून ७७, ७९, ९५ 

ट्राय २१९, २२१, २१२ 

ट्रजन ११३, ११४, १४८ 
ट्रोजन २२२, २४६ 


ड 


डायोजेनीज २७९ 

(डिक्टेटर! ७८ 

डिसाक्तरिटस २७१ 

“डिमोटिक रेड 

डीलियन लीग २३७ 

डेन्यूब १०९, ११२, ११३, ११६, १२३, 
१३२, १३४ 

डेमास्थनीज १५२, २४४, २९१ 

डेरिअस प्रथम २३६ 

डेविड ६६ 

डेशिया ११४ 


४०७ 


डेशिवेलस ११४7 
डोमी शियन ११२ 
डोमीशिया ११३ 
डोमेटिअन १४९, १५८ 
डोरियन २२१, २२५ 
ड्राइ बोनियस ११३ 
ड्रेकी २३३ 

त्‌ 


तक्षशिक्ला १७६, १७८, १९२, २०६ 
तम्मूज १८ 
'वरनवी' ४० 
'तवरण' ३९० 
ताई ४५ 
ताओ' ३६०, ३६१, ३९१ 
तानितदेवी ८३ 
ताप्ती १७० 
ताम्रलिप्ति १६९ 
तिनिया' १५६ 
तिव्बत ३४०, ३६६, ३८५ 
ती' ३४३ 
तीतिएन ३४९ 
तीनिया ७५ 
तीरइन्स २२१ 
तीर्थकर २०३ 
तृगचो ३६० 
तुगुस १३०, ३४० 
तुधलियस ३३ 
तुर्क १३०, ३४४, ३५६ 
तुषरद् ४१ 
तूताखामेव ४७ 
तेलिपिनस ३३ 
तेलिपिनू ३९ 
तेशब ३९ 
तोबा' ३६५, ३६७, ३२८८ 
तोरमाण १८३ 
थृ 
थूटमस ४२ 


'डण्ट 


थंटमीस ८४ 

थटमीजाडयः १४५ 

शर्माषती! ९७ 

थधिनिस २३ 

थिज्रोडोसिअस १३२, १५५ 
थेंडस २४७ 

थेबीज २६, ४४, ४५, ५०, २२० 
थेमिस्टाक्लीज २३८ 
थेल्स २६९, २७०, 
श्ेवइड' १५१ 
थेंसली २२१, २२० 
थ्यूसिडाइडीज २८० 
थ्योरियन १७ 


२७८ 


द्‌ 


दजला नदी ५५, ५६, ६९ 


बन 


दजला-फरात १, २, ३, १३, ५५, १३५, -- 


२४६, २९६, ३२० 
दत्तीस ३०३ 
दमिश्क ५७, ११४, २५३ 
दरयावोश ३०१ 
दरशरुकिन ५७ 
दस्यु १७५ 
दानव १७५ 
दारा २४९, ३०२ 
दाहक्रिया १८ 
दिओदस ३१९ 
दिमितर ८३ *' 
देमेट्रिअस २६१ 
देवपीठ १७ 
देवाना प्रिय” ३७ 
दैत्य १७५ 
द्रविड़ १७५, १८०, २९६ 


घ / 


घननन्द १७८, २०६ 
घमरक्षक ३९५ 


जिंधव-इत्तिहप्स' 


नर्गए र२४ 

ननियों' ६२७ 

नझर ४७ 

नवूनेंद ३०० 

नवोनिदस' ७१ 

नम्मू ५ 

नरगल' ११ 

नरमसिन' ४, ३२ 

नमंदा १६९, १७० 

नर्वा ११३ 

नवनर' ११ 

तसुद्रज ३११ 

नाग १८२ 

नानकिंग ३९८ 

नासत्य ४३ 
“निआकंस ८८, 
निकोमीडिया १२५ 
“निनमह ७ 

निनेवह ४०, ५६९, ५८, ६९ 
निफतस २ 

नियति! १९९ 

'निर्वाण' १९८, १९९, २०१ 
निपाद १७५ 

नीरो २ 4 ०, ५ १ ९ 
नीलनदी २, १९, २२९, २६, ५०. 
| ५५, ६५४, २४६, २९६ 
नुत' २५ 

नूसिह गुप्त १८३ 

नेपच्यन १५७ 

नेबरम्मानी विन वछृत १६ 
नेबकेद नजर' ७० 

नेवी पोलस्सर ६९ 

नेश ३३९ 

'नोम' (कुटुब या प्रात ) २०, २३, २५५ 
नोमार्क २५५ 

नोसस १७, २१८ 


शब्दानुक्रमणिका 


नौकरशाही २३ 
न्यूबिया २३, २६, ४८, ५१, ३०० 
न्यूमीडिया ८८, ९२ 


पु 


पच महायज्ञ १९६ 

'पच शुभगणी शासकों का युग ११३ 

पंचाल १७६ 

प्‌जाव १६९, १७३, १७८ 

'पखती” ६३ 

पनचाओ ३५८ 

पपक १२२ 

परमेनीडीज २७० 

परमेनाइडीज २७४ 

परशिया २९८, ३०१ 

'परसुमश २९६ 

परसूआ २९५, २९७ 

परिनिर्वाण १९८ 

'परिवर्तनशीलता' २७१ 

परुप्णी १७६ 

पर्यंसत्तीस २४९ 

पसिअस १५७२ 

पसिपोलिस २४७, ३११ 

पश्चिमी गाथ १३०, १३२, १३३ 

पह्लुव १८० 

पाइथागोरस १७, २७०, २७५, २७९, 
२८१ 

पाटलिपुत्र १७७, १९३, २०६, २१० 

पाण्टस ९२ 

पाण्टिफेक्समेक्सिमस १५७ 

पान्तिआँ' १४७ 

पाम्पिआई १११ 

पाम्पे ९७, १००, १०४ 

पारतक्क ३१९ 

पारथिआ ९०, १२२, २९५, ३१९, 
३२३ 

पाथियन १००, १०४ 

पार्थेतान २४०, २९२ 


४७०९ 


पाल १५५ 

पालमाइरा १२३, १२४ १२५ 

पिरस ८१, ८९ 

पिरामिड २१, २८ 

पिस ३३ 

पिसिट्रेसन २३४ 

पुराण २०३ 

पुरु २४८ 

पुरुपखड ३३ 

पुप्यमित्र १८० 

पूग २११ 

पूर्वी गाथ १३०, १३२ 

पूर्वी हान ३२५९ 

पुसिअस ८८ 

पेट्रीशियन ७५, ७७, ७९, ९३, १२२ 

पेट्रोनियल १५१ 

पेनीटिअस १५९ 

पेनोनिआ ११७ 

पेपाइरस २५, २८, २९, ३१० 

पेपीनियन १५५ 

पेरा २० 

पेराक्लीज २३८, २३९ 

पेरिएनडर २२१, 

पेरीनोज ८६ 

पेलोपोनेसस २२५, 
२३७ 

पेलोपोनोसियन लीग २३७, २४० 

पेलेसेज' ६५ 

पेलेस्टाइन ११२, २५९, ३२३ 

पेशावर १८१ 

पेपी २१ 

पैंठन १८२ 

पो ७३ 

पोओक २९८ 

पोपनिअस १५१ 

धोरनई' २६७ 

पोलस १५७ 

पोलिटिक्स' २८३ 


२२८, २३०, 


है 

+. आए... जुनीी ' ३ 
पदववादन २८४६ 
प्रामदानजथस १७९ 


१२७ 


प्रोटागोरस 

प्लाटी २३६, ३०३ 

प्लोचियन 3५, ७ 
2४६, 2५२ 


$ दतिपान पे १ 
ड़ चर ५ ठ्े 


विश्व-इतिहात 


फ्रेको १३१ 
फ्लेविञ्स वेस्पेसिअन १११, ११२ 
पछेवियन ११२ 


वे 


बाला १५७ 

वआल हम्मोन ८३ 

बंगदाद २ 

वर्बर ४८, १२३, १२८, १३२, १३६, 
२९६, ३२१ 

वर्मा १६८ 

बल्कान १२३, २२१ 

वहराम १२५ 

बाल ६६ 

वास्फोरस १२४ 

विन्दुसार १७९ 

विम्बसार १७७ 

बद्धभगवान १९१ 

है 8  अ  . 

बूली २३५ 

बेकेनाल २८७ 

वेघलहम २६० 

वेधीनिया ८८ 

बेवीकान १४, १५, ३३, ४०, ५६, 
६४, ६९, ७१, २५९, २९९ 

वेबीलोनिया १, २, १२, १८, ५५, 

_ ६०, ९१, ३१६ 

बेल १७ 

वेलेरिआअन १२३ 

बेल्जियम ९८ 

बेंपिनि २४५ 

बेंसमस ३०७ 

बक्टिया २६०, २६ 

वागजकुद ३३, ३७, ६ 

बोराबदर १९६ 

बीइफरनस १५७ 

बीडवबर्म १७९, 
१९४, १९८, 


३१* 


प्रजा 
२४०५, 


4 # ५ ८3, २ ८ ८, 


५ 


१८ 
२० 


भ व... ५०-०० सण०७०७।/०8३७० ७०९ (टअपमतकनकथा+> सवार ५१ उप काम कलकनके/ऊ+ ३१-३० तर हरिक ३ म्ा+ ९० आन कद-क9१७ ००30 +०+जनननननीनिनालनान५9यक्ककनात-+- 3 न ननन कक न न न नननन नल नानक नव सकल का न 
'>जमै, फकत--रलनीली जीत िै-ग७4 कलर आज 5 


नअलल 


न्क् 


जे लक ८०2० ७ज+ ० 


दशब्दानुक्रमणिका 


ब्रह्मपुत्र १६९ 

ब्रह्ययल १८५ ेु 

वराह्मगण १८४, १८६, १९२, १६९९ 
ब्रिटिश ८० 

ब्रिटेन ९९, ११२, ११७ 

व्रिण्डिजिअस १०० 


मे 


भगवदगीता १८७ 
भरुकच्छ १६९ 


भारतवर्ष १, ६, १६८, २४७, २६१ 
भेरिघोष १७९ 


मं 


मकदूनिया ८७, ८९, ९०, १०५, २२५, 
२४६ 

मकरान ३०० 

म्ग” २९८ 
मध्यएशिया ३, ५६ 
भध्य-सागर ३, ७३ 
मनिया १५६ 
सनीपी ३३१ 

मन्त्‌ १९० 

'मन्तुस' १५६ 
भन्तु' छ्ण्‌ 

मन्दा १०१ 

मरतू ५ 

. मरदक १८, ७० 

' मरसा- १३० 

मराथान २३६ 

मरियम ३०० 

मरुत्‌ ४३ 

मर्यन्नी ४३ 

मरूय २१४ 

मसिलिया ९८ 

महात्मा ईसा १६० 
महापद्मनन्द १७७ 

महायान १८१, २०२ 


४११ 


माइनास २१८ 

माइसीन ४८, ६५, २१९, २२१ 
माइसेनी २१९ 

मानव १७६ 

मानिकस २४५ 


मनी ३३०, २३१ 

मारकीपोलो ३३७ 

मार्केस आरिलियस ११५ 

मार्शल १ 

मार्स १५६ 

मिट्टनी ३२, ३४, ३२६ ४२, ५५९ ६०८ 
२९५ 

मित्र ३११, ३१२ 

मित्रकदेश ३४ 

मिथिला १७६ 

मिथ्व ४३, १५७ 

मिश्वदेतस ३२१, ३२२ 


मिथ्रवर्म १६६ 
मिश्रेडस १०१ 
मिनर्वा १४९ 


मिनाण्डर २६१ 

मियान १५०७ 

मिलान १२५ 

मिन्न ५१, न, डरे, ७ १४, १९, ४२९, 
१०५, १२४, १७३, ३००, ३३७ 

मीड ७१, २९६९, २९७ 

मीडिया ५९, २९६ 

मरसिलम ३३ 


मसोनिया १४२ 


भेक्सिमितिअस १२५, १२७ 
भेगीडो ४५ 

मेग्रेस्थनीज १७८ 

मेंडेशिया ११३ 


मेडीटेशन १५२ 


मेण्टीनिआ २२३ 

मेम्फिस नगर २५, २६, ३०० 
मेरिअस ९६, ९७ 

मेसिनस १०५ 


जी का 

के कीतक- बल कक डर 

मसी टिया १०५, २२५, २४६, 
सजः टनिया 

'मिसोाना ८९ 

ल्ड प्मं; 3 अत या 

कईुरी ६० १ 4 2, जय, 3 ५०, ८२, 

ध्ट हक / ० हक 

५० शी ४5२, ३४२० 

धन जक 


के 
बरद ३१४ 
मारनमोंदडी ३ 
बस साशझ्ाए ८ 
माटा क़ ८३ 


यंग वे ३९७ 
घममदढ़ ३३ 

लक ऋ कुल 4८ फ् 

समता हू ५ ई। ५ ज्े0 
पहुनद धड 


सांग डा मी नयांद ३३६, ३५१ 


(६६ फर्श 9 पड 37 / ०७१ 

जा हे रे ४ +%)0, >> 4“) 2५८ 

मदाफत ४४ +५ ५४५, 9४६, २ ४, 

है 

यमान 2५९, ४५९ 

परोष ३९. 3०% १०२, १०९, १३१ 
९ 


ग। 


विश्व-इतिहास 


राइसिमेकस २५३ 
रामेसेज (तृतीय) ४८ 
रायचर १७० 
(राजा! २०४ 
परिपब्लिक ग्रन्ध्‌ २५२ 
रिमसिन १२ 
रुविकन १०० 
रूफस १४२ 
रोक्षनी २४८ 
रोन नदी ८६ 
राम ३, ६, ७६, २३१ 
“रोमनेस्क १४७ 
रोवसेनिया २५३ 

ल 


लक्सर ४८ 

लगश ३, ४, ९ 
लबरस ३३ 
लरमा १२ 

लग १५६ 
लाओत्ने ३९२ 
लाइ जरिअन ९८ 
लाइवर पेटर १५७ 
लाउफर्मस २२८ 
'छाज' २८२ 
लिअग दूती ३९८ 
लिक्षओं ३४० 
छिउ ३५९ 

लिठ थयुआन ३६३ 
लिच्छवि १८२ 
लिविअ्रम एण्डोण्टो निकेस 2५४९ 
लियी १४९ 


लछीडिया ५९, २३३, २३५, २४६, २६५, 


5 बै 
ठटगगशान ३४४ 
लठ्फन २ ध्झ्‌ 
छूरिस्तात ४३ 
लमिज्षस ११६ 
छूसियन १५२, १६५ 


क्र 


है. 


ड्ड 


न 
# 05 
३७, 


घिब्व-इतिहास 


द्डा 


सिसरा ९७, १०५, १५०, २५१, १०९ 
सिसछी ७७५७, ८५, ८६, ८७, २२४ 


सीक्याग ३३६ 
सागर १२६, १२७, १६३०, २५८ 


सीवियन ९२ 

सीपिआ ८७ 

सीरिया २, ४, १४, ३३, ९१, २१०७ 
१२१, ११६, १५९, १६५, १७९, 
१५९, २२९ 

सीरिया-पेलेस्टाइन ६४ 

सास्ताव २४७, ३२०, ३२ 

सुएवे २९ 

सुदामस १७६ 

सुप्पिलिपुस ३ 

सुसालूल्यूमरा ४२ 

सुबन्ध १९४ 

सुमरिया ६ 

सुमर २, ४, ६, १३ 

सुभेरियन ३, २१० 

सुमेरिया १, २, १०, १५, ४५, ५5, 


सूनत्नफकाल १८८, १८९, १९० 

सूर्य ४३ 

सूसा ५९, ३०१ 

सेम्संठस एम्पिरिकस १६४ 

भेमे्ठटम ८६ 

सेदनोलिया १४६ 
है 


सनायाही १2१ 

* सनमरेस' २६ 
सनेदा २५२ 
सनेकरिय ०७७ 
नंद (०३, रेस्ट 


गसार उट, 3 

है मम 5 # हर *, २ का +ः १० बीकक 

पदण्ट्मस सुंवरंशस २२८, २९०, ६३६९: 
ट्रक | ५ 
भ्क 


शब्दानुक्रमणिका 


सेलमिस ३०५ 

सेला ९७ 

सेलिटस २३५ 

सेलेमिस २३६ 

सेल्यूकन ९१, १७८, २५३, २५८, 
जज 

सेवाइन ७६ 

सेट्रप ३१७ 

सोलन २३३, २३४ की 

सोशल्िस्ट १३५ 

सौर वर्ष २४ 

स्काइधियन ५९, २९८, ३०१ 

स्काटलैण्ड ११२ 

स्केप्टिक्स मत १६४ 

स्ठारियस १५१ 

स्टिलिको १३३ 

स्टोइक मत १५९ 

'स्टोाइज्म' २७८ 

स्थानिका २११ 

स्पार्टा ७२, २२५, २४०, २४३, २६६ 

स्पादा सम्मेलन २२९ 

स्पेन ८२, ८६, ८७, १०१, १०५, १११ 

स्मरना ७3२ 

स्थाम ३४० 

स्वर्णमूमि! १८१ 

स्वर्णयन २१५५, १८३, २४०, २७२, 


० 
य्‌२१० 


5 


हँगरी १७५ 

हरवमन २९५ 

हटवटाई ९९ 

हृत्तमस ३२, ३३ 
हन्तिलिस ३३ 

हव्शदेश ५१९ 

हब्ण ८८, १७०५ 
हमदान २९५६, २९८ 
हम्मगता! १२, १३, १६ 


ऊझ$» ४) 


४१५ 


हेयकिकुल १७७ 
हरमहरव ४७ 

हरमीज २८४ 
हरक्यूलीज २५० 
हरप्पा १७०, १७५ 
हरिअन २९५ 

हरियत ३४ | 

हर्गी ४२ 

हलय ३३, ३८ 

हलिअस नदी ९१ 

हलास ३२ 

हल्दी घाटी २३६ 
हस्तिनापुर १७६ 
हाइरोग्लिफिक २९ 

हाल १, १९४ 

हानवंध ३५३ 

हानवृती ३५४ . 
हालिस ७१, २९८, ३०६ 
हागपसत ४४. - 

हि अगनू ३६५, ३६८ 
“हिकसीस' ३१, ४४, ४९, ५५ 
ह्ट्टी 2५ ३े, १४, ३८, ४२, ४८, ५५, 

५६, २९५ 

हित्तुसस ३७, ४० 
हिन्दुकुश २०६, ३२७ 
हिन्दूबर्म २०२, २०३ 
हिपिअस ३०२ 
हिप्रोकेटस २७९ 
हित्रू ३६, ६१, ६३, ६५, ६७ 
हिरात २९६ 
हिराकलस १२० 
हिरेक्लीटस २७४ 
हिरोक्लिस २७९ 
'हिसारलिका २२३ 
हिहतू या खत्तू ३२ 
हीनयान २०२ 

हुग ३८१ 

* रर्फी २७० 


दर रह ल्‍आे छ 
« 

है कला अल पा श; ००] ह ली 
ट एड # २? री 
2.०5 है. पी +$ $ ४ 
रा रोष हे हम जम 
जे ७८ औरक- कह तकंश का ये 

त ईद आपस 


> लक न 
कक | | जब्त 
किट ऑयल ७, ४ 
पक कै + 
है 0४७४ कह पलक दि अ5 
रु ३ श्ई ॥ $* न कु; । रू व्छा फल 
रा भी 
कट क०कुराच॥ -++ की 7+कररम्कक बट 
है ६६६५१ टड्‌ 
के ०८ पट हा प 
न्कजक डाल २० अं ५7८ 
्‌«आटि ५०८०४, ४० 
न 
इहलचू ४८४०आाट्रत 7 
कं] ह स्पा ई चर जप 
हब ० कक 4५ 
जे काफी ही कमाए हू न, 
४ १”“%| «६ ः कि 
ब् शक ऊऋ को जे 
> द2चकत * श्ग कब 
/“जा्टाइस २८०, ३०३ 
अप्ए'ओऋ 5 ५9 पा 
का की भा कीं 
| की + हि भर (८, 
हि तह च््क 
४ डी वाअ ७ 
बन नि  #भ5 
एन को हा लय न 
 /चआओा दाीलछस र प्‌ 
>> 
की 3] 0 आओ या प्रा 4 ५ 
4. कक उन 
श के 
दर दिफ ष् ध 


दी 


श्किति 
#*र/ 


विद्व-इतिहास 


'हिललेनिका' २८० 

हेलेनिज्म २७८ 

हेल्किअस ११७ 

हेसिभड़ २६४, २८९ 

हेसुड ३ 

होनोरिअस १३३ 

हामर १४९, १५०, 
२६४, २८८ 

होरस! २५ 

टाम ३०७ 


ह्वांगती ३३८, ३५०, 


ज्ञागहा रे३े६९, 
३५०१ 

क्षत्रिय १८४ 

क्षद्र्ञोंक ३१३ 

क्षात्र वल १८५ 


२२२, 


३५२ 
२३७, 


२६१, 


३३९, 
















| सागर 
व दी सा ही 


सके 









जु नल रे )ओ, 
मन ल्‍ रथ हे 
स्याषआ अं 





प्राचीन मिस और मेसेपंटेमिया 


>#४9567. 





मान चित्र सं० १ 





मान चित्र सं० २ 


चि्क 


६ ०४ ४02) ४५ 


79 *7। 





« २० “« 


* कपडे 5 अन्‍+ 


[ 


२९ ॥९ ४9 ९ 6 


* ०४ %02] 3०) ४७ 





१ ०४ 52] ४2४५ 





